आचार्य रामदेव डिपाठी 


माध्यमिक 


हिन्दी व्याकरण एवं रचना 


CC-O. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha. 


लेखक की अन्य कृतियाँ 


अ7लोधना-- 
(१) हिन्दी भाषा का बिकास- -राधाक्ृषण प्रकाशन, दिल्ली 
(उत्तर-प्रदेश-सरकार से पुरस्कृत) 
(२) भाषा बिज्ञान की भारतीय परंपरा भौर पाणिनि --बि [र-राष्ट्रभाषा- 
परिषद्‌, पटना 
(३) हिन्दी भाषानुशासन--बिहार हिन्दी ग्रन्थ अ कादमी, पटना 
(४) हिन्दी भाषा विज्ञान - ,, SR 1 
(५) माध्यमिक हिन्दी व्याकरण भौर रचना-- 
आवासीय पटना सेन्ट्रल स्कल, पटना-२० 
(६) सं क्षिप्त भोजपुरी ब्याकर ग--भोजपुरी अकादमी, पटना 
. (७) संस्कृत्‌ धातु पाठ--यन्वस्थ 
(८) बाशिति कौ भाषिक दृध्टि--भपूण 


10 


काव्य-- 


(१) धॅमरबी (विभौपष विजय, प्रबन्वकाब्य) --गिरिश प्रकाशन, पटना 
(२) चुमिरन (भोजपुरी मुक्तक कविताएँ)--शान्ता प्रकाशन, पटना 

(२) भतिरथी (अजु न विजय)--प्रबन्ध काब्य--यन्त्ास्थ 

(४) चतुष्पय--(मुक्‍तक, गीत) ---नक्ष्मी पुस्तकालय, पटना 

(५) दुविधा (मुक्तक कवित।ए)--यन्हास्थ 

(६) प्राध्यान शतकम्‌ --सं स्कृत स्फुः कविनाएँ--यहास्थ 


निबन्ध-- 
(१) समाज भोर साहित्य-यन्टास्थ 
(२) वन्दे मातरम्‌-- 5 
पाठ्य पुस्तक-- 


(१) संस्कृत की तीसरी से लेकर दकती तक की सभी पाठय पुस्तकों का 
~ |. लेखत या समीक्षण--पाठय पुस्तक प्रशन निगम, पटना 
(२) संक्कृत सीखे-यन्द्रास्थ 


स्थायी पता-द्वारा डा | 
CC-O. Dr. Ramdev Tripathi आज ५ bs ४१: पलव रवाळ Gyaan Kosha 


कने 


माध्यमिक हिन्दी व्याकरण एवं रचना 


माध्यमिक विद्यालयों, १० २ इन्टरमी ब्यट महाविद्यालयों तथा समकक्ष 
मेतरहाट आवासीय विद्यालय, तिलैया सँनिवः स्कूल एवं अखिल भारतीय 
पब्लिक स्कूल प्रतियोगिता पर॑क्षाओो के लिए उपयोगी 


आचार्य रामदेव त्रिपाठी, डी० लिट 
एम ०ए० (संस्कृत एवं हिन्दी), व्याकरण च यं, साहित्या चायं, न्यायशास्त्री, साहित्यरत्न 
सेवा-निवृत्त प्राचायं, नेतरहाट उनता महाविद्यालय एवं पब्जिक स्कूल 
तथा बिजिटिग प्रोफेसर, संस्कृत विश्व विद्यालय, दरभंगा 


« प्रकाशक 


आवासीय पटना सेन्ट्रल रकूल 


C-O. Dr. Ramdev Tripathi Collection at कब ई बीग) परिभी2३०००/ Siddhanta eGangotri Gyaan ॥९०5॥ 


12 


MADHYAMIK HINDI VYAKARAN AVAM RACHANA. 
by 
Acharya Ramadeva Thipathy, D. Litt. 
Price : Rs. 15/- 


माध्यमिक हिन्दी व्याकरण एवं रचना 


प्रकाशक : डा० बाई० के० सुदर्शन 
भावसीय पटना सेन्ट्रल स्कूल 
ककड़बाग, पटना-२० 
सर्वाधिकार : लेखकाधीन 
संस्करण ; प्रथम, १९८५ 
प्राप्तिस्थान : भावासोय पटना सेन्ट्रल स्कूल विद्यापुरी, 


क कुडबाग, पटना-२० 


मूल्य : २० 0 लम्हावरष्)२,. 0. 


मुद्रक : जयदुर्गा प्रस, नया ढोला, पडना»४ 


CC-O. Dr. Ramdev Tripathi Collection. at Sarai(CSDS). Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


हिन्दी व्याकरण के थ्ाधार स्तम्भ 
पं० महावीर प्रसाद द्विवेदी 


पं० कामता प्रसाद गु 
तथा 


आचार्य किशोरी दास वाजपेयी 
को 


स्ताव्इर्‌ स्ञस्त त्त 


--रामदेव त्रिपाठी 


C-O. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosr 


आचाय रामदेव त्रिपाठी डी० लिट 


' (क) प्रारम्भ में गुरुकुल पद्धति ( जिपमें पाणितीय व्याकरण की अष्टाध्यायी). 
महाभाष्य आदि तथा वेइ, उपनिषद्‌ आदि आध ग्रन्थ थे ) द्वारा, अध्ययन । ! 
' (ख) तदनन्तर संस्कृत की टोल पद्धति (प्राचीन) से अध्ययन : 


प्रथमा-्याकरण साहित्य १६३३ प्रथम श्रेणी शास्ट्री-स। हत्य ,, प्रथम श्रेणी 
मध्यमा- ,, »„ १९३६ , „, वाचारय-व्याकरण १६४० ; 5. 
शास्त्यी-व्याकरण १९९८१ ` शास्ती न्याय RT 422 
मध्चमा-न्बाथ १६३९ , ,, आचायं-साहित्थ १६४१ „» अर. 
! (ग) अन्ततः आधुनिक (अंगरेजी) पद्धति से भध्ययस : 
मेट्रिक पटना विश्वविद्यालय (१६४३)--मिले में प्रथम स्थान प्राष्त करे 
छाठ़ावृच्चि प्राप्त । 
बी०ह० आनसं , 


र » (१६४७), संस्कृत ऑआंततते -- प्रथम श्रणी मै प्रथम 
स्थान । स्वर्णपदक तथा स्नातकोत्तर छात्नवृत्ति, जो पूरे राज्य में कैवल छह थी। 
सा हित्यरत्न - हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग (१६४७)--प्रथम श्रेणी । 
एम०ए० (संस्कृत) पटना विश्वविद्यालय (१९४९)-प्रथम श्रोणी में प्रथम स्थान। 
स्वर्णपदक तथा २०० २० की पुस्तको द्वारा पुरस्कृत; शोध छात्रवृत्ति भी। 
एम० ए० हिन्दी--पटना विश्वविद्यालय--(१६६४) प्रथम श्रेणी । 


४ डी०लिट०--बिहार यायल ९६७)-शोध विषय : “भाषा विज्ञाक 
ECO, Dr. २०००५की "रित «परि आए “कि नि 22० By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


3 
Ei 


पृष्ठभूमि 


आलोचना और तुलना की दृष्टि से हिन्दी व्याकरण की प्राय: सभी महत्त्व- 
पूणे प्रतकों को गंभीरता से पढ़ने का सुयोग मुझे १६६४ में मिला । हिन्दी का 
एम" ए८ देने में भाषाविज्ञान के ध्ध्ययन के लिए व्याकरण का अध्ययन, मनन भी 
मुझ लाभप्रद, आवश्यक लगा । इरुकै पूर्व मेट्रिक, अआई० ए०, बी० ए० में परीक्षा 
सत्र की दृष्टि से पत्लवग्राही अध्ययन ही हुआ था। परिणामतः मैं इस निष्कर्ष पर 
पहुँचा कि--(१) हिन्दी व्याकरण भी अप्रजी व्याकरण के ही शीषको के अनुसार 
अध्याय-विभाग कर लिखने में अधिक स्पष्टता होगी, क्योंकि (क) दोनों थाघुनिक 
तथा विश्लेष-प्रधान भाषाएँ हैं, और (ख) हिन्दी का विकास (विशेषतः काल 
रचना) अंग्रेजी भाषा के प्रकाश में ही हुआ है। (२) परन्तु हिन्दी की पद-रचना 
(प्रत्यय, विभक्ति, सन्धि, समास आदि) तथा वाक्य-रचना पूर्णतः संस्कृत की 
नुवत्तिनी है, अतः हिन्दी व्याकरण का शरीर, गति, सस्कार सस्कृत व्याकरण 
क। अनुसरण करगे, परिधान अंग्रेजी व्याकरण का। (३) इसलिए हिन्दी (या 
किसी भी आधुनिक भाषा) का आधुनिक व्याकरण पाणिति की सूत्र पद्धति से 
लिक्वना कठिन और असुविधा-प्रद ही नहीं, भलाभप्रद भी होगा। (४) किन्तु 
वस्तुस्थिति यह है कि हिन्दी के वयाकरणों ने इसका क्षंतुलन नहीं रखा है। 
किसी पर संस्कृत व्याकरण का उचित अनुपात से अधिक दवाब पड़ गया है, किसी 
पर अंग्रजी का । (५) अंग्रजी व्याकरण के ढर पर लिखनेवाले ही विषय अधिक 
स्पष्ट कर सके हैं, किन्तु विवेचन में उनसे भी बहुत स्खलन हो गए हैं। कारण यह 
है कि साहित्यिक उच्च हिन्दी के ७० प्रतिशत शब्द शुद्ध संस्कृत के हैं, जिनका 
निर्माण संस्कृत के नियमों (प्रत्यय, संधि, समास भादि) के अनुसार हुआ है । हिन्दी 


०० हवया ससत कार क हः रचो क अह इ अभ 


(८) 


जिन्हे पाणिनीय व्याकरण के कृत्‌, तद्धित, भादि प्रत्ययों; सुप्‌, तिङ, विभवितयों, 
धातु, प्रातिपदिक आदि प्रकृतियों; सन्धि, कारक, समास आदि प्रक्रियाओं का गहरा 
ज्ञान नहीं था, वे हिन्दी भाषा के पदों, वाक्यो का सही विश्लेषण ही नहीं कर 
पाये । भब तक सर्वाधिक पुर्ण तथा सुन्दरतम मौलिक व्याकरण के लेखक 
स्व० कामता प्रसाद गुरु भी इस त्न.टि से मुक्त नहीं हो सके । (६) विश्लेषण 
के लिए हिन्दी की निजी विशेषता के विकास का भी ज्ञान आवश्यक है। 
उदाहरणार्थ, हिन्दी वाले यह नहीं समझ सके कि 'परिषद्‌-पत्विका', 'सुहद-संघ', 
'संसद्‌-सदस्य' अशुद्ध शब्द है, सन्धि से सवंत्र द्‌ का त्‌ हो जाएगा; अन्यथा उद्पात, 
उद्साह आदि प्रयोग होने लगेगे। यदि मनोकामना बनाएंगे, तो पुरस्कार नहीं, 
पुरोकार बन्ने लगेगा। पुनपंरीक्षा होगा, तो अन्तःपुर नहीं अन्तपु र होने लगेगा । 


(गुरु के सन्धि नियम ८१ से अधः+-गति =भधोगति के अनुसार अन्तः+- गत = 
भन्तोगत क्यों नहीं हुआ, अन्तर्गत कसे हो गया ? इस प्रकार को त्रूटियाँ सन्धि, 


उपसगे, समास, कृत्‌ प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय, कारक, विभक्ति, काल, संयुक्त क्रिया 
सभौ के विचारों में हुई हैं । गुरु ने ठीक ही विश्लेषण किया है कि हिन्दी ने वाच्य 
के छह प्रकार विकसित कर लिये हैं। उसमें न संस्कृत की भाँति तीन (या चार) 
वाच्य हे, न अंग्रेजी की भाँति दो। किन्तु किशोरीदास वाजपेयी ने संस्कृत 
के आधार पर उसका अनुचित खंडन कर दिया है। वाजपेयी जी का 
“हिन्दी शब्दानुशासन' भी व्याकरण का स्वतंत्र पूर्ण ग्रन्थ नहीं। वह केवल 
कुछ टिप्पणियों; सुझावो' से भरा है। व्याकरण की भोर पुस्तक तो संकलन 
मात्र है । 


१६६७ में जिस समय मैने अपना शोध प्रबन्ध लिखकर उसे प्रकाशनाथे 
राष्ट्रभाषा परिषद्‌, बिहार, पटना को दिया, उसी समय मैंने बिहार कै कीत्ति-प्राप्त 
प्रकाशकों से अनुरोध किया था कि यदि वे प्रकाशित करने का वचन दें तो मैं एक 
आधुनिक हिन्दी व्याकरण लिख । किन्तु प्रकाशकों ने हिन्दी के दो-दो महारथियों 
(डा० वासुदेव नन्दन प्रसाद तथा डा० वचनदेव कुमार) की रचनाएँ प्रकाशित 
करने के बाद इसकी उपयोगिता नहीं समझी । बाजार में आई ये दोनों पुस्तकें 
रचना (तथा परीक्षा) की दृष्टि से तो वास्तव में बहुत ही उपयोगी बन पडी हैं। 
माध्यमिक से भारतीय-प्रशासन-सेवा तक की सभी परीक्षाओं में निर्धारित हिन्दी 
व्याकरण के प्रायः सभी रचनात्मक तत्वों की इनमें मार्गदर्शन के लिए पर्याप्त चर्चा 
हो गई है, किन्तु व्याकरण के तत्त्व-विए्लेषण में होती भा. रही! भूलें इनमें. बढी ही हैं; 

22७७ ७॥७७॥७७७७॥/॥७ ७० अविकारि छी हनी ह byaan Kosha 


GE) 


व्याकरण-लेखन से विमुख होकर मैंने “हिन्दी भाषा का विकास' लिखा जिसमें 
आचायं देवेन्द्रनाथ शर्मा भी संयुक्त लेखक थे । राधाकृष्ण प्रकाशन, दिल्ली ने १६७१ में 
इसे प्रकाशित किय।। बाजार में इसे अच्छा यश मिला। तब तक राष्ट्रभाषा परिषद्‌, 
बिहार ने मेरे एक दूसरे भाषा वैज्ञानिक ग्रन्थ “भाषाविज्ञान की भारतीय परपरा 
भर पाणिनि' का भी मुद्रण आरम्भ करा दिया। इन दोनों पुस्तकों से हिन्दी भाषा 
विज्ञान तथा ब्याकरण के क्षेत्र में मेरा भी नाम लिया जाने लगा । फलतः बिहार 
हिन्दी ग्रन्थ अकादमी के तत्कालीन अध्यक्ष डा० शिवनन्दन प्रसाद, डी० लिट० नें 
मुझसे एक “हिन्दी व्याकरण ऐतिहासिक दृष्टि से’ लिख देने का अनुरोध किया। इस 
ग्रन्थ से स्नातक तथा स्नातकोत्तर दोनों स्तरो की आवश्यकता को पूर्ति की अपेक्षा 
थी, किन्तु इसमें रचना अंश की उपेक्षा थी । इसी बीच राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान 
एवं प्रशिक्षण परिषद्‌, दिल्ली ने मुझसे एक माध्यमिक परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी 
हिन्दी व्याकरण लिखने का आग्रह किया । मैंने ये दोनों काम प्रायः १९७५ तक 
धरे कर दे दिए। 


मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी लेखक किसी भी विषय पर जो कुछ गंभीर 
खाते लिख देता है, वह ईश्वरीय प्रेरणा से ही । ईश्वर ही समाज को प्रावश्यकता 
की पृत्ति के लिए किसी को निमित्त बनाकर अपना काम करा लता है, किन्तु “श्र यां- 
सि बहु विघ्नानि’ । दोनों के प्रकाशन में प्रशासनिक कठिनाइयाँ आ गई । फलतः 
१६८५ तक दोनों पुस्तक संचिकाओं भें दबी रहीं । उसके वाद स्नातकोत्तर-स्तरीय 
ऐतिहासिक व्याकरण 'हिन्दी भाषानुशासन? नाम से मुद्रित होने लगा, और 
स्नातक-पू्वंस्त रीय व्याकरण “माध्यमिक हिन्दी व्याकरण एवं रचना के नाम से । 


इसी बीच बाजार में कागज की मेंहगी से यह भी ध्यान में रबना आवश्यक 
हो गया कि पृष्ठ संख्या भधिक न हो, जिससे मूल्य बढाना पड । स्तातकोत्तर-स्त रीय 
व्याकरण में तो रचना के रखने का कभी संकल्प ही नहीं रहा, किन्तु माध्यमिक 
(एवं स्तातकपूर्व) स्तरीय व्याकरण में भी रचना के उतने ही अंश रखे गए, 
जितने इत स्तर के लिए आवश्यक थे। छन्दःशास्त्र, काव्यशास्त्र, निबन्ध 
आदि तो सवथा छोड ही दिए गए, क्योंकि इनसे पुस्तक का आकार बहुत बढ़ 
जाता । वस्तुतः इस पुस्त ऊ में व्याकरणिक विश्लेषण ही मुख्य है, रचता-शिक्षण 
गोण, किन्तु इसका मतोयोग से अध्ययन करने वाले छात्र उच्चस्तरीय 
परीक्षाओं में भी अपेक्षित व्याकरण तथा रचता की नारीकियो से परिचित हो 


जनाए, R "म सश?" कतित फॉ") सपः 4 भरी अन?" द्वि Kost 


शया है । 


0170.) 


यदि व्याकरण शारत्रकैप्रमी तत में इसका स्वागत हुआ, तो भगले 
संरकरण में रचना खण्ड में और उपयोगी बाते जोडी जा सकती हैं। विश्लेषण 
पक्ष में विरतृततर ज्ञान के लिए तो 'हिग्दी भाषानुशासन'' ( “हिन्दी व्याकरण 
- ऐतिहासिक दृष्टि से” ) का अध्ययन आवश्यक होगा । | 


दिषय के उपरथापन में ऐसा मनोयोग, जिरुमें कोई माद, स्खलन, त्नूटि नः 
रह रुके, साधारण मानव के लिए संभव है । घर में रोज नये-नये प्रत्यवाय आकर 
मनको विक्षिप्त करते रहते हैं। इस पुस्तक में भी अनेक अशुद्धियाँ होंगी । प्र फ- 
संशोधन को त्रूटियां तो बहुत रह गई हैं। विद्वानों से करबद्ध प्रार्थना है कि वे 
बिषय के विश्लेषण, उपपादन में हुई भूलों की ओर मेरा ध्यान आकृष्ट कर मुझे 
&.नुगृ त बरगे, तावि गले संरवरण में आवश्यक सुधार कर सका । 


डा० युगल विशोर सुदर्शन के आर्थिक तथा शरी नगेन्द्र प्रसाद सिंह के. 
हषःनीकी सहयोग के बिना गह पुस्तक न तो इस समय तक, न इस रूप में, प्रकाशित. 
हो पाती; ७त: मैं इन दोनों के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यवत करना आवश्यकः 
समझता हु । 


रामदेव त्रिपाटीः 


१. बिहार हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, संदपुर, पटना से प्रकाशित । ट 
CC-O. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


सिलेबस 


बिहार इन्टरमिडियट शिक्षा परिषद्‌, पटना 
आई० ए०, आई० एस-सी० एवं आई० कॉम० परीक्षाएं 
राष्ट्रभाषा हिन्दी (हिन्दी भाषियों के लिए) 
१, व्यावहारिक व्याब रण--मृहावरे, श्रतिसम भिन्नाथंक शब्द, पर्यायवाची, 
विपरीताथंक शब्द से संबंधित प्रश्‍न 
२. सामाजिक, राजनैतिक, वैज्ञानिक या प्राकृतिक कोटि वा एक निबंध 
संक्षेपण से संबद्ध एक प्रश्न १० | 
, कार्यालय पत्र, व्यावसायिक पत्र, सम्पादक के नाम पत्र कोटि का 
एक संक्षि'त पत्र | 


i 


राष्ट्रभाषा हिन्दी (अहिन्दी भाषियों के लिए) 
१, मुहावरा, लिंग निर्णय, वाकय शुद्धि, विपरीतार्थक, पर्यायवाची, 
अनेक शब्दों के लिए एक शब्द संबंधी प्रश्न 
२, संक्षेपण से एक प्रश्‍न 
३, पर्व-त्योहार, उत्सव, तेता भौर साहित्यकार की जीवनी, प्रकृति वर्णन तथाः 
यात्रा संबंधी एक विवरणात्मक तिबन्ध 


बिहार माध्यमिक विद्यालय परीक्षा समिति, पटना 
साध्यमिक् परीक्षा 

१. भाषा- भाषा का स्वरूप, हिन्दी भाषा का संक्षिप्त परिचय, हिन्दी का क्षत्र,. 
महत्त्व व विदोषताएं । 

२. ध्बनि--बणं का स्वरूप, हिन्दी के बणं, स्वर और ब्यंजत, यतुस्वार और 
अनुनासिक, पंचमाक्षर थोर अजुस्वार, श, स, क्ष आदि प्रयः अशुद्ध उच्च रिढ- 
ध्वनियो का छुद्ध उच्चारण, भक्षर का स्वरूप भोर प्रणार, बलावात, संगम, 
भनुतान, संधि, संधियों के सामान्य नियम, उच्चारण की विशेष अशुद्धियाँ 
शोर उनका निदान । 

३, हिन्दी वर्णमाला और लिपि-विज्ञन--ध्वनि और लिपि के सम्बन्ध, हिन्दी के 
लिपि चिह्न, हिन्दी के एकाधिक रूप वाले चिह्न, हिन्दी वतंनी के महत्वपूर्ण 
नियम । वतंनी की बिशेष &शुद्धियाँ (क्ष, छ, व, ब, ण, ष, स आदि से 


C-O. Dr. झिवरिधिव 0 | भर अर्कै भिवाने एववा, >४९पविरीम, १९३२, 


( १२ ) 


समास-चिह्न, प्रश्‍तसू षक, विस्मयादिबोधक् मादि विराम-चिह्नों के प्रयोग एवं 
नियम । 

४, हिन्दी की सरचना--वाक्य, उपवाक्य, पदबंध, पद, शब्द । 

संज्ञा--कार्यं और भेद, पद-परिचय, लिंग, वचन, कारक में सम्बंध । 

६, सर्वेताम--कार्य और भेद, पद-परिचय, पुरुष, लिंग, वचत, कारक भौर रूप- 
रचना । 

, विशेषण--क्रायं और भेद, पद-परिचय, रू१-रचमा, प्रविशेषण । 

८. क्रिया--कारये और भेद, पद-परिचय, काल भौर पक्ष, सहायक थर संयुक्‍त 
क्रियाय । 

2, अव्यय-- कायं और भेद, समुच्चयबोधक, विस्मयादिबोधक, निपात भौर ढनकै 
कायं । 

१०, वाक्य-रचना-- 

(क) पदबंध का महत्त्व और भेद, संज्ञा-पदबंध, विशेषण-पदबंध, भव्यय-पदबंध, पद 
बंधों में शब्दक्रम । 

(ख) वाक्य ओर उपबाक्य-संरवना और भेद, उपवाक्यों में शब्दक्रम, उपवाक्यो 
के संयोजक । 

(ग) वाक्य-भेद--सरल, संयुक्त भौर मिश्र; इनकी रचना भौर रूपान्तर । 

(ध) सामान्य बावय-ग्रशुद्धिय और उनके संशोधन । 

(इ) वाक्य-विश्लेषण-सरल, संयुक्‍त और मिश्र बावयों का विश्लेषण । 

११. शब्द रचता--शब्द भेद-तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी शब्द, रूढ, योगिक, 
योगरूढ, सून शब्द, उपसगे और प्रत्यय, मुल शब्द के साथ उपसग और 
प्र यय का प्रयोग, संधि, समास और द्विरुक्ति, समास-भेद, संज्ञा समास, 
विशेषण समास, क्रिया समास और भव्यय समास । 

१२. न और अथे में सम्बन्ध--कोशीय और व्याकरणिक शब्द, पर्याय, 
लाम, ध्वन्यात्मक शब्द, द्विरत्रित, मुहावरे और लोकोवितयाँ । 

१३. रचना-लेखन-- 

(क) प्रारथेना-पत्न, निमंत्रण-पत्न, बधाई-पत्न, संवेदना-पक्न, धन्यवाद-पत्र, भादेश-पत्, 
व्यावसायिक-पत्नर आदि लिखना, तार लिखना । 

(ख) स्तरानुकूल उपयुक्त विषयों पर वर्णनात्मक, विवरणात्मक और कल्पनात्मक 
निबन्ध लिखना । 

हे ग गा ५ श्व रि रि 

(प) ies रूपरेखा के आधार पर निबश्ध और कहानी लिक्षना । 

(ष) संक्षेपण, भावार्थ और व्याख्या लिखना । 

{ङ : 

{ङ) कणो गे आगे उन पर अपनी मति क्रिया; स्वतंन्त रूप से कहानी, 

द लखन, र का पूरण; कहानी का संवाद, संवाद का कहानी मेँ 
. सखूपान्तरणं भादि। 4 हानी 
CC-O. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sara(ySDS). Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


स्ट 


विषय-सची 
छुन्नपात ति > 
भाषा, व्याकरण २, व्याकरण का विषय-क्षेत्न ३। हे 
अध्याय १ : बर्ण-पिश्यार डर ४०२० 
ध्वनि ४, वर्ण ४, स्वर एवं व्यंजन ४, उच्चारण तथा वणंधभै : 
प्रयत्न ५, उच्चारण-स्थान १०, लिपि १४, अक्षर १८ | 
अध्याय २: सघ 000 २१०२७ 


स्वर संधि २१, ष्यंजन संधि २३, विसगं संधि २६, णत्व विधान २६, 
षत्व विधान २७ । 


भध्याय ३ : शब्दऽबिचार 000 २८-३९ 
शब्द २८, शब्द-भेद (मूल या स्रोत, रूप-रचना, व्युत्पत्ति या बनावट, 
अथ) २८-३० । 

भध्याय ४ : संज्ञा | | 2५५ ३१०३३ 


परिभाषा ३१, भेद ३१-३२, प्रातिपदिकाथं ३३ । 


अध्याय ५ : लिग : ३४-४२ 


परिभाषा ३४, लिंग निणेय के मार्गदशंक नियम ३६-३ ६, लिग- 
निर्धारण के आधार ३९-४०, अप्राणिवाचक स्त्रीलिंग शब्द-सूची 
४०-४२ । 


क्ष ° 
अध्याय ६ : वचन | $7. ४३-४७. 


परिभाषा ४३, प्रकार ४५, बहुव चन बनाने के नियम ४३-४७। 


अध्याय ७ : कारक एवं विभक्तियाँ ० ४८-५७ 


परिभ,षा ४८, कारक के प्रकार ४५- ५० विभवितयाँ ५०-५६, संज्ञा 


को रूप-रचना ५६-५७ । 
(८-0. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kost 


J 


ER 


| ५८-६९ 
ज्ञयष्पाय ८ : सबताम 


परिभाषा ५५, संज्ञा भोर सदेताम में भन्तर ५८-५६, खर्बंताम कै भेद 
५९, सार्बनामिक शब्दों की रूप-रचता ५९-९३ । 


- बूट ८०... हू] 5 TF १४-७० 
प्ञष्याप £ : बिशेष 


, परिभाषा ६४, भेद ६४-६७, विशेषगों का रूपान्तरण ६८-६९, = 
विशेषणो: में तुलता ६६-७० । | हे 


अध्याय १० : धातु भोर क्रित्रा 4023 पाक 


ˆ घातु और क्रिया ७१, क्रिया के भेद (कर्म, मुख्यता, व्युत्पत्ति) ७१-७६, 
काल-कारंक वाचक प्रत्यय ७६-८४, अथे, व्यवस्था, प्रकार या दशा ८४, 
बाच्य ८४-८७, क्रियार्थक संज्ञा ८७, यौगिक या संयुक्त क्रियाएं 


Sf क ८-० € | 
अध्याय ११ : भष्यब | ९०-६६ 
_ _ परिभाषा ६०, भेद--किया विशेषण ६०-६१, संबन्धबोब्षक, समुच्च- 
“यादि बोधक ६१-३४, विस्मयादिबोधक ६४-६५, निपात ६९ । 
अध्याय १२ : नव-शब्द-निर्माण ० ६७-१६१ 


यौगिक शब्द बनाने की विधि ९७-६५, कृत्‌ प्रत्यय ६७-९९, तद्धित प्रत्यय 
३९-१०१, कत्‌ तथा तद्वित से बने भाववाचक सञ्चा शब्द 1० १०११३) 
शब्द निर्माण के लिए निर्देश १1२-११४, समास (परिभाषा, भेद-प्रभेद ) 
११४-१२२, उपसर्ग १२२-१२४, शब्द-हित्व १२५-१२६, सत्ता से 
ंवशेबण १२६-१४८, वाक्यांश पद-पमूह या पदबन्ध १४८, अनेक 
शब्दों के! लिए एक शब्द १४८-१५७, पर्याय १५८-१६२, एक ही 
शब्द के दो विवरण १६२-१६३, समानार्य हो' में अर्थ-भेर १६३-१६६, 

£ एक ही शब्द का विभिन्‍न शब्द-भेदो में प्रयोग १६६-१६७, एक ही 
शब्द का संदर्भ-भेद से अये-भेद १६७-१६८, अतेकार्थक्ष १६६-१७०, 
श्र॒तिसम भिन्तायेक शब्द १७१-१७५, ऊता यैक शब्द १७६, विलोम 
बनाने को विधियां १७७-१८७ । 


CC-O. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


(AN) 


अध्याय १३ : मुहावरे एबं लोकोक्तियां १३ १९२-२२६३ 
मुहावरे १६२-२१५, कहाबते या लो को क्ति याँ २१५-२२३ । 
'ॐ ध्याय १४ : २२४ 
-२३७ 


वाक्य के आवश्यक तत्त्व २२४, वाकय रचना २२५, छह श्व-विश्वय 
२२५-२२७, अन्वय, अधिकार तथा क्रम २२७-२३३, बलाबात 
२२३३-२३४ । 
अध्याय १५ : विराम चिह्न २३८२४ 
ट त CERN 
गरमावा २३८, पूण विराम २३८, उप विराम शा भपूर्ण विराम 
०२३ 4 
२३८-२३९, भद्ध विराम २३६, अल्प विराम २३६९, प्रश्‍नबिराम 
या सतला चिह्न २४०, आश्चवे-विराम या भाश्चयेयुचक् चिह्न 
Be निदेश चिल्ल २४०-२४१, विवरण चिल्ल २४१, भवबरण या 
दरण चिह्न २४१, योजक २४१, कोष्ठक बिह्लू २४२, चोः चिह्न 
२४२ । 


“अध्याय १६ ; पद एवं वाक्य का विश्लेषण ग २४३२४६ 
पद-परिचय २४३-२४४, बाक्य-विश्लेवण २४४-२४६ । 


“अध्याय १७ : पत्र एवं निबन्ध 


२५०-२६३ 
पत्र २५०-२५६, निबन्ध २५७-२६२ । 
“अध्याय १२ : संक्षपण २६५-२६५ 
परिचय २६३-२६६ । 
परीक्षा के प्रश्‍न । २६६-२७२ 


बिहार माध्यमिह विद्यालय परीक्षा समिति के १६-४ (बाविक) तथा 
१६८५ (वाषिक) परीक्षाओं के प्रश्‍न | 

बिहार इन्टरमीडियट पद की राष्ट्रभाषा (हिन्दी) हिन्दी भाषिगों 

तथा भहिन्दी भाषियों छात्रों के लिए विषय के १९८४ तथा १६३५ 
को कला एवं विज्ञान तथा वाणिज्य की परीक्षाओं के प्रश्‍न 


»(0-(0. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai@DS). Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosh: 


(के) 
| (फङ, के FT TF 71 ¢ 
HE ४- 90 केकी कर के FED.) 
पहि? न हे & ५ > फर (द! |: पि कश ४ ४ ७ | 
Tee «3 5 कक क 


Co हि को 26 2002 | 


श 
क्क एक * हे 
9 क्क 
NS ?. क 
35 +^ । | ग 


yr if mim फु rr’ rf Firs 


gh 
} 
क छ! 


1 ३0६४-७४ ४ FYFE ४४-४४: 


NN. र ४% )"८% ७ हि र ४ Ey Po, 
Rd SP बिर डोर 


सूत्रपात 


मनुष्य अपने विचार या भाव को दूसरे मनुष्य तक पहु चाने के लिए विभिन्न 
संकेतो का सहारा लेता है। इनमें जो मु ह से स्पष्ट बोला तथा कान से स्पष्ट सुना 
जा सकता है, वह ध्वनि-संकेत ही भाषा कहलाता है। मन में वह विचारित रूप में रहता 
है, उच्चारित होने पर भाषा बन जाता है। मनन का ही अगला सोपान*है वचन 
अर्थात्‌ बोलना और वचन का ही पहला सोपान है मनन (चिन्तन) यानी सोचना । 


उच्चारण सदा दूसरों के लिए ही नहीं किया जाता । कभी-कभी अपना 
मनोभाव अपने लिए भी अधिक स्पष्टता के निमित्त उच्चरित हो जाता है अथवा 
कर दिया जाता है । जैसे, मंत्र का बिना किसी ध्वनि के मन में मनन भी किया 
जाता हे और उच्च ध्वनि से उच्चारण भी । । [ 

मानव-मन के भाव या विचार तो कभी-कभी इतने जटिल होते हैं कि उनका 
दूसरो तक संप्रेषण या स्वयं ग्रहण भाषा हारा भी शत-प्रतिशत स्पष्ट नहीं हो पाता, 
प्राय: कामचलाऊ या व्यवहार-साधक मातर हो पाता है । मनुष्य से भिन्न प्राणियो 
को बोली तो ध्क्नि मात्र रह जाती है, भाषा नहीं बन पाती, क्योकि वह केवल 
सरल तथा अत्यल्प भावो को, वह भी अव्यक्त और अस्पष्ट रुप में ही प्रकट कर 
पाती हे । भनुष्य भी भाषा जन्मतः नहीं प्राप्त करता, परम्परा से, समाज के सम्पर्क 
से विकसित करता है । अतः प्रत्येक समाज की अपनी पृथक्‌ संकेत-पद्ध ति, पृथक्‌ 
भाषा रहती है। इसीलिए भाव, विचार और अर्थ का भाषा या शब्द से कोई वेसा 
स्वाभाविक सम्बन्ध नहीं है, जेसा आग का गर्मी या पानी का गीलापन से । एक ही 
अथं को एक समाज दूसरे शब्द से प्रकट करता है, दूसरा दूसरे से। एक ही वस्तु 
एक समाज (हिन्दी) में आग कहलाती है, दूसरे समाज (अँगजी) मे फायर । इसका 
यह मतलब नहीं कि भाषा-जगत्‌ में अव्यवस्था है । केवल यह तात्पयं हे कि किसी 
शब्द से किसी अर्थ की प्रतीति कराना कोई वैज्ञानिक नहीं, अ पितु पूर्णतः 
सामाजिक नियम हे । इसीलिए भाषा देशभेद तथा काल-भेद से परिवतेनशील है, 

इस प्रकार, भाषा एक विशेष (क्षेत्र तथा काल के) समाज के व्यक्तियों के 
द्वारा परम्परा से विकसित और मर्घादित एवं उच्चारण से प्रकाशित ऐसा वर्णात्मक 
ध्वनि संकेत है, जिसके द्वारा मानव अपने मनोभावों को दूसरे से ग्रहण करने 
भथवा स्वयम्‌ ग्रहण करने के लिए उन्हें स्पष्ट अ'कार प्रदान करता है। 

“भाषा मुखोच्चा रित ध्वनि-प्रतीको' की वह 5 व थः, है जिसके सहारे एक 
निश्चित समुदाय के व्यक्ति भापस में विचार-विनिमय भथवा स्वयं विचार करते 
हैं।' यह परिभाषा ठीक नहीं । भाषा ध्वनियो' की व्यवस्था को नहीं, व्यवस्थित 
ध्वनि-प्रतीक को कहते हैं। 


१. हिन्दी व्याकरण और रचना--डा० भोलाशंकर व्यास डा० भोलानाथ 
;0-0. Dr. Rama TFbinsto वरून ब्रपएभनषीवएस्त व४७४रपदीय5 शैक्षिक #निसंधं प्र ०७ 
प्रशिक्षण परिषद्‌ नई दिल्ली । ह, 


२ माध्यमिक व्याकरण एवं रचना 


भाषा मुख्यतः मुह द्वारा बोलकर कान द्वारा ग्रहण कराई जाती है। 
पर आवश्यकतावश यह हाथ से अंकित कर आँख से भी ग्रहण कराई जा सकती है 
पहली को उच्चारित तथा दूसरी को लिपिबद्ध कहते हैं। वाचक लिपि को भी 
आँखो से पढ़ या ग्रहण कर पहले उसे मन-ही-मन उच्चारित ही करता है, तब 
उसका अर्थ-ग्रहण करता है। कोई (अविकसित) भाषा बिना लिपि की भी रह 
सकती है और कोई (विकसित) अनेक लिपियो में भी लिखी जा सकती हे । एक 
ही लिपि अनेक भाषाभो को भी प्रकट कर सकती है । भाषा भाव का एक संकेत 
या प्रतीक है और लिपि भाषा का । लिपि की भाँति टेलिग्राम अथवा सेनिक संकेत 
आदि के लिए प्रयुक्त झंडा आदि भी मुख्य भाषा के ही उपस्थापक होते हैं । 
` हिन्दी का अर्थ है 'हिन्द॒ की' । जैसे बिहार से बिहारी, पंजाब से पंजावी, 
वैसे ही हिन्द से हिन्दी दोनो को कहते हैं, वहाँ की जनता को भो भाषा को भी 
| पर हिन्दी हिन्द की सभी भाषाओ को नहीं, केवल उस भाषा को कहते हैं जो 
मूलतः केन्द्र अर्थात्‌ मेरठ, बिजनौर, दिल्ली के आस-पास की बोली थी, पर अब 
सामान्य शिष्ट भाषा के रूप में पंजाब से बिहार श्रौ< हिमालय से मध्यप्रदेश तक 
व्यवहृत हो रही है । यह भाषा थोड़ी बहुत सारे हिन्द या भारत में समझी वोली 
जाती है । इसी लिए इसका नाम हिन्दी पड़ा है । इसी प्रकार संस्कृत में भाषा का 
पर्याय भारती' बन गया है। अब हिन्दी भी संविधान से परे भारत की राष्ट्र- 
भाषा बन चुकी है, अत: भारती कही जा सकती है । जॅ 
जो शास्त्र भाषा की शुद्धता, अशुद्धता, रचना आदि का विवेचन करे उसे 
व्याकरण कहते हैं । मानव-मन का कोई भाव या विचार जन-साधारण में एक 
बात कहलाता हे । व्याकरण में इसे अर्थात्‌ एक बात यानी एक पूर्ण-विचार को 
व्यक्त करनेवाले मौखिक ध्वनि-समूह को एक अनुच्छेद कहते हैं। यह भाषा का 
शरीर है, भाषा को पूर्णता इसी में है । अनुच्छेद च्‌कि परस्पर सम्बद्ध वाक्यों से 
बनता है, अत: भाषा की सार्थक व्यवहार-साधक पूरी इकाई वाक्य ही माना जाता 
है । उदाहरणार्थ-“'मनुष्य का जन्म समाज के लिए नहीं हुआ है, समाज मनुष्य 
के लिए बना है । जो लोग मनुष्य के अन्तःस्थ भगवान्‌ को भूलकर समाज कमे 
ऊ चा स्थान देते हैं, वे अपदेवता की पूजा करते हैं । अयथार्थ समाज मनुष्य-जीक्न 
की कृत्रिमता का लक्षण और स्वधर्म की विकृति है ।” 
उद्धरण चिल्लो से घिरा उपयु वत अंश एक बात और अनुच्छेद है, जो तीन 
अनेकात्मक वाक्यों से बना है । प्रत्येक अनेकात्मक वाक्य दो एकात्मक या सरल 
वाक्यो से बना है । एक समापिका क्रियावाले पद-समूह को सरल वाक्य कहते हैं । 
बैसे, एक सरल वावय से भी अनेकत्र अनुच्छेद बन जाता है, जैसे, “अब गाडी 
CC-O. 07. पेक्षा इअर बगविठ की (05719). Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
tc 70230 इ 


१, भधिकार का प्रश्‍न---भगवती प्रसाद त्राजपेयी । 


“क्रश टी 


सूत्रपात २ 


इस प्रकार यद्यपि भाषा का लघृतम अंग वाक्य है पर अध्ययन-विश्लेषण 
के लिए उसके प्रत्यंगों, उपांगों की कल्पना करनी पड़ती है । (क) वाक्य पदों में 
विभाजित किए जाते हैं। (ख) पद शब्दों में, (ग) शब्द अक्षरों में, और (घ) अक्षर 
वर्णी में । उदाहरणार्थ--“बच्चो, तुम्हे किसने मिठाइयाँ दी ।” यह एक वाक्य है, 
जिसमें पाँच पद हैं । इनमें से प्रत्येक पद किसी-न-किसी मल शब्द का वाक्य में 
प्रयोग के लिए सजाया हुआ रूप है । भाषा के अध्ययनोपयोगी वर्ण या वर्णसमह 
रूप साथक अग हो शब्द कहलाते हैं । ये वाक्य में प्रयुक्त होने के लिए परस्पर 
अन्वित होकर आवश्यकतानुसार रूप परिवर्तन कर पद बन आते हैं। जैसे उपयु त 
उदाहरण में :-- 


पद बच्चो किसने तुम्हे सिठाइयाँ दीं 
मूल शब्द बच्चा कौन त्‌ मिठाई दे 


किसी शब्द में एक से अधिक अक्षर" (सिलेबल) अर्थात्‌ एक गार में उच्चारण 
योग्य खण्ड भी रहते हैं। 'बच्चा' में दो अक्षर या शब्द-खण्ड है; क्रम से 'वच्‌' 
और 'चा' “मिठाई में तीन खण्ड है, 'मि', ठा!, 'ई', किसी में एक ही, जेसे,---“दे' 
प्रत्येक अक्षर में केवल एक स्वर तथा एक या एक से अधिक व्यंजन भी 
रह सकते हैं, जेसे 'भा' में, केवल एक स्वर है 'दे” में एक व्यंजन तथा एक स्वर है 'द्‌ 
और 'ए'। धिक में एक स्वर में दो व्यंजन सटे हैं, एक पीछे एक आगे 
में दो व्यंजन पीछे ही सटे हैं । यह ध्वनि (स्वर-व्यंजन आदि) ही भाषा की मूलतम 
तथा लघुतम इकाई है, जो प्रायः अर्थहीन होने पर भी भाषा के अध्यापन की दृष्टि 
से अत्यन्त महत्त्वपूर्ण होती हे । 
व्याकरण में भाषा के इन्हीं वणे, अक्षर, शब्द, पद तथा वाक्य पाँच अंगों 
पर विचार किया जाता है । विरामादि चिहू नों क विचार का क्षेत्र वाक्य से अधिक 
अनुच्छेद होता है, जो भाषा का छठा अंग माना जा सकता हे । कविता के चरणों 
में छन्दविचार भी किया जाता है । 
प्रश्‍न 
(१) भाषा का क्या अर्थ हैं? उसके कितने रूप हैं 
(२) व्यब्करण का क्या कायं है? 
(३) भाषा के कितने अंग-प्रत्यंग हैं ! 
(४) भाष। की लघुतम इकाई क्या है ? 
(५) पद किसे कहते है ? 


99६0711. २वी0५खंस्क्ुळफे बक्षल्क्रि आवतर बा के) लिही मतता के eGangotri Gyaan Kosh: 


अध्याय १ 


त्रण व्विच्याच 


ध्वनि 

| सामान्यतः ध्वनि किसी प्रकार की आवाज को कहते हैं, वंशी को ध्वनि 

“दादुर धुनि चहु' ओर सुहाई” आदि । पर व्याकरणशास्त्र में ध्वनि का अर्थ 
भाषा-ध्वनि है, जो वर्णात्मक होती हे । वण मानव-भाषा का बहू लघतम 
इकाई है, (क) जिससे लघुतर अंग का स्पष्ट उच्चारण और ग्रहण नहीं किया जा 
सकता । (ख) और जो वृहत्तर अंग शब्द और पद के निर्माण के द्वारा बृहत्तम अग 
वाक्य (तथा अनुच्छेद) के निर्माण में सहायक होती हे । शिष्ट मानव अपने भाव- 
प्रकाशन के लिये इन्हीं ध्वनियों का वरण करत हैं। अतः ये वण भी कहलाती 
वर्णो के समूह को वर्णमाला कहत हैं । हिन्दी ने अपनी वर्णमाला संस्कृत से ली हैं । 


वह यह हे > 
(१) स्वर--मूल या ह्वस्व स्वर --अ, इ, उ, ऋ, लू --५ 
दीघे स्वर-- दात 5४ 
संधि स्वर-- एओ,ऐआओई 2 
१२ 
(२) व्यंजन--कवर्ग--क खग घड चवर्ग -चछजझझडा 
टवगं-टठडढण तवग -ऱतथदधन 
पवर्ग--पकफवभम अन्तस्थ -य रलव 
ऊष्म-श षस ह अयोगवाह - विसर्ग (:), अनुस्वार (-०_) । 


उपग्रु क्त ध्वनियों के अतिरिक्त हिन्दी ने ड और ढ़ ये दो नई ध्वनियाँ स्वयं 
विकसित की हे । 


इस प्रकार, हिन्दी में १३ स्वर और ३५ व्यंजन तथा २ अयोगवाह हैं। 
पाणिनि ने आ, ई, ऊ तथा ऋ को स्वतन्त्र वर्ण नहीं, क्रमशः अ, इ, उ तथा 
नऋ का ही एक भेद-विशेष, दीघेरूप माना है, इस दृष्टि से हिन्दी में कुल ४६ ही 
वण माने जाने चाहिए कुछ लोग ह्वस्व ए तथा ओ को भी अलग वर्ण मानते हैं 


« यह्‌ ठीक नही, पूर्ववत्‌ वे द्विमात्रिक ए ओ के ही भेद-विशेष एकमात्विक रूप हैं । 
मात्रा-भेद से वर्णभेद नहीं मानना चाहिए 


CC-O. >' भें ४६१ वबरशी वेणशवीनिधाः कीक परयो ग होता By 10 anta eGangotri सनत हि 


इस प्रकार, हिन्दी में अपने कुल छियालिस वर्ण हैं। इनके अतिः न्दी 
0 
नभ क, ख, ग, ज, तथा फ। 


वर्ण विचार भर 


क्ष, त, ज्ञ स्वतन्त्र नहीं, अपितु संयुक्त वर्ण हैं, क्रम से कष =क्ष, त्रस्त 
तथा जून - ज्ञ। नह म्ह, रह या ल्ह भी एक व्यंजन नहीं है, प्रत्येक में दो व्यंजनों 
का ऐसा दृढ़ संयोग है कि इनका पार्थक्य पूर्ण स्पष्ट नहीं हो पाता । 


अ, इ, उ के दीघ रूपों आ, ई, ऊ के हिन्दी में बहुत उपयोग होते है । ऋ 
के दीघ रूप ऋ का प्रयोग केवल संस्कृत भाषा में ही उपलब्ध होता है, जैसे मातृ -- 
ऋण - मातृ ण। दोघ लू का प्रयोग संस्कृत में भी कहीं नहीं मिलता । क्रड ञा ण 
तथा प सस्कृत से लिए गये हिन्दी शब्दों में बहुत मिलते हैं, ऋषि, ऋण, याच्डा 
यज्ञ, (यज्ञ्य) वाङमय परिणत, मणि, पष्ठी, भूषण आदि । 'ल' का एक ही शब्द 
में उपयोग मिलता हैं क्लप्तकल्पना' । 


उच्चारण तथा वर्णधर्म 
बाह्य प्रयत्न 
वाहर निकलनेवाली गन्दी साँस साधारणत: तो श्वास-नलिका से 
होकर नाक से ही वाहर आती है, पर जब अपना कोई विचार प्रकट करना होता है 
तब यह मुखविवर से बाहर लाई जाती है। इसके स्वच्छन्द निकलने में मुरली की 
भांति श्वासनलिका के ऊपरी छिद्रों पर कृत्रिम अवरोध डालने से ही वणे-ध्वनियों 
का उच्चारण होता है । ये छिद्र या विवर तीन हैं :--(क) काकल या कण्ठ-विवर, 
(ख) मुखविवर तथा (ग) नासिका-विवर। कण्ठ-विवर श्वासनलिका के 
ऊपरी भाग में है, इसे ही आज की भाषा में स्व॒रयन्त्रमुख कहते हैं। स्वरयन्त्र-मुख 
के बीच, परस्पर सटे अनगिनत स्नायु तारों से बनी, दोनों ओठों की भाँति आमने- 
सामने स्थित. दो मांसल झिल्लियाँ हैं, जिन्हे स्वरतन्ती कहते हैं। जब निःश्वास 
वायु के पास पहुंचते ही दोनों स्वरत न्तियाँ तनकर-भामने सामने से आकर वायु का 
मार्ग प्राय: अवरुद्ध कर देती हैं, तब निःश्वास-वायु इन्हे धक्का देकर काकल-द्वार 
को खोलकर बाहर निकलती है । इस अवरुद्ध-प्राय वायु से उत्पन्न ध्वनियों में 
काकलमुख के संवार अर्थात्‌ संवरण या अवरोध के कारण नाद और घोष (गूँज) 
होता है। भतः निम्नलिखित ध्वनियों को संवार, नाद घोष कहते हैं :-- 
८ (१) स्वर, (२) अन्तस्थ । (३ )ग घड, जझञा,डड़,ढढ़ण, द ध 
न, ब भ म । (४)ह। (५) अनुस्वार । 
जब निःश्वास वायु के निकट आ णाने पर भी ये दोनो स्वरतर्त्रियां तनकर 
माग नहीं रोकतीं, शिथिल बनी रहकर संकरे मार्ग से उसे निर्वाध ऊपर जाने देती 
है, तब उस हवा से उत्पन्न ध्वनि में विवार अर्थात्‌ स्वरयन्तमुख के खुला रहने के 
कारण नाद और घोष नहीं होता । वे अघोष श्वास-प्राय रह जाती हैं । अतः 
cCन्रीर्लिखास/«्मणी०की €बध्ल०णक्ा 8१क्तैषि0किहतिऽzed By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


६ माध्यमिक व्याकरण एवं रचना 


(१) क ख, चछ,टठ,तथ,पक। (२)शषस । (३) विसगे। 

इनमें से जिन ध्वनियो के उच्चारण में प्राण अर्थात्‌ निःश्वास वायु कम 
लगती है, उन्हे अल्पप्राण कहते हैं, और जिनमें अधिक लगती हँ, उन्हे महाप्राण । 
कगडचजचा,टडण,तदन.प ब म,य र ल व, अनुस्वार तथा स्वर 
अल्पप्राण हैं, शेष महाप्राण ।, 

इस प्रकार, स्वरयन्वमुख से थोड़ा या बहुत परिवर्तित वायु जब मुखविवर 
भें पहचती है, तब वहाँ की प्रक्रिया से प्रत्येक वण पूरा स्पष्ट रूप ग्रहण कर लता 

| है । जैसे स्वरयंत्रमुख में दोनो ओर की स्व॒रतंत्रियाँ समीप आकर माग को सकाण 
कर भीतर से निकलती श्वास-वायु को ध्वनि में परिणत करती है; ठीक उसी प्रकार 
मुखविवर में नीचे की सतह (जीभ या अधर) और ऊपर की छत (तालु या होठ) 
पास आकर मागं को इतना संकरा कर देती हे कि भीतर से आयी वायु-ध्वनि मुख- 
विवर से बाहर निकलने के पहले किसी-न-किसी पूर्ण वर्ण-ध्वनि में विकसित हो 
जाती ह । परंतु दोनो विवरो की अवरोध-प्रक्रिया में अन्तर हुँ । काकल में 
अवरोध के समय दोनों स्वरतंत्तिकायें सक्रिय होकर आमने-सामने से आती हैं, 
अतः किसी भी वणं के उच्चारण के समय एक ही स्थान में मार्ग ढकता हे । परंतु 
मुखविवर में सतह और छत नीचे ऊपर है, सतह ही अधिक सक्रिय हो 
ऊपर का आर उठकर छत के पास पहुँच वायु मार्ग को रोकती है, और चं कि 
छत भोर सतह दोनो में कुछ अधिक लम्बाई है, अतः किसी वर्ण के उच्चारण के 
समय सतह का प्रायः पिछला भाग छत के पिछले भाग के पास जाता हे, दसरे 
वणं के उच्चारण में मँझला भाग मझले भाग के पास, तीसरे वर्ण के उच्चारण में 
अगला भाग अगल भाग के पास । (क) ऊपरी छत अपेक्षाकृत स्थिर रहती है, 
इसलिये इसे स्थान कहते हे । ऊपरी छत के जिस भाग के पास निचली सतह 
पहु चकर वायु के अवरोध से जिस वर्ण को उत्पन्न करती है, उसे उस वर्ण 
का स्थान कहते हैं , (ब) निचली सतह ही ऊपर उठकर हवां को रोकने की 
चेष्टा करती हैं, अत: उसे करण कहते हें । निचली सतह का जो भाग जिस वर्ण 
>! चारण र के में ऊपर ८ ओर उठता हे, वह भाग उस वर्ण का करण 
ता हू, (ग) करण स्थान के पास पहुंचने के लिए ऽ 

दा र. प क हु चने के लिए जो चेष्टा करता हे, उसे 
आभ्यतर प्रय 


इस प्रकार, वर्णो के उच्चारण में दो स्थानों में (वशेष प्रयत्न करना पडता 
हु :--(क) एक तो स्वरयन्त्र मुख या काकल में, (ख) दूसरे मुखविवर में । 
उनमें मुखविवर वाला आभ्यन्तर कहा जाता है, क्योंकि यह मुह 


के भीतर होता है, और काकल या स्वरयन्वमुख वाला बाह य. क्‍यों कि मुह 
CC-O. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized By Siddhanta De SE a osha 


वर्ण विचार रह 


के बाहर होता है । काल की दृष्टि से वाहय प्रयत्न पूर्ववर्ती होता है ।! इस में 
स्वरयन्त्वविवर की दो में कोई एक स्थिति रहती है :--विबार या संवार, इसलिये 
बाहय प्रयत्न की दृष्टि से सभी वर्ण दो श्रेणियो में ही बट जात हैं, अघोष या 
घोष । पर आभ्यन्तर प्रयत्न की दृष्टि से मुखविवर में पाँच स्थितियाँ होती हैं, 
भतः इस दृष्टि से वर्णो की निम्नलिखित पाँच श्रे णियाँ बन जाती हें :--- 

(१) स्पृष्ट :--जिस वर्ण के उच्चारण में उसका करण जिह्वा या अधर 
उसके स्थान तक पहुंचकर एकक्षण के लिये उसे छूकर हवा का मागं प्रायः 
सवंथा अवरूद्ध कर देता हँ, जिससे हवा थोड़ी देर प्रायः रुककर फिर झटके से 
बाहर निकलती है, उसका आभ्यन्तर प्रयत्न तथा स्वयं वह वर्ण भी स्पृष्ट या स्पशे. 
कहलाता हे । निम्नलिखित वर्ण स्पशं हे 
कखगघङ।चछजझञा।टठडढण।तथदधन।पफबभभम।=२५ 

इनमें ङ डा णन म के उच्चारण के समय मुखविवर की अद्ध वत्त_ ल छत 
का पूर्वभाग, जिसे कण्ठ या कोमल तालु कहते हैं, स्थिरता छोड़कर अपनी 
दीवार से लटकते हुए मांस-पिड, जिसे अलिजिह्वा(या काकलक) कहते हैं, के साथ 
ही कुछ नीचे की ओर झूककर वायु के कुछ भाग को नासिकाविवर से निकल 
जाने देता है । अतः इनके उच्चारण के समय एक क्षण के लिये भी हवा का मुख- 
विवर में सर्वथा अवरोध नहीं होता । फलतः शेष स्पर्शो को भाँति इनके उच्चारण 
के समय हवा को झटका देकर नहीं निकलना पड़ता । इस प्रकार जहाँ स्पशो में 
प्रत्येक वर्ग के पहले, दूसरे, तीसरे और चोथे वर्ण स्पशे के साथ स्फोटक भी होते हैं, 
वहाँ ये पंचमाक्षर केवल स्पर्श ही रहते हैं, स्पशे स्फोटक नहीं होते । 

चछ ज झ के उच्चारण के समय करण (जिह्वा का अग्रभाग) स्थान को 
कुछ देर तक रगड़ के साथ छूता हे, अतः वायु रगड़ खाकर निकलती हँ, इसी लिये 
ये स्पशं के साथ ईषत्‌ संघर्षो भी हैं । 

क ख॒ गजु तथा फ पूर्ण संघर्षी स्पर्श हैं। ड़ भौर ढ़ के उच्चारण में 
करण (जिह्वा का अग्रभाग) उलटकर भधोभाग से स्थान को कुछ दुर तक झटके 
के साथ छता हुँ, इसी लिये और स्पृष्टो की तुलना में इन दोनो को दुःस्पृष्ट या 
द्वि:स्पृष्ट कहते हें । [ 

(२) ईषस्स्पृष्ट :--जिनके उच्चारण में करण (जिह्वा या ओष्ठ ) 
स्थान को पूरा नहीं ईषत्‌ अर्थात्‌ थोड़ा छूता हे,उन्हे ईषत्स्पृष्ट कहते हैं, यर लब 
ईषत्स्पृष्ट हैं। इनमें भी य व की तुलना में रल में अधिक स्पशं हे । र 
लु डित्त ईषत्स्पृष्ट है, अर्थात्‌ इसके उच्चारण में करण (जिह.ग्र) स्थान (वत्सं ओर 
मूर्द्धा के मध्यभाग) को पुरी तरह नहीं, शीघ्रता से कई बार थोड़ा छूता है । 

CC-0. 0लरबाएिय कास्भिलसपृऽ॥८हे आर्यन (डे), SEITE, सतत पसर ०६जिद्वाए), ताता 


ला माध्यमिक व्याकरण एवं रचना 


वत्स) को ठीक से नहीं, इस प्रकार छूता है कि जीभ के दाए-बाए पाइवों में कुछ 
जगह छुटी रह जाती हे, जिससे थोड़ी हवा दोनों पाश्वों से निकलती रहती है, 
और कण्ठपिटक में कम्पन भी होता रहता है। इन ईपत्स्पृष्टों को स्पृष्टों तथा 
अस्पृष्टो के बीच पड़ने से अन्तस्थ भी कहते हैं और स्वरों तथा व्यंजनों के बीच 
की स्थिति में रहने से अर्ध-स्वर भी । 

(३) ईषद्‌ विवृत :--जिन वर्णों के उच्चारण में करण स्थान को बिल्कुल 
नहीं छता, किन्तु स्थान के इतने निकट पहुँच जाता है कि दोनो के बीच मुख- 
विवर में थोड़ी ही सी जगह विवृत अर्थात्‌ खुली रहती है, उन्हे ईषद्‌ विवृत कहते 
1. ।श ष स ह ईषद्‌ विवृत हैं । इनके उच्चारण में हवा करण और स्थान के 
बीच के बहुत सॅकरे मागं से रगड खाती (संघर्ष करती) हुई गर्म होकर निकलती 
है, इसलिये इन्हे संघर्षी तथा ऊष्म भी कहते हैं। इन चारो में भी ह में न्यूनतम 
संघर्षण होता हे । 

(४) विवृत--जिन वर्णो के उच्चारण में करण स्थान की भोर ऊपर उठ 
कर वायुमाग को ध्वनि उत्पन्न करने योग्य संकरा बना देने पर भी स्थान से इतनी 
दूर रह जाता है कि मुख-विवर प्रायः खुला ही रह जाता है, उन्हे विवृत कहते हैं । 
स्वर सभी विवृत हैं, किन्तु सब की विवृतता एक प्रकार की नहीं । अ सबसे 
भधिक विवृत है और इ उ ऋ लू सबसे कम विवृत, संवृत-प्राय । ए ओ में प्रच्छन्न 
भ भाग सुनाई ही नहीं पड़ता, भतः ये इ उ से थोड़ा ही अधिक विवृत, अर्ध संवृत 
हैं। ऐ थ में अ स्पष्ट सुनाई पड़ना है, इसलिये ये भ से थोड़ ही कम विवृत, 
अध विवृत हैं । भ का दीर्घरूप आ विवृततम है । 

(५) ह्रस्व अ पूरब में संवृत बोला जाता है। 

इस प्रकार करण के द्वारा स्थान का स्पर्श सर्वाधिक स्प वर्णो में होता है, 
उससे कम अन्तस्थों में, उससे भी कम ऊप्मो में, और स्वरों में बिल्कुल नहीं होता, 
स्वर र अस्पश हें । इसी तरह करण और स्थान के बीच रिक्तता, विवृतता, सर्वाधिक 
ध्वं में, उससे कम ऊष्मों में, उससे भी कम अन्तस्थो में रहती है, स्पर्शो में 

बिल्कुल नहीं रहती, स्पर्श अविवृत वणं हैं । 
i र RR “७ ` स्थिति ओष्ठ-विवर भी मुख-विवर 
| तुल (वृत्तात्मक) उ ऊ के उच्चारण में 
1011 तात ह हु क न. SO र 
0 नाक रे के शत छ्ता र वतुल अके उच्चारण में हो 
पहुंच जाता है । इसी प्रकार 1000 के रन ESE 
$ के उच्चारण में रहत अधिक लम्बा और फैला (प्रसृत) 

०७8 Dr. रहा TD hi Laon भइप्नेकख्छन्छबाको?रपफ्रम ५१०३6 Caen Kosha 


वर्ण बिचार १ 
लम्बा और प्रसृत ऐ के । सभी व्यंजनों के उच्चारण में ओष्ठ-विवर अवर्तुल प्रसत 
स्थिति में रहता हे । 

करण 

करण को कुछ आचार्य स्थान और प्रयत्न से भिन्न कोटि की वस्तु मानते 
हैं, कुछ आभ्यन्तर प्रयत्न की ही एक शाखा । मुख का जो भाग अधिक सक्रिय 
होकर अपेक्षाकृत अधिक स्थिर विभिन्न उच्चारण-स्थानों में विभिन्न प्रयत्न 
फरके विभिन्‍न वर्णों को अभिव्यक्त करता है, उसे ही करण कहते हैं। अधिकांश 
वर्णों के उच्चारण में जिह्वा का ही कोई-न-कोई भाग सक्रिय होता है, अतः 
मुख्य करण होने से जिह्वा को ही वागिन्द्रिय कहते हैं । 

(क) जिह्लासूल! --कण्ठ-स्थानीय वर्णो के उच्चारण में जीभ का मूल 
पा पिछला भाग उठकर उच्चारण-स्थान तक पहुंचता है । अतः इनका करण 
जिह्वामूल है। इनके उच्चारण में जीभ का पिछला हिस्सा कुछ ऊपर उठता 

। आ तथा उ के उच्चारण में कुछ अगला भाग तथा ओ औ के उच्चारण में 
सबसे पिछला भाग उठता है। इसलिये ये सब पश्चवण हैं । 


ख) 
हैँ । र में सबसे स्थिर जिह्वामध्य ही हे । यह व्यंजनों के उच्चारण 
मै नहीं उठता । केन्द्रीय स्वर तथा वर्ण अ ही हे । इसीलिये प्राचीन शिक्षा- 
शास्त्रियों ने इसे सर्वेमुख-स्थानीय वणे माना हे । 

(ग) जिह्वोपाग्र-तालव्य तथा मूद्ध त्य ध्वानिया म जिह्वो का उपाग्र- 
भाग ऊपर उठता है । मद्ध न्य ध्वतियों में जिह्वा का उपाग्र काफी पीछ हट- 
कर तथा उलटकर अधोभाग से मूर्द्धा को छूकर फिर आगे बढ़ जाता है 
इसी लिये इनमें प्र तिवेष्टित जिह्वोपाग्र करण है । जिह्वा पीछे हटकर आगे बढ़ती 
है, अतः लोगों को भ्रम हो जाता हे कि मूद्धन्य ध्वनियो का उच्चारण-स्थान 
तालव्य ध्वनियों से ऊप! या भीतर की ओर है । 

| (घ) जिह्लाग्र-वत्स्य (दन्तमूलीय) यथा दन्त्य ध्वनियों मेँ जिह्वा का 
भग्रभाग ऊपर की ओर आता है । स्बरों में इ, ई, ए, ऐ के भी उच्चारण में यही 
भाग करण है, इसी लिये इन्हे अग्रस्वर कहते हैं। 

(ङ) अधोदन्त- व के उच्चारण में अधर के साथ अधोदन्त भी ऊपर 
उठते हैं। दोनों ही ऊपर उठकर भोष्ठ के पास पहुंचते हैं, इसीलिये इसे 
दन्तोष्ठय ध्वनि कहते हें । 


१. जिह्मामूलीय * को भी जिह्वामूलोय इस लिये कहते हैं कि उसका करण 
(८-0. Dr. र्ाविऽह्ामूचहट4विल्व्मिऽतऽड ऽ) Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


न्य 


१० माध्यमिक व्याकरण एवं रचना 


(च) अधर--ओष्ठ्य ध्वनियो के उच्चारण में अधर अर्थात्‌ निचला ओठ 
करण का कार्य करता है, और ओष्ठ अर्थात्‌ ऊपर का ओठ स्थान का, इसी लिये 
इन्हे द्वयोष्ठ्य कहते हैं । 

(छ कोमलतालु और अलिजिह्वा-स्वरयन्त्र से ऊपर आ जाने पर 
शवास-वायु को दो मार्ग मिलते हैं, मुख-विवर तथा नासिका-विवर । इन दोनो 
के बीच काकलक पेंडूलम की भाँति लटकता रहता है। मुखविवर की छत ती 
अपेक्षाकृत स्थिर रहने से स्थान हे, करण नहीं, परन्तु उसका पिछला भाग, जिसे 
कोमलतालु कहते हैं, स्थान के साथ करण का भी कार्यं करता है । अनुनासिक 
ध्वनियो के उच्चारण में कोमलतालु तथा उससे नीचे लटकती अलिजिह्वा 
(कौवा) कुछ नीचे झक जाते है, जिससे बाहर निकलनेवाली हवा का कुछ अंश 
मुखविवर के अतिरिक्त नासिका-विवर से गूजता हुआ निकलने लगता है 
इसी लिये इन ध्वनियो' में अनुनासिकता आ जाती है । शेष ध्वनियो के उच्चारण 
के समय कोमलतालु और अलिजिह्वा ऊपर उठकर नासिका की ओर जाने- 
वाले श्वास-मार्ग को सवंथा ढँक देते हैं, जिससे उनमे तनिक भी नासिक्यता 
नहीं आ पाती । इस प्रकार, सभी नासिक्य ध्वनियो में कोमलतालु और अलिजिह्ना 
(तथा नासिका-विवर) करण हैं । 

करणो की भाँति सक्रिय होकर ध्वनि उत्पन्न तो स्व्रतंत्रियाँ भी करती 
हैं, किन्तु वे मुखविवर से बाहर हैँ, अतः उनका प्रयत्न बाहू य कहा जाता हे । 
इस प्रकार स्वरयन्त्र-विवर तथा मुख-विवर दोनो में विवृतता-संवृतता की 
चर्चा से भ्रम नहीं होना चाहिये, पहला बाहू य प्रयत्न का विषय है, दूसरा 
आभ्यन्तर प्रयत्न का । 


उच्च।रण-स्थान 


\ 


मुखविवर में ऊपर अद्ध वतु'ल छत के जिस भाग के पास करण के, उठ आने 
से वायु थोड़ा रुककर निकलने के कारण पुणं वणात्मक ध्वनि का रूप ग्रहण कर 
पाती है, वह भाग ही स्थान कहलाता हे । 

वर्णो के निम्नलिखित स्थान है : --- 


(क) कण्ठ :--यह मुखविवर की छत का, जिसे साधारणतः जनभाषा 
में तालु कहते हैं, सबसे पिछला भाग है । इसे कोमलतालु भी कहते हैं। अण, 
कखगघङहतथाविसगं और जिह्वामूलीय के उच्चारण में जिह्वामूल कण्ठ के 
पास जाकर हवा का मागं रोकता है, इसलिये ये सब कठ्य कहलाते हैं। सूक्ष्म 
विचार करने पर इनमें भी तीन श्रेणियाँ हो जाती हैं। कवग का उच्चारण कोमल- 


वलते खीर टन जिल्द शरो १ लअकणेप्मा'ङ्चि१२०१६ धक्के n Kosh 


क 


वणे विचार बे 


कुछ पीछे से होता हे । विसर्ग तथा ह का उच्चारण उससे भी पीछे या नीचे स्थित 
काकल या स्वर-यंत्रमुख के पास से होता है। इसीलिये कुछ आचाय इन दोनों को 
स्वरयन्त्रमुखी, काकल्य या उरस्य भी कहते हैं, और कुछ कोमलतालु से 
लेकर वहाँ तक के भाग को एक ही नाम कण्ठ देकर इन्हे भी कण्ठ्य ही कहते 
हैं। कुछ आचाय 'अ' को सर्वेस्थानीय भी कहते हैं, क्योंकि इसका करण 
जिह्वामध्य हे । क कण्ठ्य संघर्षो है । 

(ख) तालु :--कण्ठ से आगे बाहर की ओर जो भाग है उसे तालु कहते 
हैं। आजकल कण्ठ को कोमलतालु कहने के कारण अन्तर दिखने के लिए इसे 
कठोरतालु कहते हैं। इवर्णचछजझ व्यय तथा श के उच्चारण में जिह्वोपाग्र 
तालु के पास जाकर वायुमाग को रोकता है, अतः इन्हे तालव्य कहते हैं। इनमें 
भी श का उच्चारण सबसे पीछे से होता है। य तथा इ का उसके आगे से, और 
चवर्ग का उनसे भी आगे से। चवर्ग का उच्चारण पहले की अपेक्षा कुछ आगे 
घिसका हे । ज तालव्यसंघर्षी हे । 

ए ऐ में अ और इ दोनो का मिश्रण ह, अत: ये दोनो कण्ठ भोर तालु 
दोनो से उच्चरित होने के कारण कण्ठतालव्य कहलाते हे । 

(ग) मूर्घा- तालु से भागे या बाहर और दाँतो से पहले के खुरदरे 
भाग को मूर्धा कहते हैं। ऋवण ष तथा ट ठ ड ढ ण और रके उच्चारण 
में जिह्नोपाग्र मूर्धा के पास जाता हे । अतः इन्हे मूर्धन्य कहते हें । इनमें भी 
सबसे पीछे से क्र का, तब ष और टवगे का और सबसे आगे अर्थात्‌ ऊपर के 
दाँतो के मसूढे (वत्सं) से र का उच्चारण होता हे । इसी लिए कुछ आचार्य र को 
वत्स्ये या दन्तमूलीय भी कहते है । ड ढ़ का उच्चारण 5 तथा र के स्थान बिन्दुओ 
के बीच से होता है। 

जनता में ये तीनो भाग तालु शब्द से ही बोधित होते हैं, अत: य भीतर 
से बाहर आने की दृष्टि से क्रमशः तालुमूल, तालु-मध्य तथा तालु-शिखर भी कहें जा 
सकते है । वत्सं (ऊपर के दाँतो के मसुढ़ो ) को ताज भी 05 GE हैँ । 

(घ) दन्त (दाँत)--मूर्धा के बाद तालु म ऊपर के दाँतो स्थान 
है।ल्‌तथ द ध न तथा स के उच्चारण में जिह्वाग्र ऊपर के दाँतो के पास 
पहुंकर वायु को रोकता है अतः इन्हे दन्त्य कहते हैं। इनमें भी लू, ल, न 
तथा स का उच्चारण दन्तमूल के पास से होता है, अतः इन्हे दन्तमूलीय (या 
वत्स्यै भी) कहते हैं। परन्तु इनका उच्चारण दन्तमूलीय र के आगे (बाहर) 


से होता हे । 
(ड) ओष्ठ--मुखविवर की छत में सबसे भीतर या पीछे अलिजिह्वा या 


काकलक तथा सबसे आंगे या बाहर ओष्ठ (ऊपर का ओठ) है। उवण प फब भ म 
CC-O. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


5 


१२ माध्यमिक व्याकरण एवं रचना 


तधा व का ओष्ठ स्थान है, अतः इन्हें ओष्ठय कहते हें । इनमें भी सबसे पीछे, ओठ 
. और दाँत के बीच से व का उच्चारण होता है। व के उच्चारण में नीचे का दन्त 
| समूह भी ऊपर ओठ और दाँतो के बीच में पहुंचकर वायु को रोकता है, तथा 
शेष के उच्चारण में केवल अधर ही ओष्ठ के पास जाकर। इसलिये व को 
दन्तोष्ठ्य कहते हैं, शेष को दवोष्ठ्य । 

ओ ओ में पहले कण्ठ्य (अवण) तथा बाद में भोष्ट्य (उवण या व) 
ध्वनि का मिश्रण है, अतः इन दोनो का उच्चारण कण्ठ और:ओष्ठ दोनो से होता 
है, ये कण्ठोष्ठ्य कहे जाते हैं । 

(च) नासिका--मुखविवर की छत के भी ऊपर नासिका-विवर है। 
ङ डा ण त म एवं अनुनासिक अन्तस्थो (यें वँ ले) तथा स्वरो (अं आँ आदि) 
का अपने-अपने मुखवर्ती स्थान के अतिरिक्त नासिका भी स्थान है, इसलिये ये 
वणं अनुनासिक अथवा मुख-नासिक्य कहलाते हैं। ङञ्ाण नमतो सवदा 
अनुनासिक रहते हैं, पर स्वर तथा अन्तस्थ दोनों प्रकार के होते हैं। अभा इ 
ईय व आदि अननुनासिऊ हैं, भें आं इं ई ये वें आदि अनुनासिक । 


अनुस्वार शुद्ध नासिक्य ध्वनि हे । 

ध्वनियों में इनके अतिरिक्त भी कुछ गुण होते हैं--- 

(१) माद्रा-वर्णे-ध्वनि के उच्चारण में लगे काल को मात्रा कहते हैं। एक 
व्यंजन के उच्चारण में जितना समय लगता है उसे आधी मात्रा कहते हें । व्यंजन 
सभी अधेमात्रिक ही है । 

इससे प्रायः दुगुनी मात्रा स्वर के उच्चारण में लगती है, जैसे, अ इ उ । 
इन्हें एकमात्रिक या हस्व कहते हैं। हस्व को लघु भी कहते हें । स्वरों का एक 
दीघ रूप भी होत। है, जिसके उच्चारण में प्राय: दो मात्र एं लग जाती हे, उन्हे 
द्विमातिक या दीघ कहते हैं, जैसे आ, ई, ऊ। 

ए ओ प्राय: द्विमात्रिक मिलते हैं, एकमात्रिक अत्यल्प (जसे तेलचट्टा, गोलाई 
आदि में) । ऐ औ सदा द्विमात्रिक ही रहते हैं । 

कभी-कभी स्वरों का उच्चारण दो से अधिक मात्रा तक किया जाता है। 
ऐसे स्वर को बहुमात्तिक या प्लुत कहते हें । संबोधन में प्राय: ऐसा होता है । 
बहुमालिकता आगे तीन की संख्या लिखकर प्रकट की जाती हे । जैसे “देवद ३ त्त” 
में तीसरा अक्षर प्लुत है। एक से अधिक मात्रा वाले स्वरों को गुरु कहते हें । 
जिस हस्व के आगे कोई स्वररहित व्यंजन आता हे वह भी गुरु हो जाता हे, जेसे 
जन्म या राजन्‌ में ज का अ गुरु है। 

(२) भाघात--ध्वनियों के उच्चारण में एक और विशेषता हो सकती है, 

००७ ह सि पाप कहार ला-क है ग्यंह वशक्श! एके (०७५० 


Eo 


वणे विचार १३ 


का गुण है। पर सांनिध्य के कारण पूरे अक्षर अर्थात्‌ व्यजनयुक्त स्वर का मान 
लिया जाता है। 


यह भी दो प्रकार का होता है ।---(क) सामान्य तथा (ख) तरंगात्मक । 


(क) सामान्य आघात को बलाघात कहते हैं। प्रत्येक शब्द में प्रायः एक 
अक्षर पर अधिक वलाघात होता है, जो प्रायः दीर्घ या गुरु रहता है। ह्वस्व पर 
वहीं बलाघात होता हे, जहाँ उसके बाद का व्यंजन स्वर-रहित रहता या उच्चरित 
होता है। जैसे श्रीमन्‌. राजन्‌ मन 5 मन्‌, तुरत = तुरत्‌ आादि। जब किसी अक्षर 
से बलाघात आगे बढ़ जाता है, तो वह लघ हो जाता से-देखना-दिखाना-दिख- 
लाना । हिन्दी में इसका महत्त्व शब्द के खण्ड से अधिक वाक्य के खण्ड में मिलता 
है। उसमें बलाघात (अर्थात्‌ जोर देकर बोलने) के कारण भाव (व्यावत्य) में 
अन्तर पड़ जाता है । मैं पटना जाऊँगा का अर्थ होगा मैं ही जाऊंगा, दूसरा नहीं 
मैं पटना जाऊंगा का, मैं पटना जाऊंगा, अन्यत्र नहीं, में पटना जऊगा का 
जाऊंगा, यहाँ नहीं रहूंगा । 

(ख) दूसरे प्रकार का आघात ध्वनि-तरंग के आरोह-अवरोह से होता है । 
संस्कृत में आरोही उच्चारण को उदात्त, अवरोही को अनुदात्त तथा मिश्रित को 
स्वरित कहते हैं । इसे स्वराघात भी कहते हैं। यह संगीत का क्षेत्र हे । भोजपुरी 
में तु पढ़ब' का 'पढ़ब' दुसरी भाँति उच्चरित होता है। इसमें 'ब' (अक्षर, अ) 
उदात्त, 'प' अनुदात्त रइता हे । इम पढ़ब' का 'पढ़व' दूसरी भाँति । इसमें 'प' ही 
उदात्त रहता है । ब-अनुदात्त, हिन्दी में भी प्रश्‍न, विस्मय आदि में ध्वनि के इस 
प्रकार के आरोह-अवरोह का उपयोग होता हे । 

(ग) स्वर तथा व्यंजन एक-दूसरे के पुवे भी आ सकते हैं, बाद भी, जसे 
अक्‌ या क (क--अ); परन्तु अनुस्वार और विसर्गे स्वर के ही, और बाद ही आ 
सकते हैं । इसलिये ये किसी शब्द के आरभ में नहीं रह सकते । स्वर का उच्चारण 
बिना किसी व्यंजन के भी होता है। जसे आए । पर व्यंजन का उच्चारण प्रायः 
सदा किसी न किसी स्वर की सहायता से ही होता है; क, का, कि। 

वर्णों का उच्चारण करते समय सावधानी बरतती चाहिये। ऋका 
उच्चारण भूला जा चुका है, अब यह रि बोला जा रहा है, ऋषि का उच्चारण 
रिषि हो रहा है। पुरब में. गृह को ग्रिह कहते हैं, पश्चिम म ग्रह, उड़ीसा की 
ओर ग्रुह। रू तो ल्रि बोला ही जाता है, किन्तु हिन्दी में यह विरल प्रयुक्त है । 
अका उच्चारण भी एकरूप नहीं हैं। बिहार में क ख ग घ कहते हैं, बंगाल में 
को खो गो घो, उत्तरप्रदेश में का खा गा धा, राज्स्थान में के खेगेघ।ऐ औ को 


CC-O. अस्कुतवाले आई, सउ ३११58) हिन्दीवाले भय, अव ai ठ Kosha 


«$ 


PE, 


१४ भेध्यमिक व्याकरण एव रचना 
कोई कइलाश कहता है, कोई कयूलाश। डा तथा यें का उच्चारण-भेद दुष्कर 
है । व्यंजन--पूववर्ती न या णू भी न्‌ ही उच्चरित होता हे वऽ चित = वन्‌ चित, 
कणूटक =कन्टक । हाँ, य या वसे पूर्वे ण का उच्चारण स्पष्ट होता है; पुण्य कण्व । 
ष हो भी प्रायः लोग श ही वोल देते हैं, यद्यपि दोनों का अन्तर बतलाया जा 
सकता है। अनुस्वार और विसर्ग का तो अपना उच्चारण भी सवंथा विस्पृत हो 
चूका है। अनुस्वार कवर्ग तथा ह के पूर्व ङ, सा, चवगं टवर्ग तवर्ग तथा स के पूव 
न्‌ सा और पवगं तथा व के पूर्व म्‌ सा बोला जाता है, जेसे--दंगा = दळ गा, पंजा = 
पन्‌जा ,अंडा = अन्डा, गंदा = गन्दा, वंबई = बम्बई । संयम को कोई सब यम कहता 
है, कोई सङयम, कोई सन्यम । संलाप, संशय में भी अनुस्वार क। उच्चारण 
प्रायः ङः, न्‌ ही होता हे । विसर्ग बिल्कुल ह्‌ की भाँति बोला जाता हे पुनः - पुनह्‌ । 
पश्चिम में उद्‌ के प्रभाव से सभी उद शब्द अपने शुद्ध रण में व्यवहृत होते हे 
जैसे कसूर. खुश गम, गँर, जिन्दगी, फायदा आदि में संघर्षी स्पर्श क. ख, ग, ज 
फ का उच्चारण होता है, किन्तु हिन्दी में इन्हे ध्वनि-परिवतंन से संघर्षहीन स्पर्शो 
के समान बोलते-लिखते हैं, कसूर, खूश, गम, गैर, जिन्दगी, फायदा आदि । 

कै खग घङ के स्थान और आभ्यन्तर, प्रयत्न एक है, अतः ये सभी एक- 
जातीय वर्ण हें; एक ही वरग के कहलाते हैं, कवर्ग । इसी प्रकार अवग -चछजझ 
ञा। ट्वग-टठडढण। तवर्भ- तथ द ध न। पवर्ग-पफ बभम। 
अवण कहने से अ तथा आ दोनों (अ की सारी जातियों) का बोध होता है। इसी 
प्रकार इवर्ण, ई; उवर्ण--उ ऊ आदि । 
लिपि 

लिपि का अर्थ है लीपना। लिख्‌ (धातु) का अर्थ है रेखा खींचना । वर्ण रंग 
को कहते हैं। जब ध्वनियों को नेत्रगाह्य बनाना होता हे तब उनको किसी ठोस पदार्थ 
पर किसी भी रंग के तरल पदार्थ से रेखा खींच कर, एक विशेष प्रकार से लीप कर, 
प्रकट करते हैं। जसे 'कलम' वस्तु को 'कलम' नाम से प्रकट करना कोई तर्व- 
प्रमाणित सार्गलिक नहीं, परम्परागत क्षेत्रीय नियम है, उसी प्रकार 'क' ध्वनि को 
'क इस लिपि से प्रकट करना भी। जिस लिपि में हिन्दी लिखी जाती है उसे देव- 
नागरी या नागरी कहते हैं। इस लिपि में उच्चारित ध्वनि को प्राय: उसी रूप 'में 
उपस्थित कर देने की क्षमता है, अतः यह अपेक्षा कृत अधिक वैज्ञानिक मानी जाती 
है। यह भारतीय ब्राह्मी लिपि का ही विकसित रूप है। नागरी लिपि में हिन्दी 
वणं इस प्रकार लिखे जाते हैं । | 
(0) सभी व्यंजनों कै वे ही रूप बने रहते है, अर्थात्‌ वे जैसे बोले जाते हैं 
वसे ही लिखे जाते हैं। जैसे--फ़खगघङ। चछजझञा। 
तथद धन। पफबभम। 
रा को भांति भी लिखते 


टठडढ़ण। 
यरलव। शषसह। लकोलतथाणको 


CC-O. Dr. Ramdev Tripathi दिखने हैं। Sarai(CSDS). Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


+ 


वर्ण विचार १५ 


(२) (क) स्वर जब शब्द के आरम्भ मे भाते हैं, तब उनके निम्तलिखित रूप 
रहते हैं अ, इ, उ, ऋ, ए, ऐ, ओ, औ। अ को अ ऐसे भी लिखते हैं । 

(ख) दीघ अ को आ, इ को ई, उ को ऊ लिखते हैं, अर्थात्‌ इनकी दीघता 
प्रकट करने के प्रकार एक नहीं, भिन्न हैं । 

(ग) प्लुत स्वर को प्रकट करने के लिये उसके रूप में कोई परिवर्तन नही 
कर केवल उसके आगे ३ यह अंक लिख देते है, जो यह प्रकट करता है कि यह 
स्वर, दो से अधिक मात्रा वाला है, जैसे ओ३म्‌ का अथ यह है कि यहाँ 'ओ” प्लुत 
अर्थात्‌ त्रिमात्रिक हे । 'मोह३॥' का अर्थ हुआ कि यहाँ ह के बाद का 'अ' त्रिमा- 
त्रिक है (या तीन से भी अधिक मात्रा वाला)। कुछ लोग भ्रम से इस३ संख्या 
को इ स्वर समझकर ओइम्‌ का ओइम्‌ उच्चारण वर देते हैं । 

(घ) जव कोई स्वर किसी व्यंजन के वाद आता हैं तब उसका रूप बहुत 
परिवर्तित, संक्षिप्त हो जाता है, उस रूप को हिन्दी में मात्रा कहते हें । इनमें 'अ' 
की कोई मात्रा नहीं होती । व्यंजन के बाद यदि कोई स्वर नहीं रहता है तो 
उसके नीचे दाहिनी ओर एक ऐसा चिह्न लगा देते है, जसे क ख्‌ ग; विद्वान्‌, 
प॒थक्‌ आदि। इस प्रकार क का अर्थ हो जाता है क्‌ +अ, ऐसे ही ख = ख्‌ +अ 
आरद । इस ।चल्ल को हल्‌ कहते हैं, अतः जिस शब्द के अन्त में ऐसा चिह्न आता 
है उसे हलन्त कहते हैं । जसे पथक्‌ हलन्त है । जो ऐसा नहीं, उसे स्वरान्त कहते हैं, 
जेसे वालक स्वरान्त है। पाणिनीय व्याकरण में हल्‌ का अथ है व्यंजन, अत: जिस 
व्यंजग में कोई स्वर नहीं मिला है उस शुद्ध व्यंजन को हल्‌ कहते हैं; पर लक्षणा से 
यह स्थिति प्रकट करनेवाले लिपिचिल्ल को भी हल्‌ कह देते हैं। 

(ङ) शेष स्वरों की मात्राएं निम्नलिखित हैं :-- 

आखा क्‌+भाः का, इ= £, क्‌ +इ: कि 

ई =, क+ई = को, उ= 00 क +उ= कु 

Tr TR ७०02-20 १000 ८000000 १05७: री) 

ए =) कू+ए = के, ऐ= , क्‌+ऐ= क 

ओ- )॥, क्‌ +ओो=को, ओऔ=), क्‌+आओ: कौ 


छ हिन्दी ही नहीं संस्कृत में भी इतना कम 'ग्रयुक्‍त हे कि इसको कोई 
मात्रा नहीं विकसित हो सकी, क्‌ +ल =क्छू। और स्वरों के पूर्व व्यंजन अपने 
पूरे रूप में लिखे जात हैं, पर रू के पूर्व अधूर, हलन्त रूप में । इस प्रकार कुल 
१० मात्वाएँ हैं, जिनमें इ की मात्रा पहले लगाई जाती है। उ तथा ऊ की नीचे 
क्रमशः बाई और दाई ओर। ए ऐ को ऊपर तथा आ, ई और औ की बाद में । 


००5७) कतुस्काततरण॥००तिप्तठील्ला०) dt Sarai(CSDS). Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


१६ माध्यमिक व्याकरण एवं रचना 


इस तरह नागरी लिपि में भी ये दो ऐसे संकेत हैं जो उद्‌, रोमन आदि 
लिपियों की भाँति वर्ण के नाम को नहीं, उससे व्यक्त ध्वनि को प्रकट करते हैं 
जसे डब्ल्यू = व (॥), वाइ = य्‌ (£) आदि । 

(४) हिन्दी की बारह खड़ी निम्नलिखित हैं :-- 

क का कि की कु क्‌ के के को कौ क॑ कः 

इसमें ये त टियां हैं :-- 

क--ऋ कृ की चर्चा नही है 

कं और कः में : मात्राएँ नही स्वयं मौलिक लिपियाँ हैं। अं तथा अः 
अनुस्वार विसर्गं के मौलिक रूप नहीं, अ पर लगाये गये अनुस्वार तथा विसग हैं । 

(५) अनुनासिक कोई स्वतन्त्र वर्ण नहीं, उदात्तता आदि की भाँति अनुना- 
सिकत। वर्ण का एक गुण है। स्वरों की अनुनासिकता प्रगट करने के लिए ऊपर 
अधेचन्द्र देकर बीच में अनुस्वार लिख देते हैं। जेसे, हँसना, माँ, पिँजडा, कु जड़ा 
यू, लताएँ, मैं, भौकना आदि। हिन्दी में ङ, डा., ण न्‌ म्‌ के लिए भी अनु- 
स्वार ही लिखने को परिपाटी बढ़ रही है, यह ठीक नहीं जहाँ इनका स्पष्ट 
उच्चारण हो रहा हो वहाँ इन्हे ही लिखना चाहिये, जैसे अंक - अङ क, शंका 
= शङ का, अत = अन्त, गंध = गन्ध, कु भ = कुम्भ, कंपन = कम्पन आदि। अन्यथा 
वाङ मय, वणिड मण्डल, तन्मय, चिन्मय, मृन्मय, जन्म, अन्यथा, सम्राट, नम्र, 
अम्ल आदि में भी अनुस्वार लिखने की प्रकिया आरम्भ हो सकती है, जो अशुद्ध 
औरअत्रेज्ञानिक होगी । 


वणयोग 


किसी शब्द के अन्त में दो व्यंजन नहीं रह सकते, किन्तु परवर्ती स्वर के 
पुव अनेक व्यजनो के गुच्छ का भी उच्चारण हो जाता है; जेसे स्वप्न, सान्त्वना, 
स्त्री, काष्ण्य कात्स्न्य आदि | 
जब दो से अधिक व्यंजन निरन्तर प्रयुक्त होते हैं तब उनमें से एक की ही 
लिपि पूरी शेष की अधूरी या विकृत हो जाती है। साधारणत: यह नियम है कि 
जिस व्य जन के बाद कोई स्वर आता है वह पूण या अविकृत और जिसके बाद 
कोई व्य जन आता है वह अपूर्ण या विकृत लिखा जाता है, जेसे भक्त = भकत, 
सत्कार = सत्‌ कार॥ . 
(क) परन्तु र्‌ संयोग के अन्त में आने पर भी स्वयं ही विकृत होता है, 
पूववर्ती व्य जन नहीं । र्‌ जिस व्यजन के पूवं उच्चरित होता है उसके सिर पर ` 
ऐसा रेफ-रूप धारण कर हे ' री 
ऐ gi | कर लेता है, और जिसके बाद 'उच्चरित होता है उसके नीचे, । 
०८-०. फेसर तुहादलांदुन)5वक((ककूळ. ओमव (गम ०६) ३६३४ ९४२९७१5१० 
3 १ 4 ¢ NE 


वर्ण विचार १७ 


(ख) ङटठडढद तथा ह के वाद आया व्य जन ही अधरा, शिरोरेखा- 
हीन हो जाता हैं; ये यथापूर्व बने रह जाते हैं; जैसे- द्वार, विह्लल आदि । 

(ग) शके बाद र, न, च, व आदि के आने पर शकी आकृति ऐच्छिक 
रूप से बदल जाती है; जेसे--श-रच्श्र आदि] 

(घ) कुछ व्यंजनों के संयोग में दोनों की लिपियो में विकार आ जातां है 
जसे--ह +म ह +य=ह्यआदि। 

(ङ) कुछ व्यंजनों का संयोग होने पर दोनों के स्थान में एक 
नयी-सी लिपि वन जाती है, जिससे पहचान में ही नहीं आता कि यहाँ किन दो 
का संयोग हे; जेसे--क्‌ प ७ क्ष, जू-- जय 5 ज्ञ, द+ 


(च) द+ऋ को द जसा, तथा ट--ट को द्र जैसा लिखकर अन्तर रखना 
हिए, अन्यथा भ्रम हो जावा है । 


च 


(छ) त्‌: न-त्न ल जैसा हो जाता है, इसका भी अन्तर सावधानी से 
करना चाहिये । 

(ज) जहाँ भ्रम या असुविधा हो, वहां पूर्ववर्ती में हल्‌ चिह्न देकर उत्तरवर्पी 
व्यंजन को पृथक्‌ ही लिखना चाहिये; जैसे--आढ्य, प्रहलाद, पदम आदि । इसलिये 
यदि तक को तर्‌क और तक्र को तक्र, कर्म को करम, क्रम को क्रम, यत्न को 
यतन तथा भक्त को भकत लिखें, तो अधिक अच्छा रहेगा। द्वार में भी संदेह 
रह जाता है कि पहले द्‌ है या व्‌, अत: द्वार ही लिखना ठीक हे । ` 


झ) जब दो व्यंजन अव्यवहित आते हैं, तो उन्हे संयुक्त व्यंजन कहते हैं; 
जसे ख्याति में ख य्‌ संयुक्त व्यंजन है । 


(जञ) पक्का में क्‌ क्‌, बच्चा में च्‌ च्‌, खट्टा मेंट्‌ ट्‌, पत्ता में त्‌ त्‌ आदि भी 

` संयुक्त व्यजन हैं, इन्हें द्वित्व या दोघं व्यंजन नहीं कहना चाहिये, क्योंकि दीर्ध का 

अथ हैं द्विमात्रिक एक वर्ण, जो केवल कोई स्वर ही हो सकता है, व्यंजन नहीं । 

क्‌ + के आधी-आधी मात्रा के दो व्यंजन हैं । ये सजातीय संयोग के उदाहरण हैं । 

अड्डा में सजातीय संयोग है, खड्ग में विजातीय । 

जहाँ संयुवत वर्ण में हुस्व इकार देना होता है, वहाँ पूरे संयोग के ही पुष 

देते हुँ, जेसे-शक्ति । इसे शक्ति, अग्नि जैस! लिखना अशुद्ध है । वस्तुतः संयुक्त 

स्थल में हृस्व इकार देना हो, तो संयुवत व्य जनों को परथक-प्रथक्‌ ही लिखना ठीक 
होता हे; जेसे--भक्‌ति, पड कृति, अगूनि आदि । 


CC-O. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


१८ साध्यमिक व्याकरण एवं रचना 


जहाँ दो अव्यवाहत स्वर रहते हैं, वहाँ य अथवा व की श्र ति अवश्य होती 
है, पर क्रमशः इसे नहीं लिखने की प्रथा बढ़ रही हैं; जैसे--- 

नयो--न$, गयी--गई, गये--गए, नये--नए, आये--आए पाये--- 
पाए, ली जिये---ली जिए, दीजिये यिये--अआइए । कई--कयी, सुई--- 
सुया, भाइ- भायो, लेई---लेयी, कोई--कोयी आदि में य की तथा हआ--हवा 
कमार--फमावू, आओ--आवो आदि में व्‌ की अल्प श्रुति होती है, किन्तु हिन्दी 
में यह (अल्प) श्रुति लिखी नहीं जाली । आ--आ. ३ +आ आदि के वीच य 
की श्रू ति स्पष्ट होती है, अत: अवश्य लिपि-बद की जाती है, आ+ आर आया 
खा--आ-खाया, दि + आ = दिया, पि-|- आ = प्या । 


~ 


जस अव्यवहित दो ब्य जनों के योग को संयोग कहते हैं, बैसे अव्यवहित दो 
स्वरों के योग को नहीं । इन्हे केवल निरन्त रागत स्वरं #हते हैं । 
अक्षर (सिळेवळ) 


(क) एक अकेला स्वर एक अक्षर भी कहा जाता है; जसे--आ । 


॥ 


(ख) यदि दो स्वर निरन्तर हैं, तो ८ 


पन्त, 
» 


अक्षर होंगे; जेसे---आओ । 

(ग) स्वर के बाद या पहले आया व्यजन स्वर के साथ मिलकर एक ही 
रशर बनाता हे; जसे--क था अक्‌, का या आक; वाक, त्वक । | 
(घ) जो स्वर लिखे जाने पर भी उच्चारित नहीं होता, उससे अक्षर नहीं 
बन न हाट 
पा जस--अब (अबू) एक ही अक्षर मान! जाता है, 'इधर (इधर्‌) या भगदड़ 
भगद TST तिनी | 
( हे इ) दो ही अक्षर । पर तु यह ध्यान में रखना चाहिए कि चरमोत्कर्प 
मानासकता, आवश्यकता हैः मन टर हे 

जता आद चमत्किष, मांसिकता, आवश्यक्ता आदि 

) TUL, जावश्य क्त [SS fl 
घन जाएँ । | गव 


(ङ) संयुक्त व्यंजन का एक खण्ड दववता अक्षर का अंग वन सकता है 
इसरा परवर्ती का; जसे--स्थान में 'स्था' एक अक्षर ह, किन्तु अवस्था में (अ+ बस 
जथा) स्‌ पूर्ववर्ती अ का और थ परवर्ती आका अग ह, धाष्ट्यमैर तथा प 
पुववर्ती आ का, ट्‌ तथा य्‌ परवर्ती अ का (धार्‌ष्‌ + ट्‌ यू अ) | अर्थात्‌ एक वार 
म धाष का उच्चारण करना चाहय, दुसरी वार में टय का । खडग को ख +ड्ग 
नहीं, खड्‌ +ग बोलना चाहिये । 


न्दी में विवरण (वत्त नी) की अशुद्धियाँ 
दुकानों, बसों, विज्ञापनों तथा अखबारों देखने में आती है; जैसे :-- 


CC-O. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


वर्ण विचार 


अशद्ध 


अत्याधिक 
अध्यन 
अनाधिक 
अनाधिकार 
अनुशाशन 
अनुसूया 
अवन्नति 
अहिल्या 
आधीन 
आवृत्त 
आशीवाद 
ड्न्दिरा 
उत्तपत्ति 
उत्तीण 
उदंड 
उदेश्य 
उपरोक्त 
ऐसा 
कुर्णठत 
क्षात 
खड ग 

ग्‌ प्म 
घचिष्ट 
चिन हे 
चुनाओ 
जनजाल 
जन्ता 
जंम 
जन्मानस 


Ee 


शुद्ध 


अत्यधिक 
अध्ययन 
अनधिक 
अनधिकार 
अनुशाप्तन 
अनसूया 
अवन ति 
अहल्या 
अधीन 


आशीर्वाद 


जन्म 
जनमानस 


जंसख्या 


ज।प्रतावस्था 


तितिया 
दम्पत्ति 
दुरावस्था 
द्वारिका 


निएि 
सतत 

नी युदक 
पचम्‌ 
पिछले 
पणम 
पुज्यनीय 
पदिक 
पौर्वात्य 
नत्युत्‌ 
प्रसन्ता 
भारतीए 
भिज्ञ 
मदत 
मनजिल 
मनमथ 


श्चत्‌ या निश्चित 


१६ 
शद्ध 
जनसंख्या 
जागरितावच्था 


(या जाग्रदवस्था) 
जाग्रत्‌, जागरित 
ज्यो ति रिष्द्र 

तत्पर 

तृतीया 

दम्पति 

दुरवस्था 

द्वारका 

द्वितीय 


निश्चित 
निश्चित 
नवयुवक 
पचम 

पीछे 

पूणिमा 

पुज्य, पूजनीय 
पे तृक 

पूर्वो, पौरस्त्य, 
प्रत्युत 
प्रसन्नता 
भारतीय 
अभिज्ञ, विश 
मदद 
मंजिल 

मन्मथ 


CC-O. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


२० माध्यमिक व्याकरण एवं रचना 
अशुद्ध शुद्ध अशुद्ध शद्ध 
मनहर मनोहर वृतांत वृत्तांत 
मन्मोदक मनमोदक शशि जशी 
मनोकामना मनस्कामना शारिरिक शारीरिक 
मिष्ठान्न मिष्टान्न शन्य शन्य 
मुक्ती मत्त श्राप शाप 

श्रोत या स्त्रोत स्रोत 
राज्यकीय राजकीय 
लघृत्तम लघुतम >: तज ट 
दा लज सच्यासी संन्यासी 
कि का तिळ सन्मान संमान, सम्मान 
लालाइत आ मिल सम्वाद संवाद 
वरदाने नदि सम्वरण संवरण 
वशस्वद्‌ द साम्यता साम्य, समता 
वाह्य वाह्य (वाहरी) सुश्रूषा REN 
विद्यालीय विद्यालयीय सोजन्यता सौजन्य, सुजनता 
विद्रप विरूप स्त्रीयों स्त्रियों 
विद्वता विद्वत्ता स्वस्थ्य स्वस्थ या स्वास्थ्य 
विधाएक विधायक हस्ताक्षेप हस्तक्षेप 
विश विष हाँथी हाथी 
पुनरोदय पुनरुदय प्रदशन प्रदर्शन 
उद्दात उदात्त बिकलाँग विकलांग 

अभ्यास 


(१) हिन्दी में अपने कुल कितने वर्ण हैं ? 


(२) हिन्दी ने किन विदेशी ध्व नियों को अपना लिया है ? 
(३) मात्रा से आप क्या समझते हैं ? 

(४) कक, च्च को द्विमात्लिक कहना क्यों गलत है ? 

(५) क्ष, त, ज्ञ स्वतंत्र वर्ण नहीं, वर्ण-द्रय-संयोग हे, केसे ? 


CC-O. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


अध्याप २ 
सन्धि 

सन्धि का अर्थ है मेल । जव एक से अधिक वर्गो के योग, अति समीपता के 
कारण उनमें से एक या अने॥ में कोई रूप-परिवत्त न (उपस्थित) होता हे, तो कहते 
हैं, इनमें सन्धि हुई हे। दो राजाओं की सन्धि में भी दोनों के अधिकार और 
कत्तव्य में कुछ अन्तर, वृद्धि या न्यूनता हो जाती है। 

सन्धि स्थलत: तोन प्रकार को होती है :>दीनों भोर स्वर के रहने से स्वर 

सन्धि होती हे, दोनों ओर या एक ओर व्यंजन रहने से व्यंजन सन्धि, विसर्ग के 
बाद स्वर या व्यंजन के आने से विसर्ग सन्धि । 
स्वर सन्धि 

स्वर सन्धि के निम्नलिखित भेद हैं : -- 

(क) अद्ध स्वर या यण्‌ सन्धि :-र्‍य दि आगे कोई भिन्न जातीय स्वर रहता 
है, तो पूर्ववर्ती इवर्ण (इ या ई) के स्थान में य्‌, उवर्ण (उ या ऊ) के स्थान में र्‌ 
तथा ऋवर्ण के स्थान में र्‌ हो जाता है (स्वर के स्थान में अद्ध स्व॒र); जैसे-- 

[१] इ का य्‌--अति+अधिक =अतूय अधिक -- अत्यधिक । भभि-- 
अर्थी =भभूय्‌ अर्था - अभ्यर्थी । अति + आधिक्य = अत्य्‌ आधिक्य = अत्याधिक्य । 
अभि -- आगत = अभूय्‌ आगत = अभ्यागत । प्रति+उत्पन्न = प्रतय्‌ उत्पन्न = 
्रत्युत्पन्न। ति+ऊन=न्‌य्‌ ऊन =न्यून। प्रतिञएक = प्रत्य्‌ एक = प्रत्येक । 
अति +-ऐश्वयं - अत्य्‌ ऐश्वयं = अत्यैश्वयं । दधि ओदन = दध्योदन अति -- 
औदायं = अत्यौदायं । 

[२] ई का य्‌--दासी + अथ = दास्यथ । देवी + आराधना == देव्याराधनः। 
स्त्री + उचित = स्त्युचित, नदी -- नद्यूमि, पत्ती +-एषणा = पत्व्येषणा आदि । 

[३] उ को व्‌ --सु + अल्प ८ स्वल्प । सु+आगत - स्वागत । अनु + 
इति -- अन्विति । अनु --ईक्षण =अन्वौक्षण । अनु + एषण =अन्वेषण । 

[४] ऊ का व्‌--वधू+-अथ = वध्वथ । वधू+-आचरण = वध्वाचरण । 
वध्‌ +- इच्छा = वध्विच्छा आदि । 

[५] ऋ का र--पितु+आवास = पित्रावास, मातृ -: अर्थ = मात्नथं, 
भ्रातृ + इच्छा = भ्रान्लिच्का । | 


CC-O. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


pes 


माध्यमिक व्याक रण एवं रचना 


~ 
ए 


(ख) अयादि सन्धि--आगे किसी भी स्वर के रहने पर पुवंवत्ती ए के 
स्थान में अय्‌, थो के स्थान में अब, ऐके स्थान में अय्‌ और औ के स्थान में 
आव हो जाते हैं; जेसे-- 

ने+अन=न्‌ अय्‌ अत = नयन । ने+अक=न्‌ आय्‌ अक - नायक। 

भो+ इष्णु = भ्‌ भव्‌ इष्णु = भविष्णु । यो+ अन - य्‌ अव्‌ अन=यवन । 

पो भन - प्‌ अव्‌ अन=पवन। पौ ३ अक प्‌ आवृ अक = पावक । 
भो+-ई=भ आव्‌ ई=भात्री, भो. उक = भ्‌ आव = भावुक । 

आगे व (कारादि) प्रत्यय रहने पर भी ओ का अव्‌ तथा औ का आव हो जाते 

हे; गो+य = गव्य, भो +य = भव्य, नौ+य - नाव्य, भौ +य = भाव्य । 

(ग) गुण सन्धि---अवर्ण के बाद यदि इवर्ण आता है, तो दोनों के स्थान में 
एक.ए; उवर्ण आता हे, तो दोनों के स्थान में एक ओ और ऋवण आता है, तो दोनों 
के स्थान में एक अर्‌ हो जाता है (ए, ओ तथा अर्‌ को गुण स्वर कहते हैं); जेसे :- 


ज्ञान + इन्द्रिय = ज्ञानेन्द्रिय । भानव - इन्द्र = मानवेन्द्र । 
भूवन -- ईश्वर = भूवनेश्वर । उप +- ईक्ष = उपेक्षा । 
यथा + इष्ट = यथेष्ट । महा + ईश्वर = महेश्वर । 
पुरुष -- उत्तम = पुरुषोत्तम । नव +ऊडा = नवोढा । 

देव + ऋषि = देर्वाष । महा +ऋषि = भहषि । 


(घ) वृद्धि सन्धि - अवर्ण के वाद यदि ए अथवा ऐ आता है, तो दोनों के 
स्थान में एक ऐ और य दि ओ अथवा औ आता है, तो दोनों के स्थ [न में एक औ 
हो जाता है, (ऐ तथा औ को वृद्धिस्वर कहते हैं) जैसे--- ] 


पुत्र + एपणा पुत्रेषणा । सदा +एव = सदेव । 

मत + ऐक्य = मतेक्य । महा + ऐश्वय = महेश्वय । 
परम +-ओपधि = परमौषधि । महा +भोषधि = महौषचि । 
परम --भोषध परमोषध । महा + औषध = महौषध । 


(ङ) दीघं सन्धि--जब अ, इ, उ में से कोई भी ह्वस्व या दीर्घ, दो 
सजातीय स्वर, अव्यवहित भागे पीछे आते हैं, तब दोनों को हटाकर उनके स्थान में 
एक सजातीय दीघ स्वर हो जाता है (आ, ई, ऊ, ऋ को दीव स्वर कहते हैं] जेसे- 


स्व + अथ स्वाथ। | त्राण + भायाम = प्राणायाम । 
विद्या + अर्थी = विद्यार्थी । विद्या + आलय = विद्यालय । 
ह मुनि + इन्द्र = मुनीष्द्र । परि + ईक्षा = परीक्षा । 
मही + इन्द्र = महीन्द्र । सती -- ईश = सतीश । 
१ सु +- उक्ति = सूक्ति । सु +- ऊष्म = सुष्म । 
` वधू + उत्तम =वधूत्तम। ` वधू +ऊहित - वधूहित । 


CC-O. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


सन्धि र 
(च) प्रकृति भाव--जब दो स्वरों क्र अव्यव हित रहने पर भी अवश्य-प्राप्त 
सन्धि नहीं की जातो है, तब कहते हैं, यहाँ प्रकृतिभाव हो गया है, अर्थात दोनों 
स्वरों ने अपनी प्रकृति बचा रखी हैं, परिवर्तन नहीं हुआ हे, जेसे--- र 
तु--अवसर = सुअवसर । सु--शन्त = सुअन्न । कु--अन्न = कुअन्न । 
मातृ + ऋण =मातृक्ाण। २ +-ऋषि >-देवकरषि । अति -- उत्तम । 
अतिउत्तम । हरि , इच्छा - हरि इच्छा । राम ' अवतार -- रामावतार । 
| अपवाद-- कुल + अटा -- कुलटा, विम्ब -- ओष्ठ > बिम्बोष्ठ, स्व--ईर = 
स्वर, प्र+ऊढ प्रौढ, अक्ष-- ऊहिनी -- अक्षोहिणी, गो --अक्ष =गवाक्ष, गो +- 
इन्द्र र्‍गवेन्दर, मात्त +अण्ड --मार्त प्ड, हल + ईषा = हली पा । सोस $ 
शुद्धोदन, प्र + एषण =प्रषण, वन + पति -- वनस्पति, हरि चन्द्र > हरिश्चन्द्र, 
गो + पद = गोष्पद, विशव = मित्र - विश्वामित्र, पर ` अक्ष --परोक्ष । दुर्‌ उदर 
== दुरोदर । 

व्यजन सस्धि 
१, किसी भी वग का अनुनासिक- भिन्न कोई भी वणं यदि किसी पद के 

अन्त म आता हे यदि आगे कोई भी घोष वर्ण आता है, तो वह अपने वर्ग के :-- 

(क) तीसरे वर्ण में परिणत हो जाता है; जेसे--वाक्‌ : इन्द्रिय -- वागि- 
( द्रय, वाक्‌ जाल -=वगूजाल, सम्यक्‌ + दृष्टि =-सम्यग्‌ दृष्टि, वाक्‌ | बल =, 
वागूबल, सत्‌ | आनन्द -- सदानन्द, सत्‌ ` गति ==सद्गति, सत्‌ ' शव -सद्भाव 
जगत्‌ -- ईश्वर - जगदीश्वर, स्यात्‌ --वाद = स्याद्वाद (इसे घोषीभाव कहते हैं) 
बृहत्‌ --यज्ञ= वृहद्‌ यज्ञ, वाक्‌ +- रोध=वाग्रोध्। 

(ख) पहले वण में परिणत हो जाता है, यदि आगे कोई अधोष अर्थात 
क, ख, च, छ, टठ, त थ, प फ, अथवा श ष स में से कोई वर्ण आ रहा हो; (इसे 
अघोषीभाव कहते हैं); जैसे - 
तद्‌ -- सम =तत्सम, वणिग्‌ - कर्म -वणिक्‌ कर्म, दिग्‌ -: पाल == दिक्पाल, उद्‌ + 
खनन,उ\खनन,आपद्‌ -- काल == आपत्काल,प रिषद्‌ ~- पत्रिका -- परिषत्प विका,सुहद 01 
सघ -सुहृत्सघ, संसद्‌ .- सदस्य -- संसत्सदस्य, उद्‌ :-साह्‌ = उत्साह, पड्‌ कोण =- 
षड्कोण, षड्‌ -- पद न षट्पद, षड्‌ -- चक्र -- पट्चक्र, उद्‌ ।- फुल्ल == उत्फुल्ल । 

(ग) ऐच्छिक रूप से पांचवे अथवा तीसरे वर्ण में परिणत हो जाता है, यदि 
आगे कोई अनुनासिक व्यंजन आ रहा हो (इसे अनुनासिकीभाव कहते हे); जेसे-- 
सम्यक्‌-- नीति - सम्यड नीति, या सम्यगनीति अवाक -; मुख - अवाङ मुख या 
अवागभुख, सत्‌ - मति >सर्न्मात या सद्मति, जगत्‌ “नाथ -- जगन्नाथ या, 
जगद्नाथ, दिग्‌ :-मण्डल > दिङ मण्डल या दिग्‌मण्डल सुहृद्‌ -' मण्डल सुहन्मण्डल 
या सुहूद्मण्डल, पड्‌ । मुख ==पणमुख या षड्मुख। | 


CC-O. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


२४ माध्यमिक व्याकरण एव रचना 


यदि वह आगेवाला अनुनासिक व्यजन किसी प्रत्यय का हे तो यह 
भनुनासिकता नित्य रहती हे; जेसे-तद्‌-- मय तन्मय, वाक + मय -- वाङमय; 
मत्‌ + मय = मून्मय, जगत्‌ | मात्र == जगन्मात्व । 

अपवाद--तड्‌्- कर = तस्कर, वृहत + पति =बृहस्पति, पतत्‌ -|- अंजलि = 
पतंजलि । 

(२) आगे तालव्य वणं रहने पर दन्त्य वर्ण के स्थान में भी तालव्य वर्ण 
ही हो जाता है, जेसे--उत्‌ +-छेद = उच्छेद, सद-!- जन == सज्जन, सत्‌ -- चरित 
सच्चरित्र, उद्‌+ ज्वल = उज्ज्वल भगवद्‌ - ज्ञान == भगवज्ज्ञान, सदसत्‌ ज्ञ।न = 
सदसज्ज्ञान, दुस्‌+- चरित = दुश्चरिता, निस्‌ -|- छल == निश्छल । 

(३) ल्‌ के पूर्ववतींद्‌ (यात्‌) का भी ल्‌ हो जाता है; जैसे--उद्‌ या 
उत्‌ । लास = उल्लास, तद्‌ -| लीन ==तल्लीन, बृहत्‌ + लाभ =वृहल्लाभ । 

(४) इसी प्रकार भागे मूद्ध न्य व्यंजन रहने पर दन्त्य का भी मूद्ध न्य ही 
हा जाता है; जेसे-उद्‌ | डयन --उड्डयन, उद्‌ +- डीन = उड्डीन, दुस्‌ !- टल == दुष्टल, 
दुस्‌ । टकित =-दुष्टंकित, दुष्‌ - त: दुष्ट, बुप्‌ | ति=वृष्टि, षष्‌ -- थ = षष्ठ | 

(५) अनुनासिक भिन्न स्पशों के बाद आएश्‌ का छ हो जाता है, यदि 
श्‌ के बाद कोई स्वर या अद्धश्वर आ रहा हो; जेसे--उत्‌ -। श्वास -- उच्छ्वास, 
सत्‌ - शास्त्र -- सच्छास्त्न, उत + श्र खल = उच्छु खल, उत्‌ +- शिष्ट = उच्छिष्ट । 

i (६) यदि अनुनासिक-भिन्न स्पर्श के बाद हूं आता है. तो उस ह के स्थान में 
पुबवर्तो स्पश का ही सवर्गीय चोथा वर्ण हो जाता है; जैसे-उद -- हत -- उद्धत, उद्‌ | 
>> उद्धार तद 1 हित = उद -' दरण ~~ पट ८: 

हार +-उद्धार,तद्‌ । हित ->तद्वित,उद्‌ + हरण = उद्धरण, वाक +- हा नि = वारा नि । 

1७ अथ उपसर्ग 3 रि क्‌ न 

७) पा चर अधवाआ उपसर्ग के बाद यदि छ आता है, तो बीच में 
च का आगम हो जाता हू, जेसे--स्व ! छन्द --स्वच्छन 
तया दु २९९ १ स्व - छन्द >> स्वच्छन्द, परि = छेद = परिच्छेद, आ 

“दत माच्छादन, एक -- छत्र -- एकच्छत्र, प्र-- छन्न -- प्रच्छन्न । 


(5) किसी पद के अन्त मेंआएम्‌ के बाद यदि कोई व्यंजन आता है, 
तो इस भ का अनुस्वार हो जाता है और उस अनुस्वार के आगे किसी स्पर्श वर्ण 
कै रहने पर ऐच्छिक रूप से उसी वर्ग का पचमाक्षर, जंसे---सम -- आचार 
समाचार, पर सम्‌ +- वेदन = संवेदन, सम्‌ -- यम संयम सम्‌. सार =संसार 
सम्‌ --कर सकर, सङ कर्‌, सम. ख्या =- संख्या, या सङ ख्या, सम्‌ - गति = संग ति 
या सडङगति, सम्‌ "चय =संचय या सञ्चय, सम - ताप क दाया स्ताप 
सम्‌ "भव -्सभव या सम्भव, सम्‌ -- मति = समति पर सम्मति | 5 


CC-O. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


सन्धि २५ 


भववाद--सम्‌ | कार -- संस्कार, सम्‌ - करण संस्करण, सम्‌ + कृति - 
संस्कृति, सम्‌ +-कृत संस्कृत । (बीच में स्‌ आ जाता हे) । 


(६) पद के अन्त में आए स्‌ कार्‌ हो जाता है, यदि आगे कोई 
वर्ण आ रहा हो; जैसे--निस्‌ !-आश -- निराश, निंस्‌ -- उक्ति -- निरूक्ति, निस्‌ -`- 
गम -- निगम, निस्‌! बल -- निवंल, निस्‌ -वंश =निवं श, दुस्‌ +- ऊह्‌ --दुरूह, 
दुस्‌ - गम दुर्गम, प्रादुस्‌ + भाव = प्रादुर्भाव । 

(१०) यदि सकारस्थानीय र्‌(अथवा उसके विसग) के पूव अ पा आ आए आर 
बाद में असे भिन्न कोई स्वर हो, तो र्‌ का लोप हो जाता हे; जसे--अतस्‌ - एव = 
अतर्‌ एव :: अतएव । प्रातर्‌ +- एव -- प्रातरेव होता है, क्योंकि यह र्‌ मौलिक हे । 


११. पद के अन्त में आए हुस्व भके परवर्ती सकार स्थानीय र्‌ (या 
उस के विसर्ग) का उ होकर अ ! उ के योग से थो हो जाता हे, यदि आगे कोई 
घोष व्यंजन (गघङ,जझ छा, डड ण, दधन,वभमयर ल व, ह) अथवा 
ह्रस्व अ आ रहा हो; परवत्ती ह्रस्व अ का पुवरूप भी हो जाता है; जसे--भधस्‌ 
_ गति =अधोगति, मनस्‌! ज मनोज, यशस्‌ दा =यशोदा, पथस्‌ = धि = 
पयोधि, मनस-! बल -- मनोबल, मनस्‌ ¦ हर -- मनोहर, मनस्‌ -- रम = मनोरम, 
मनन्‌ | अनुकूल =मनोःनुकूल, मनस्‌ + अनुसार = मनोनुसार, तेजस्‌-अनुरूप तेजो 
नुूप आदि । परन्तु अन्तर --गत =अन्तगत, प्रातर्‌ +भटन =त्रातरट्/ 
पुनर्‌ -गमन =पुतर्गमत, पुनर्‌ + अपि पुनरपि, प्रातर्‌} आश = प्रातराश । 

ध्यान रखना चाहिए कि मनस, पयस, यशस, अधस, तेजस, शिरस, 
तपस., बयस्‌ ओजस्‌ श्रादि में मूल स्‌ है और पुनर्‌, प्रातर्‌, अन्तर स्वर्‌ आदि में स्‌ 
नहीं र्‌। इसीसे सन्धि में अन्तर पड़ जाता हूं । 

अपवाद-अहन्‌ के बाद रात्र या रात्रि आए, तो अहोरात्र, पर “दिव आवे 
तो अहदिव हो जाता हे । 

१२. प्रत्येक पदान्त र्‌ का विसर्ग हो जाता है, यदि आगे कोई अघोष (क, 
ख, च, छ, ट, ठ, त, थ, प. फ, श,ष, स) वर्ण भा रहा हो; जैसे-निस्‌ या निर्‌-- 
सार -=निःसार दुस या दुर्‌ +-साहस =दुःसाहस दुर्‌ -- ख = दुःख, पयस्‌ त पानं = 
पयःपान, पुनर +- परीक्षा ==पुनःपरीक्षा, पूनर्‌ + संशोधन = पूनःसंशोधन । 

र्‌ के बाद यदि र्‌ आता है, तो पुवं र्‌ का लोप हो जाता है और पूववत्ती 
स्वर का दीर्घ; निर्‌ रस =नीरस, तिर्‌ --रव =नीरव, निर्‌ रोग =नीरोग । 


हिन्दी में अन्तर्राष्ट्रीय, पुनरंचना, दुरोंग आदे लिखते की प्रवृत्ति है, अन्ता राष्ट्रीय, 
पुनारचना, दूरोग आदि नहीं । 


CC-O. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


माध्यमिक व्याकरण एवं रचंनां 


AE 
४४) 


विसर्ग सन्धि 
१, सभी विसर्गो के स्थान में आगे श, पया सके आने पर ऐच्छिक रूप से 
तथा शेष किसी अघोष वर्ण के आने १र सदा स हो जाता है। यह आगे तालब्य 
वर्ण रहने पर तालव्य श में और मृद्ध त्य वर्ण रहने पर मूद्ध न्‍्य ष में परिणत 
होता है, अन्यथा दन्त्य स ही रह जाता है; जसे नि:-+सार"निस्सार 
था निःसार, दु: । साहल दुस्साहस या दुःसाहस, दुः शासन = दुश्शासन, नि: -] 


<<! 


छल न निश्छल, अन्तः- तल - अन्तस्तल, नभः- चर =नभश्चर । बहिः--सृत 
बहिःसृत, दु:- टल -दुष्टल, बहिः ¦ शुचि -बहिश्शुचि । 

२, आगे क, ख, पया फ आने पर अकार परवतीं विसर्ग ज्यो-का-त्यो रह 
जाता हं, जेसे--अंत: . करण: अंतःकरण, प्रात: -' खाद्य = प्रातःखाद्य पथः - पान 
ममान) अध+ पतन =अवःपतन, मनः ¦ पूत -= मनःपुत) तेजः + पुज तेज: पुज, 
प्रात. +- काल = प्रातःकाल, पुन: ' खनन = पुनःखनन, उष:-- पान = उषःपान । 

अपवाद--तिरः ~ कार == तिर्‌स्क्रार, नसः ' कार - नपस्कार, पुरः - कार - 
उुस्स्कार, मनः -- कामता = मनस्कामना, वाच: | पति = वाचस्पति, यशः -! कर -- 
यशस्कर, भाः! कर - भास्कर | 

३. समास में इकार अथवा उकार के वाद आये प्रत्यय से भिन्न विसर्ग का 
के, ख, पया फ के पुव प्रायः षहो जता हैं, जेसे-निः !- कारण -- निष्का रण, दः -!- 
केर नाढुप्क र, दुः । परिणाम = दुष्परिणाम, निः -!- फल == निष्फल, आवि: -! कोर क 
आविष्कार, बहि + कारन बहिष्कार ढु; -- खाद्य =दुषखाद्य आदि । | | 

णत्व विधान 
जड नकी | EE bi आये एकपद7थ छ का ण हो जाता 
Cr Or We Af नि = वृष्णि । 

EF हि हे ae त केसी स्वर क. व, र, कवग तथा 
० हो, (एक भी इनसे भिन्न वर्ण न आवे) त 
भीनकाण होता ह्‌, जेसे--भर त अन - भरण, एष -- अन ॥ हु 
क, रः श ए उन =एषणा । रिङ ग ।. 

अन = रिङ गण, अप -)-अन -=- अपण (किन अ ज अ अर्ज र 9 3, 

2 - ' (त भज्‌ --भन अजेन) । 


ने 
२) 


व्र ३ od Fe के बाद आए प्राय: दसरे धातुज पद के नकार का 
परिणाम, निर्‌ मान = निर्माण, प्र । नेति प्रणति (पर निर्गमन) | i 
४ छ ~ डि र ~ ९ रि गे 1 i 
2 SR म उपयुक्त से भिन्न स्थिति में भी णत्व होता है; जैसे-- 
श्र पति | पात =ध्रणिपात, प्र--नि- धान - प्रणिधान । पूर्व | अहन र पूर्वाह्‌ 
। - अह्च --पुर्वाहण, 


रामं + भयन -- रामायण, उत्तर . + अयन -- उत्तरायण ल .. अमन - 
निपुण, कण, काण, कोण, गण, ७ ! न खवण आदि | 


शग पण गणना आदि भें मौ 
। आदि में मौलिक ण है । 
CC-O. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


रन्धि 


पत्व विधान 

अ से भिन्न स्वर, अद्धस्वर तथा कवर्ग के वाद आए स का प्रायः प हो 
जाता हे--- 

१. उपसर्ग के बाद प्रायः धातु के सकार का; जेसे--वि--साद = विषाद, 
नि--सन्त -- निषण्ण, अभि ! सेक -- अभिषेक, नि +-सेचन - निषेचन, नि सिद्ध = 
निषिद्ध, सु +- सुप्त -= सुषुप्त, अनु - स्थान अनुष्ठान, अधि | स्थान अधिष्ठान । 

२, धातुज से भिन्न कुछ शब्दों में भी, ज॑से,-वि- सम --विषम, सु. 
समा = सुषमा, सु --सेन =सुषेण। 

३, उपसग से भिन्न शब्दों के वाद भी; जँस--मातृ --स्वसा - मातृष्वसा, 
पतृ -- स्वसा -- पितृष्वसा, युधि ` स्थिर --युधिष्ठिर, गो- स्थ -- गोष्ठ, भूमि- 
थ = भूमिष्ठ आदि । 

निकष कषाय , भाषण, भाषा अभिलाष आदि के प मौलिक हैं । 

अभ्यास 

१. सन्धि की परिभाषा सोदाहरण" लिख । - 

२, सन्धि के कितने भेद हें ? प्रत्येक की परिभाषा देते हुए दो-दो उदा- 
हरण भी 

३, सन्धि बताएँ-- निः + कलुष, निः - चल, निः ; तार, निः त फत, मनः 
- योग, मनः -- भाव, अन्तः --भाव,प्रातः ,-श्रमण, वयः + वृद्ध, निः । धन, स्वः + 
गत, आविः !-क्ृति, नधः “ प्रेषण, मधः “गति, अस्तः + गत, यशः ¦-अभिलापी, दु; 
दिन परि 2 कार, उप + कर, तथा-| अपि, तिः + संदेह, उद्‌ । लंघन, अति || 
आचार, वाक्‌ . ईश, उद्‌ ..-नयन, आत्म : उत्सग, उपरि {- उक्त, अति ; अन्त, 

अति -: अधिक, अति -- आवश्यक, अति आधुनिक, उप +-ईक्षा, दु: तगत उद्‌ - 
स्थान,उद्‌ | मूलित, किम्‌ --नर, प्रति अक्ष, स । उत्साह, तथा + एव, सु †- अच्छ 
दुः कर, दुः+-चरित्र, दुः परिणःम, दुः ७ तर, अहः कर, प्रति +-अग्र, अधि 
--अक्ष, प्रति +अक्षर, लिपि +-अन्तरण , स्थान ! अन्तर, हेतु -- अन्तर । 

४, सन्धि विच्छेद करो- | 

व्यर्थ, नाविक, सावधान, प्रतिच्छाया, सद्गुरु, वणिड मण्डल, शङ क्र, सन्मति 
धुच्छत, उड्डीयमान, पदोन्नति, प्रत्यक्ष, निष्प्राण, उन्माद, रजोमय, अल्पाहार, 
लध्वशन, सुहून्मय, दुश्शील, जगज्जाल, सञ्जीव, विच्छिन्न, ओषघीश, अब्ज, सर्वो- 
गरि, वस्त्वन्तर, देशान्तर, जन्मान्तर, अभ्यास, तद्भव, पुरस्कृत, प्रायोवाद, पराझ 
मुख, अधोमुख कृष्ण, अम्वष्ठ, कुष्ठ, प्रतिष्ठान परिनिष्ठित, प्रयाण, परिमाण 
` निषध, पुनरुवित्त, पवित्र, च्यवन, पुनरुत्थान किकर । 
छ 


CC-O. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


भध्याय ३ 
शब्द विचार 

अ, आ, इ, ई आदि में से कोई भी ध्वनि अर्थवान्‌ हो या निरर्थक बर्ण 
कहलाती हे । अक्षर भी केवल उस वर्ण-समृह को कहते हैं, जिसमें एक स्वर 
हो; वह सार्थक भी हो सकता है, जेप्ते, न, या, हाँ, भी, ही, माँ, आ आदि; और 
अथहीन भी; जसे-खि, खु, खठ आदि । ये दोनों भाषा के प्रायः अर्थहीन सोपान 
हैं तीसरे सोपान में अर्थ की सत्ता आवश्यक हे । सार्थक वर्णात्मक ध्वनि” 
को ही शब्द कहते हैं। वर्ण तथा वाक्य का मध्यवर्ती होने से 'शब्द' यह नाम 
इतना महत्त्वपुर्ण है कि व्याकरण को शब्दानुशासन कहते हैं। शब्द एक वर्ण 
का भी हो सकता हे; जेसे आ (क्रिया), ए (संवोधन); एक अक्षर का भी; जैसे--- 
न, हॉ आदि, ओर अनेक अक्षरों का भी। भाषा की लघुतम अर्थवान्‌ इकाई 
दा प्रकार को होती है: -प्रक्ृति और प्रत्थ्य । 'शक्ति' में शक प्रकृति है, 'ति' 
प्रत्यय, “गुरूत्व में गुरू प्रकृति है, त्व प्रत्यय; 'जवानी में जवान प्रकृति हे, ई प्रत्यय । 
यह साथक प्रकृति भी दो प्रकार की होती है । क्रिया रूप अर्थ को प्रकट करने- 
वाली प्रकृति को धातु कहते हैं और शेष किसी भी अर्थ को प्रक ट करनेवालो 
प्रकृति को प्रातिपदिक । धातु का अर्थ हे--धारण करनेवाला, प्रातिपदिक का, 
न्यक पद म रहनवाला । ये ही दोनों मौलिक या आधारभत शब्द हैं। किन्तु 
व्याकरण शास्त्र मे अव 'शब्द' का अर्थ प्रायः प्रातिपदिक ही रह गया है। 

मूल या स्रोत को दृष्टि से हिन्दी शब्दों के ५ भेद हैं :-- 

Ei ' संस्कृत-हिन्दी के अधिकांश शब्द शुद्ध सांस्कृत के ही हैं, क्योंकि 
हिन्दी संस्कृत की हीतो पुत्री है; जेसे--अग्नि जल, वायु, आकाश, आत्म न 
त गम क र › जल, वायु, आकाश, आत्मा, शरीर, 

ल, त्सम अर्थात सा > 
? ) 51 टु व ) पेल । यहा तत्सम [त्‌ सास्कृतसम कहा जाता | 
छ [ ने अद्ध तट & 
। 56 लोगो ने अद्ध तत्सम भी एक भेद माना है। जो संस्कृत नहीं 
संस्कृत की तरह दि उसे अङ्गः € 
है दिखता है, उसे अद्ध तत्सम कहा ज 3. > 

हा जा सकता है; जेसे-- 

रय, अपनत्व) लालिमा, जागृति, पुनीत महानता. उपरो 
ओर संस्कृतभव के बीच के सो पान लन गी Ls Ce 

। का भा अद्ध तत्सम कह सकते हैं; जै 

कारण, काजः भग्नि अभिन आशः इ... सिम कह सकते हैं; जैसे कार्य--- 

) ) न भागन आग; चण---चरन, च य ¢ 

र र ७», सेना दश से दर्शाना आदि । 

`, सस्कृतभव-¬सांस्क्त से ; जैसे 
हाथ, सिर, कह, हँस, जा, पढ़ आरि Se rT 
2 1 ® 715 । यहा तदभव कहलाता हे | 


CC-O. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


शब्द विचार २६ 


३, निजी-कुछ शब्द हिन्दी ने स्वां गढ़ हैं; जेसे-अनुकरणार्थक, 
रिमझिम, छमछम, गडबड, छटपटाना, खटखटाना, चटपट, चमचम, झटपट, धडाम, 
चिल्लपों, चींचपड़, खँखार, रही, ठंडा, बंटाधार, छीलना, ठूँसना, टकराना, 
ठोस, कडा, लेटना, बचना, झाडना, ढंग, ढ्व घुडी, ठंड, बंडी, पुर्जा, पुर्जी. घूस, 
झिगुनी, टोकरी छॅटी, ठोकर, धक्का, ठेस, ठोकर । इसे ही देशज भी कहते हैं । 

४. विदेशी--जेसे लीची, चाय, रिक्शा, लुगी, रास्ता, दफ्तर, पेखाता, 
पेशाब, खून, रेल, स्टेशन, पेंसिल आदि । 


५. अज्ञातमूल--कुछ ऐसे शब्द हैं, जिनका अभी पूरा विश्लेषण नहीं 
हुआ हैं; जेसे--झण्डा, छाती, कुत्ता, वचना, गण्डा, चुप, गुमसुम, छिप, 
कीचड़. झुकना झाडी, गोड, ढोंढी, लोटा, जूता, पाग, तेंदुआ आदि । 

विदेशी शब्दों मे भी तदभव तत्सम भेद रहते हैं, लालटेन, सिपाही, तगादा, 
टमटम, तकिया, अद॑ली, चश्मा, हैजा, परवाह, आदि तद्भव हैं और तरफ (अ?) 
कीमत (अ०) तमाम (4०), जमीन (फार०), खूब (का०) दंगल, जवानी (फा०), 
दंग (फा०), परी, चर्च (अं०) रेडियो, ग्रामोफोन, टेलिफोन ट्रेन, स्कल, कॉलेज, 
हॉकी, क्रिकेट, बस, सिनेमा आदि तत्सम । 

रूप रचना की दृष्टि से शब्दों के निम्नलिखित भेद-प्रभेद हैं :-- 


मूल या आधार शब्द 
| 


| 
प्रातिपदिक _ धातु (क्रिया) 


त “>. १४दप्य्ये चश्मा. VE AIL sft, Vd ESOC DAI ३.५२. D SOAS Da 


विकारी अविकारी (अब्यय) 
| 
| | | 
संज्ञा सर्वनाम विशेषण 


निकास 
विशेषण संवंधवोधक समुच्चयादिबोधक विस्मयादिबोधक 
| 


जलन 


| | 
संज्ञा-विशेषण सर्वताम-बिशेषण विशेषण-विशेषण 
कक क र 7 i 
क्रियाविशेषण क्रिरा-विशेषण-विशेषण संबंधवोधक-विशेषण समुच्चयादि-त्रोधक-बिशेषण 


CC-O. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


माध्यमिक व्याकरण एवं रचना 


व्युत्पत्ति या बनावट की दृष्टि से शब्दों के निम्नलिखित तीन भेद हैं :-- 
१. रूढ़--जिसके टुकड़ों का कोई अर्थ नहीं, पुरे शब्द का ही कोई अथ होता हैं, 
वह शब्द रूढ़ कहा जाता हे; जेसे--त्रह, तो ते पढ, कह, वाह. लोटा, 
कुसी, चादर आदि । 
२, यौयिक--यौगिक बह शब्द है, जो अनेक सार्थक खण्डों से बना हे; 
जसे--विद्यालय, बुद्धिमान्‌, पाठक, सुखद, गमन, बचपन, पढ़ना । 


२, य्रोबख्दू--जो अनेक सार्थक खण्डां सें वनने पर भी अब एक स्वतन्त्र 


~ 
» 


बडे 


समुदायार्थ प्रकट करता हैं; जसे - परुषोत्तवम का अर्थ उत्तम पुरुष मात्र नहीं, विष्णू 
है । भाण्ड'गार भाण्डों से भरे घर क्रो डी नहीं, किसी भी घर को कहते हैं, जिसमें 
तरह-तरह का सामान रखा हो । घड़ी को अब छोटे-घड से कोई मतलब नहीं, 
यह एक समयशुचंक ग्रन्त्र का नाम हो गया हैं। ग 'स शीशे से ही नहीं, किसी 


~ 


धातु से भी वने प।न-पात्र हो कहते हैं । ऐसे ही पीताम्बर, पंकज आदि । 
अथे को दृष्टि ते भी शब्दों फे तीन भेद होते हैं : 


१. वाचक--जो शब्द अपने मुख्य अर्थ को प्रवट करता है, उसे वाचक 


` ~ 


कहते हें--जेसे, मोहन, पडाड, गाय, दुध, सभा, सुन्दर, आग आदि । 

२. छक्षक--जों मुख्य अर्थ से सम्बद्ध किसी दूसरे अर्थ को प्रकट करता 
हे, उसे लक्षक कहते हैं; जैसे--सोमरा” तो बिल्कुल गधा है । यहाँ 'सोमरा' 
मनुष्य गधा नहीं हो सकता, अतः 'गधा' का अर्थ है गधे के सदृश मुख । यहाँ 
गधा वाचक नहीं, लक्षक | 

३, व्यंजक--शब्दों से प्रसंग आदि के कारण कुछ ऐसे अर्थ भी प्रकट 
होते या किये जाते हैं; जिनका उनके वाचक अथो से बहुत दूर का सम्वन्ध रहता है 
जा साधारणतः नहीं प्रतीत होते; जेसे-आप तो साक्षात ह7च्रः दै, सन्त हैं। 
यहा 'हरिश्चन्द्र' का भथ है झठा, 'सन्त' का अर्थ टें दृष्ट । व्यंग्य अर्थ को प्रकट 
करने वाले शब्द ळांजक कहे जाते हें । यहाँ हरिशचन्द्र और सन्त व्यांजक शब्द हें । 


अभ्यास 
१. भूल या सोत के आधार पर शब्द के भेदों की परिभाषा सोदाहरण लिखे । 
२. निम्नलिखित की परिभाषा सोदाहरण लिखें :-... 


रूढ, (ख iE ग : ड 
के 


CC-O. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


सङ्काः 


किसी वस्तुविशेष का सम्यकू ज्ञान (सम्‌ ज्ञा) करानेवाले विकारी 
प्रातिपदिक को सांज्ञा (या नाम) कहते हैं। वह वस्तुविशेष या पदार्थ चेतन भी हो 
सकता ह; जसे--मतुष्य; अचेतन भी; जेसे--पेड़। स्थूल या मूत्त भी हो सकता हे; 
जसे--पहाड़; सुक्ष्म या अमूत्त भी; जसे --क्रोध, दुष्टला; वास्तविक भी हो 
सकता हे; जेसे-- पूर्वोक्त समी; काल्पनिक भी; जेपे--आकराग-कुस्‌ म, वच्ध्यासुत 
आदि । 

सज्ञा के निम्नलिखित भेद हैं :-- 

(अ) पढर्थआा उक--इससे किसी धर्मी या पदार्थ का बोध होता हे 
उपयु क्त सभी उदाहरण इसके हो हें । 


~ 


इसके निम्नलिखित प्रभेद होते हैं :-- 

(क) ८३क्तिबावक--जिससे किसी एक वस्तु का बोध हो, उले व्यक्तिवाचक 
संज्ञा (या नाम) कहते हैं; जेसे--राम, हिमालय, गंगा, भारत, पश्चिम, अयोध्या” 
रामायण, आर्यावत्त, कातिक, रविवार, एकादणी, होली आदि। यह सदा 
एकवचन में रहती हैं । 

(ख) जा तिवाचदः---जिससे किसी एक प्रकार, आकृति ग्रा कुल के समस्त 
पदार्थो का बोध होता है, उसे जातिवाचक कहते हैं; जसे. -मनुष्य, पहाड, नदीं 
भाई, गाय, पुस्तक, पेड़ आदि । यह एकवचन में भी आ सकती है, बहुवचन में भी । 
जातिवाचक जब एक व्यवित के लिये प्रयुक्त होता हे, तब व्यक्तिवाचक बन 
जाता हे; जेसे--गोपाल (कृष्ण), नेहरू, गान्धी, पटेल आदि । 

व्यक्तिवाचक संज्ञा भी जव किसी प्रकार के लिये प्रयुक्त डोने लगती है 
तव वह जातिवाचक वन शाती है, जेसे--भारत मे थी राम, जनक या शिवाजी 
बहुत नहीं होते। कालिदास भारत के शेक्सपियर हैं और व्यास होमर। यहाँ 
राम, जनक, शेक्सपियर तथा होमर जातिवाचक हैं। मोची या चमार के अथ 
म रदास का तथा अन्ध के अथ मे सूरदास का प्रयोग होता हे । वड रदास हैं = 
वड चमार है । वह झुरदास (अ'धा) कहाँ गया ? 


CC-O. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


माध्यमिक व्याकरण एवं रचना 


AL 
<) 


इसके तीन उपभेद होते हैं :-- 

(१) सामान्य जातिवाचक--ऊपर के सभी उदाहरण इसी के हैं । 

(२) समूह जातिवावक--जिस शब्द से किसी समुदाय का वोध होता है, 
उसे समूह (जाति) वाचक कहते हैं। यह सदा एकवचन में प्रयुक्त होता है; जेसे-- 
सभा, परिषद्‌, वारात, सेना, समाज आदि । इसे समुदायवाचक भी कहते हैं । 

वहुवचन में व्यवहृत होते ही यह भी सामान्य जातिवाचक वन जाता है 
जसे-वहाँ मेला लगा है, लगेंगे हर बरस मेले, इसकी कई श्रेणियाँ हैं आदि । 

(३) द्रब्य जातिवाचक--जो पदार्थ गिना नहीं, तोला जाता है, उसके 
बोधक शब्द गौ द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं; जेसे-पानी, दध, मांस, वाल. आटा 
रूई, चावल, सोता आदि। यह भी सदा एकवचन में ही व्यवहत होता है । 
'दूधों नहाओ पूतों फलो' में 'दृधों' जातिवाचक हो जाता है। इसी भाँति यहाँ सव 
तरह के तेल मिलते हैं में तल भी है 

(आ) भाववाचक--जिस संज्ञा से किसी वस्तु का नहीं, वस्तुनिष्ठ भाव 
अर्थात्‌ धर्मं का बोध होता है, उसे भाववाचक कहते हैं। बैसे तत्त्वत वस्तुनिष्ठ 
भाव भी एक वस्तु ही है, परन्तु व्यवहार में दोनों का अन्तर स्पष्ट है । काठ पदार्थ 
हैं; कठोरता उसका धमं । 


भाववाचक संज्ञाएं अनेक प्रकार के शब्द-भेदों से बनती है; जेसे-- 

विशेषण से--पीलापन, बुढ़ापा, भलाई, मिठास, भुखेता, एकता । 

जातिवाचक संज्ञा से--मानवता, पशुता, स्त्रीत्व, लड़कपन, शेखी । 

द्रव्यवाचक सांज्ञा से--लोहापन, सोनापन, जलत्व, दुग्धत्व । 

समूहवाचक सांज्ञा से--परिषत्त्व, श्र णीत्व, सभात्व । 

व्यक्तिवाचक सांज्ञा से--गान्धीपन हिमालयता, गंगात्व । 

सवनाम स--अपनापन, आपा, अहंकार, ममता । 

क्रिया से--मा र, दौड़, खेल, कद, पढ़ना, पढाई अस्तित्व, अस्मिता 

अव्यय से--वृथात्व, मिथ्यात्व, सुष्ठता पृथक्त्थ, हामी (हाँ+-ई), 
वाही (वाइव(ह +- ई) शाबाशी । 


यह भी सदा एकवचन ही रहता हू) पर इसमें निम्नलिखित विशे षताएँ 
हैं” में “विशेषत।एं? जातिवाचक हो गया 


CC-O. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


संज्ञा ३३ 
प्र/तिप दि छार्थ 


प्रत्येक प्रातिपदिक से पाँच अर्थों की अभिव्यक्ति होती है :--- 
(क) जाति, (ख) व्यक्ति, (ग) लिग, (घ) संख्या तथा (ङ) कारक । 
सांज्ञा भी चकि प्रातिपदिक है (प्रातिपदिकों में मुख्य है), अतः इससे इन 
पाँचों अर्थो की प्रतीति होती है । उदाहरणार्थ, गाय का अर्थ है गोत्व जाति से 
युक्त एक व्यक्ति; तक्ष का अथे है वृक्षत्व जाति से युक्त एक व्यक्ति । केवल लिग, 
वचन या कारक के कारण ही प्रातिपदिकों में रूप-परिवतंन होता हैं; जाति या 
` व्यक्ति के शेद के कारण नहीं । 


अभ्यास 


१. निम्नलिखित संज्ञा शब्दों का प्रकार त्रताएँ :-- 

नेपाल, तालाब, चालाकी, गिरोह, व्याख्याता, चाचा, वेद, मन्त्र, हवा 
ठण्डक, झूकाव, घडा, दही । 

० इनका जातिवाचक संज्ञा की भाँति प्रयोग करे :-- 

बाजार, मजवरी, भोम, दाल, मान्यता । 

३. इनमें शुद्ध उत्तरों के सामने २/ ऐसा चिह्न कर दे, तथा अशुद्ध उत्तरां 
के सामने >९ ऐसा--- 

[क] विक्रान्त जातिवाचक संझा है 
[ख] उंगली समुदायवाचक संज्ञा है 
[ग] खीर जातिवाचक सज्ञा है 
[घ] वर्ण सम्‌ हवाचक संज्ञा है 
[ङ] मिठाई भाववाचक सज्ञा हे 
[च] चाय द्रव्यवाचक संज्ञा हे 


CC-O. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


अध्याय ५ 
लिंग 
लिंग का अर्थ है चिह्न! संज्ञाओों में जिसे पुरुष का लिग अर्थात्‌ चिह्न 
प्राप्त है, उसे पु लिंग कहते हैं, जिसे स्त्री का लिग प्राप्त है, उसे स्तीलिग; जेसे--- 
पुलिंग स्त्रीलग पुलिंग स्त्रीलिग पुलिंग स्ल्लीलिंग 


पुरुष स्त्री पिता माता भाई बहन 
ससुर ` सास बेटा वेरो वेल गाय 


इस दृष्टि से प्राणियों में प्रत्येक नर को पुलिंग, मादा को स्त्रीलिग और सभी 
भप्राणियों को न पु लिंग न स्त्रीलिग, नपुसक होना चाहिये । परन्तु संस्कृत में क्रमशः 
यह नियम टूटता गया और छोटे प्राणियों में भी कोई संज्ञा शब्द सदा पुलिंग; जैसे-- 
कोआ, पपीहा, और कोई सदा स्व्रीलिग; जैसे-कोयल, मक्खी, व्यवहृत होने लगा । 
अप्राणियों में मी भूमि के सभी पर्याय स्त्रीलिंग हो गए, आकाश के कुछ पर्याय 
3 लिंग कुछ स्त्रीलिंग तधा कुछ नपु'सक । भतः हिन्दी ने नपुसक का भेदही हटा 
दिया । हिन्दी का लिंग-निर्णय केवल परंपरागत प्रयोग पर अवलं वित हो गथा 
हे; जेसे--आग स्त्रीलिंग है और पानी पु लिंग ; पेट और पर पुलिंग, छाती और 
बाँह स्त्रीलिंग । परन्तु आज भी मानव तथा पशुवाचक सभी शब्द पुरुष अथवा 
जाति-सा मान्य वाचक रहने पर पु लिंग तथा स्त्रीवाचक होने पर ही स्त्रीलिंग 
होते है। अनियम केवल निर्जीव वस्तुओं तथा छोटे जीवों के वाचक शब्दों में 
हाट 
अधिकांश स्थलो में 
का बोधक एक ही शब्द हं 
लेते हैं; जेसे-- 
उतिग स्ब्रीलिग पुलिंग स्त्रीलिग पुलिंग स्त्रीलिंग 


(प्रायः प्राणिवाचक तथा विशेषण) पुरुष और स्त्री 
ता हैं, केवल एक प्रत्यय जोडक र उसे स्त्रीलिंग वना 


~ 


९८ 


१. भा (क)-क्षतिय क्षत्रिया यत, हाता प्रिय प्रिया 
अनुज अनुजा तनय तनया ज्येष्ठ ज्येष्ठा 
प्रियतम प्रियतमा मृज्य पूज्या महोदय महोदया 
शिष्य शिष्या प्राचार्य प्राचार्या मुग्ध | मुग्धा 
प्रथम प्रथमा निमल निर्मला भवदीय भवदीया 


(ख)--बालक वालिका अध्यापक अध्यापिका विधायक विधायिका 
नायक नायिका लेखक लेखिका साहब साहिबा 


१, अनेक स्थानों में स्त्नी प्रत्यय होने '!र भे ८ 
८ गो भें [र्‌ प्रकृति में छ न कळ परिवतंत 
हो जाता है। आगे के उदाहरणों में यह स्पष्ट हे! कु कुछ परिवत 


तर. SS ms - 


CC-O. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


लिंग ३५ 
पु लिंग स्त्रीलिंग पुलिंग स्हीलिग पुलिंग स्लीलिग 
२. ई(क)--देव देवी ब्राह्मण ब्राह्मणी पुद पुत्री 
नाक नर्तकी गौर गौरी सुन्दर सुन्दरी 
कुमार कुमारी मामा मामी हरिण हरिणी 
नगर नगरी नद नदी मेरा मेरी 
पचम पंचमी अच्छा अच्छी स्वा सखी 
साधु साध्वी मुर्गा मुर्गी कुर्ता कुर्ची 
ख'--टक्ता वक्त्री अभिनेता अभिनेत्री रचयिता रचयित्री 
ग;-श्रीमान्‌ श्रीमती महान्‌ महती स्पवान रझरुपवती 
'घ'-वि्ठान्‌ विदुषी गरीयान्‌ गरीयसौ प्रयान्‌ प्रयसी 
“ङः --राजा राज्ञी योगी योगिनी पार्वेति पार्गती 
'च'--नर नारी पति पत्ती सूय सूरी 
३, आनी-भव भवानी आचाय आचार्यानी क्षत्रिय क्षत्रियाणी 
जेठ जिठानी मेहतर मेहतरानी चौधरी चौधरानी 
४ आइन- पण्डित पण्डिताइन पाँडे पंडाइन साहू सहुआइन 
५ इन---माली मालिन धोबी धोबिन हजाम हजामिन 
६ नो--साधु सधुनी वाब वबनी सिह सिहनी 
ऊट 7ऊ टनी जादुगर जादृगरती सांड सांडनी 
७ इयः--बुब्वा वृढिया कुतवा कुतिया घोड़वा घोड़िया 
= अपत्राद-यूवा युवति मनुष्य मनुषी श्वशुर श्वश्च, 


कुछ स्त्रीलिग ईकारान्त शब्दों के अन्तिम ई को हटा देने या उस की 
जगह आ जोड़ देने से पुस्त्व था बृहदाकार का बोध होता है--फफी-फफा, 
जीजी-जीज', पोथी-पोथा, चिट्ठी-चिट्ठा, चोटी-चौंटा, मक्खी-मक्खा, छुरी- 
छरा, पिटारी-पिटारा, टोपी-टोपा, रस्सी-रस्सा, पुतली-पुतला, रोटी-रोट, 
लाठी लट्टु आदि । म 

१. वस्तुतः बुडिया बुद्दवा से नहीं, बूढ़ा के स्त्रीलिंग रूप बूढी से तद्धित 
“इया ” प्रत्यय के योग से बनता है, यह तद्धित प्रकरण में स्पष्ट होगा । यह कोई 
स्त्रीप्रत्यय नहीं। इकारान्त या ईकारान्त शब्द के वाद अल्पाथक तद्धित आसे 
वना रूप है; जैसे--हरि से हरिया, धोबी से धोबिया, वैसे ही बच्ची से बचिआ : 
कुत्ती से कुतिया, बूढ़ी से बुढ़िया, बेटी से बिटिया, लोटा-लोटी-लुटिपा आदि । 


CC-O. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


माध्यमिक व्याकरण एवं रचना 


यदि स्वयं किसी संज्ञा शब्द का प्रयोग करना है, तव तो उसके 
लिंग-निर्णय के लिये कुछ साधारण नियमो अथवा प्रामाणिक प्रयोगों 
को याद रखना चाहिये और शब्द-कोश से संदेह दूर कर लेना चाहिये, क्यो कि 
उस सांज्ञा को कहनेवाळे सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया पद भी उसी के लिग 
में रखने पडते हैं। इनमें सवंनामो में तो लिग-भेद से रूप-भेद नहीं होता, 
किन्तु विशेषणो' तथा क्रियाओ में बहुधा होता है। यदि दूसरे का प्रयोग 


~ 


त्र 


देख-सुनकर केवल पता लगाना है कि इस शांज्ञा शब्द का क्या लिग हैं, 


तो (क) उस शब्द के निविभक्तिक वहुवचन रूप (ख) और उस शब्द से 
न 


अन्वित विशेषण तथा (ग) क्रिया पढ के रूप से अनुमान लगाया जा सकता 
जैसे-- 

। पु लिंग स्हीलिग 
अकारात्त-वहाँ मोहन के ग्रन्थ रखे हैं? वहाँ मोहन की पुस्तके रखी हैं ? 
आकारान्त-त्रहाँ कितने तारे उगेथे? वहाँ कितनी उल्काएं गिरी थीं ? 


इकारान्त-वहाँ अनेक जलधि दिखते हैं। अनेक विधियाँ दिखती हैं । 
ईक रान्त--वहाँ अनेक हाथी दोडते हैं । नदियाँ वहती हैं । 
उकारान्त- वहाँ अनेक हेतु मिले । वहाँ अनेक वस्तुएँ मिलीं । 


यह मेरी पीली धोती सूख रही है, वह किसका उजला कुर्ता सूख रहा है में 
'धाती' स्त्रीलिंग है, कुर्त्ता' पुलिंग यह स्पष्ट हो जाता है । रोटी अच्छी लगती 
है, भात ग्रच्छा लगता है, रोटी खानी चाहिए, भात खाना है, मोहन के कृत्त में 
तुम्हारी पुस्तकों से आदि। 

परन्तु यदि कुछ शब्दों को देकर कहा जाय कि इनसे ऐसे वाक्य वनात, 
जिनसे इन शब्दों का लिंग स्पष्ट हो जाय, तो केवल शब्दों को देखकर ही 
निर्णय करना पड़ता है कि इन शब्दों में पुलिंग की भाँति रूपान्तर होगा और 
इनमें स्त्रीलिंग की भाँति; अर्थात्‌ जहाँ किसी वाक्य में प्रथुक्त नहीं, एकाकी शब्द 
का देकर उसका लिग पुछा जाय, वहाँ कठिनाई है, जैसे निम्नलिखित शब्दों 
का लिंग-निर्देश करो--- 

गरे ग, वरण, हार, प्रहार, जलधि, विधि, भवलेह, देह इत्यादि । 

ऐसी स्थित में लिखि “दर्शक है 

५ स त निम्नलिखित नियम मार्ग-दर्शक मात्र हो सकते हैं :-- 

1. हिन्दी में संस्कृत, संस्कृत भव (तत्सम, तद्भव) देशज . और विदेशी 
प्रायः सभी प्रकार के अकारान्त शब्द साधारणतः पु लिंग होते हैं; जैसे--तट 
गुण, यश, खेत, ना जु ह र : 
2 शक हाथ, भी १ चैन, हुध, फूल, अनार, रुमाल, मेड, मोड़, . 

"टन, बूक खखार, ढग, ढोंग, तौर, मुकाम, मोम आदि । 


CC-O. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


लिग ३७ 


पर इसके अपवाद भी अनेक हैं; जेसे--जथ, आय, संतान, हार, शरण, 
किरण, गन्ध, इन्द्रिय, पुस्तक, उड़ान, लोंग, खाद, चील, कोयल, चाह, झील, ट्रेन, 
तातील आदि । 

२, हिन्दी में जो सांस्कृत के स्त्रीलिंग हलन्त, आकारान्त, इकारान्त 
ईकारान्त, उकारान्त शब्द आए हैं, वे प्रायः स्वी लिंग ही रह गए हैं; जैसे-- 

(क) परिषद्‌, सांसद्‌, विपद्‌, आपद्‌ आदि । सुहृद्‌, दिनकृत्‌ यकृत, आदि 
मूलतः ही पु लिग हैं । 

(ख) लता, माला, दया, सभा, प्रार्थना, घटना, प्रभा, पूजा, झंझा, त्रिफला, 
सुन्दरता जनता आदि । इनमें कुछ पुलिंग भी हो गए हैं; जैसे -देवता, तारा 
सहारा (सहायता) आदि । 

(ख) इकारान्त--ख्पाति, स्थिति, बुद्धि, सिद्धि, ग्लानि, शान्ति, रूढ़ि, 
यति, मणि, छवि, धमनि, अवनि, भूमि, नाभि आदि । 


(ग) ईकारान्त--नर्द।, वाणो, मसी, लेखनी, कर्तरी, पेटी आदि । 
(घ) उकारान्त रेण, चंच. रज्जु, स्नायु आदि। 
(ङ) ऊकारान्त--भू, भ्र आदि। 


) ऐसे शब्दों के तद्भव भी प्रायः अपना पूर्व लिग नहीं छोडते; जसे. 
ट्वा-खाट, रालि--रात, वार्ता-वात, खनि-खान, चंच--चोंच 
दुर्वा--दरुव, छदि--छत, बटी--बरी, चतुर्थी--चौथ, ह रिद्रा--हलदी, पंक्ति -पाँत, 
आढ़की-अरहर, शुण्ठी--सोंठ, मक्षिका--मक्खी, धूलि---धूल, कर्कटी --ककड़ी, 
वत्तिका--बटेर, अंगुलि--उंगली, शाटी - साड़ी, अमावस्या-अमावस, स्थाली-थाली । 


(छ) संस्कृत के कुछ अप्राणिवाचक या क्षद्रजन्तुवाचक आकारान्त या 
उकारान्त पुलिंग या नपुसक भी हिन्दी में स्वीलिंग हो जाते हैं; जैसे-- 
अन्त में अन्‌ वाले आकारान्त - आत्मा, महिमा, गरिमा, लघिमा । 
इकारान्त--निधि, विधि, संधि, व्याधि, अस्ति, रश्मि, कृमि राशि.। 
उकारान्त--यायु, ऋतु, मृत्यु, वस्तु, वायु, बाहु, स्नायु, धातु । 
अपवाद-- 
चन्द्रमा, यक्ष्मा गिरि इन तीनों के पर्याय, तालु, अणु, बिन्दु, जन्तु, तन्तु 
सेतु. हेतु, अंशु आदि । EE 
हेन्दी के भाववाचक कृत्‌ अ या शून्य प्रत्यय, अन, आवट तथा आह 
जिनके अन्त में रहते हैं, वे प्राय: स्त्रीलिग होते हैं; जेसे-- 0 
अ--पुकार, सुझ, मार लूट दौड़ जीत पूछ पकड तौल समझ, रोक, जीत 
आदि । अपवाद - खेल, बोल आदि । 


CC-O. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


माध्यमिक व्याकरण एवं रचना 


.९७ 
$1 


अन--जलन कुढुन सूजन रहन लगन आदि; पर चलन, सहन आदि संस्कृत 
अन प्रत्ययान्त पु लिंग हैं । 
लिखावट गिरावट दिखावट सजावट । 
आहट-घबराहट चिल्लाहट बुलाहट खुजला 
किन्तु जिनके अन्त में भाववाचक कृत्‌ ना. आव या भावा ओर तद्धित पन 
या पा रहता है वे पु लिंग होते है; जेसे-- 
ना-कहना खाना, गाना । आव--वहाव घटाव, बनाव, लगाव । 
आवा--दिखावा बढ़ावा पहरावा बहकावा चढ़ावा बधावा बुलावा भुलावा । 
पन--लड़कपन बचपन भ्रपन।पन सूनापन। पा-बुढ़ापा रँडापा मोटापा । 


या जो अन्य संस्कृत भिन्न आकारान्त शब्द हैं; वे भी प्राय: पुलिंग ही रहते हैं 
जेसे-- 

तद्भव : - कूप-_कुभाँ, कीट--कीड़ा, अपूप--प्रृआ, चिपिट-चिउड़ा, 
चणक---चना, पत्र-- पत्ता, छिलका, चूण -चूना, क्षुर--छ्रा, स्वर्ण-- 
सोना, परशु--फरसा, कुभास--कुहासा, केतक--केवडा, कूट--क डा, घट-घड़ा । 


३, संस्कृत के जो पुलिंग या तपु सक हिन्दी में तद्भव आकारान्त बने हैं 


अन्य--आटा, इकतारा, इनारा, इलाका, इस्तीफा, एक्का कटोरा, 
कच्छा, कत्था, करोंदा, कुहरा, कडा, काढ़ा, कोठा, केवडा, कोआ, खटका, खपडा, 
खरबूजा, खर्राटा, खाचा, खीरा, खुलासा, खू टा, खेमा, खेवा, खोंचा,खोंता, गंडासा, 
गमला, गलियारा, गलीचा, गांजा, गिरजा, गडढा, गदा, घराना, घाँघरा, घाटा, 
घुटना, घूरा, घेधा, घोंधा, घोटाला, घोंसला, चन्द्रमा, चंदोवा, चकमा, चकला, 
चकवा, चरखा, चाँटा, चूजा, चूडा, छज्जा, छल्ला, छाता, छींटा, छोआ जत्था, जन 
बासा, जाता, ज्वारभाटा, जुआ, जुडा. झटका, टटा, टकुआ, ठप्पा, ठर्रा, ठीकरा, 
डंडा, डब्बा, तरीका, तम्बूरा, तकिया, तबला, तमंचा, तानपूरा, ताला, 
तिनका, दंगा, दर्जा, दिवाला, दियारा, दीया, दृशाला, दौरा, धन्धा, 
धक्का, नजराना, {पगहा, पना, पन्ना, पपीहा, परकोटा, पर्दा, पलडा, पहिया, 
पाला, पुलिन्दा, पाजामा, फेफडा, फेरा, बखिया, बाजा, बेला, ब्योरा, भत्ता, 
भुट्टा, भेडिया, मकबरा, मक्का, मजमा, मजा, मजीरा तंसुबा, मेलीदा, महुआ, 
माजरा, मुकदमा, मूरब्वा, मू गा, मेवा, मौका, रुतबा, रोंगटा, राँगा, शामियाना, 
शिकंजा, शिकवा, संखिया, समाँ, सलमा, सवया सहारा,साया, सिरका, सिरा, सोडा 
सोफा, सोरठा, स्यापा, हमला, हल्ला, हवाला, हाशिया होरा, हीला, क्लैजा, हौआ । 


__ किसी भी भाषा के ईकारा त निर्जीव या कटर जन्तुवाचक शब्द स्त्रीलिंग होते 
है; जैसे- अँतडी आँधी, इकाई, इमली, इलायची, एडी, कमाई, कंठी, कसौटी, कस्तूरी, 


CC-O. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


लग ३६ 


कु जी, कुल्हाड़ी, कची, खाई, खुदाई, खुशी, खेती, खेसारी, गली, गाली, गिलहरी, 
गुड्टौ, घाटी, चमेली, चलनी, चाँदी, चारपाई, चिट्ठी, चिनगारो, चिमनी, चिप्पी, 
चीनी, चनौटी, चुनौती, चुस्की, छावनी, छाती, छाली, छेनी जेंभाई, झाडी, टोपी, 
तरकारी, तरोई, थांली, दरी, दुहाई, देरी, धोती, नहरनी, नापी नारंगी, पेटी, फरी, 
वाती, बेडी, भलाई मलाई, 4 र्विसिटी, रेती, रोटी, लीची, लीटी, लाठी, लडाई. 
सब्जी, सर्दी, सुपारी, सुथनी हल्दी सु घनी ! 

अपवाद (प्रायः सभी संस्कृतभव शब्द हे) जसे :-घी (घृत), जी (जीव) 
पक्षी (पक्षिन्‌) पंछी, मोती (मौक्तिक) पानी, (पानीय), देही (दधि) मवेशी। 

ऊकारान्त ओकारा'त तथा ओकारान्त प्रायः पुलिंग होते हैं-आल आँसू 
उल्लू कचाल्‌ काल्हू घु घरू गहू, जनेऊ, चंपु चाक, चुल्ल टाप डमरू तंबाक 
तराजू नीबू पहलू पिल्लू बाल [स्त्वी० भी] सत्तू । कोदो, रासो, भादो, पोलो 

निर्जीव वस्तुओं में भी निम्नलिखित (क) वस्तुओं के सभी पर्याय पु लिंग 
ही होते हैं :-- 

[क | देवता, सूर्य, चन्द्रमा, तारा, बादल, आकाश, पाताल, समुद्र, पानी, फेड 
नवग्रह, मुह हाथ पॉव बाल दाँत ओठ गाल माथा ललाट, नख दिन आदि | 

(ख) दिनों तथा महीनों के नाम। 

ये सदा स्त्रीलिग होते हैं :- 

(क) धरती, नदी, रात के पर्याय 

(ख) तिथियों के नाम-परिवा, दूज, छठ आदि। 

इस प्रकार हिन्दी में लिग निर्धारण के ५ आधार हैं :-- 


१, अर्थ; जेसे--नारी, नदी, निशा आदि के सभी पर्याय स्त्रीलिंग -होते हैं 
सूरज समुद्र, चाँद, वादल आदि के सभी पर्याय पु लिंग । 

२. प्रत्यय, जेसे-- त्व प्रत्ययान्त सभी पु लिंग हैं, ता प्रत्यान्त सभी. स्ट्ी- 
लिग जेसे; गुरुत्व गुरुता । इ (कि) प्रत्ययान्त सभी स्त्रीलिग होते हैं, जैसे--निश्चि 
विधि, संधि, परन्तु जलधि [समुद्र] पुलिंग है । | 

३. शब्द क। भन्तिम खण्ड; जेंसे- ईकारान्त प्राय: स्त्रीलिंग होते हैं। माच 
पुलिग है पर जनवरी स्त्रीलिंग । किन्तु मोती, दही, घी, जी आदि पुलिग हैं। 

४, मुल शब्द (सत्सम) का प्रभाव; जसे-खटवा--ख़ाट स्तीलिग है और 
घट--घडा पु लिग । 
CC-O. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


८० माध्यमिक व्याकरण एव रचना 


५, दुसरी भाषा के पर्याय का. प्रभाव; जैसे आय [सं|--आमदनी [उदू |, वायु 
[सं०]---हवा [उदं] । ये दोनों संस्कृत के पु लिंग शब्द उद्‌ के पर्याय के प्रभाव 
से स्त्रीलिंग बन गए । अरबी का पु लिंग अक्ल संस्कृत की बुद्धि के प्रभाव से हिन्दी 
मे स्तीतिग बन गया । 

हिन्दी में प्रयुक्त निर्जीव पदार्थ अथवा क्षूद्र जतुवाचक कुछ मुख्य स्खीलिग 
शब्दों को सूची :-- 

अकारान्त--अकड, अक्ल, अचकन, अड्चन, अदालत, नदावत: अनबन, 
अपील, भफवाह, अफीम, अरहर, आग, आंच, आड़, आंत, आदत, आन, आपद, 
आफत, भामद, आय, आवाज, आशीष, आस्तीन, आइ, आहट, आँख इंच इन्द्रिय, 
इजाजत इज्जत इमारत, ईख, ईट, ईद, उड़ान, उथलपुथल, उघेडबुन, उपज, 
उपनिषद्‌, उमंग, उम्र, उलझन, ळमस, ऊब, एंठ, ऐठन, ऐनक, ओट, 
ओस, औलाद, कटार, कड़क. कतरन, कतार, कद, कदर, कन्दील, कब्र, 
कमर, कमान, कमीज, कया वत, करवट, कबायद, कलम, कसक, कसम, कसरत, 
कसावट, कपास, कशमकश, करतूत, कालिख, काँग्र स, काशत, किताब, किलक, 
किशमिश, किश्त, किस्मत, कीमत, कील, कुशल, कूक, कंद, कोख, कोमल, कोर, 
कसर,कोशिश, कोम, खटपट, खटास, खनक, खपत, खपरेल, खबर, खराद, खरीद, 
खरोच, खाँड, खाज, खाट, खातिर, खाद, खान, खाल, खिदमत, खींच, खीझ, खीर, 
खील, खुराक, खुशामद, खेर, खरात, खोंच, खोट, खोज, खोह, गजल, गडबड, गंध. 
गनीमत, गप, गफलत, गरज, गर्दन, गांठ, गर्ज, गदिश, गाँठ, गाजर. गाज, गाद, 
गिटपिट, गिरफ्त्त गिरह, गुजाइश, गुळेल, ग ज, गेस, गोद गोट, घात, घास, 
घिचपिच, घिन, घुडसाल, घुस, चटक, चट्टान, चपत, चमक,. चसक, चहक, 
चहलपहल, चॉप या चाप, चाट, चादर, चाल, चाह, चाय, चाहत, चितवन, 
चालढाल, चिक चिट, चिल्लाहट, चिकनाहट, चिढ, चिलम, चींचपड, ची 
चील, चीख, चुहल, चूक, चेचक, चोच, चोट, चोपड, चौंखट, छत, छड, छमछम 
छलांग, छाछ, छानबीन, छाप, छाल, छाँह, छींक, छींट, छीछालेदर, छूट, छत, 
छुआछूत, जंग, जंजीर, जकड, जगह, जड, जन्नत, जमात, जमानत, जमावट, 
जमीन, जयमाल, जरूरत, जलन, जाँच, जांघ, जागीर, जान, जायदाद, जिद, 
जिरह, जिल्द, जिल्लत, जीत, जीभ जूठन, जेब, जेवनार, जोक, जोत, झंकार, 
झंझट, झिझक, झडप, झपक, झलक, झांझर, झाडपोंछ, झाडफ्‌क, झाडबुहार, 
झालर झिडक, झील, झल, टकसाल, टक्कर, टमटम, टहल, टाँग टाँयटाँय, 
टाप, टालमटोल, टिपटिप, टीपटाप, टीमटाम, टीस, टूट, टेक, टेंट, टेर, 
टोहू, टोक, ट्रेन, ठसक, ठंडक, ठकठक, ठनक, ठुठ, ठेस, ठोकर, डकार, उगर, इपट, 


CC-O. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


लिग ४१ 
डांक, डाक, डाट, डाढ़, डाल, डींग, डीठ, डोर, ढाल(शस्त) ढोलक, तकदीर, तकरार, 
तकरीर, तडकभडक, तडप, तवीअत, तरंग, तरकीव, तरफ, तरह, तरावट, तराश, 
तलब, तलवार, तलाश, तशरीफ, तसवीर, तह, तहुजीब, तहसील, ताक, ताकझाँक, 
ताकत, ताकीद, तातील तादाद, तान, तारीफ, तारीख, तालीम, तासीर, तिजारत, 
तीज तुक, तोंद, तोप, तोहमत, तोशक, तौल, थकान, थकावट, थाप, थाइ, 
दमक, दरखास्त, दरगाह, दरार, दलदल, दलोल, दस्तक, दस्ताबेज, दुकान, 
दहाड़, दाद, दाल, दावत, दीठ, दीमक, दीवार, दूकान, दुत्कार, दुम, दहशत, 
दूब, टूरवीन, टूर, देखभाल, देखरेख, देन, देर देह, धड़कन, धमक, धरपकड, धरोहर, 


नजात, नफरत, नफासंत, नब्ज, नमाज, नस, नसीहत, नांद, नाक, निगाह, 
नींद, नीयत, नींव नुभाइश, नोक-झोंक, नौबत, नालिश, पकड़, पंगत, पकड़-धकड़, 
पखावज, पंचायत, पछाड़, पतवार, पतझड, पत्तल, पनाह, परख, पसन्द, 
परवाह, परत, परात, परिपद्‌, पलक, पलटन, पहचान, पहुंच, पुलिस, पायल, 
पाँत, पाजेव, पिस्तोल, पीक, पीठ, पीव, पीर, पुश्त, पुकार, पुछ, पूछ, पूछताछ, 
पेचिश, पेन्सिल, पेन्शन, पेदावार, पोर, पोशाक, पौध, प्यास, फजीहत, 
फटकार, फटकन, फतह, फरियाद, फसल, फाँक, फाँस, फिक्र, फिसलन फीस, फुरसत, 
फुहार, फक, फूट, फौज, बंदूक, वकबक, वकवास वखशीश, बगल, बचत, बटेर, 
बदौलत, वनावट, बयार, बरकत, वरसात, बर्दाश्त, बर्फ, बहार, बाँह, बागडोर, 
बात, बातचीत, वाढ, वावत, बारात, वार बारिश, बारूद, बुनावट, बुलबुल, 
बुलाहट, बूँद, बैठक, बोतल, वोल-चाल, बौखलाहट, बौछार, भगदड, भटक 
भनक, भभूत, भरमार, भाँग, भाप, भीख, भीड, भूख, भूल, भेंट, भेड्‌, 
भेस, भौंह, मखमल, मंजिल, मजलिस, मजाल, मदद, मसनद, मरम्मत, 
मलमल, मशाल, मशीन, मस्जिद, मंझधार, मसल महक, महफिल, माँग, 
मात, माप, मार, मारपीट, मिसाल मिठास, मिन्तत, मिच, मिलावट, मीतार, 
मुराद, मुलाकात, मुठभेड, मुश्किल, मुसकान, मुसीबत, मुस्कुराहट, मुहब्बत, 
मुदत, मुहर, मूं ग, पूंछ, मुत, मेहनत, मेहराब मेल, मोच, मोटर, मोहर, मौज, मौत, 
यादगार, याद, रंगत, रकम, रग, रगड, रज, रफ्तार, रसद, रसीद रस्म 
राख, रात रामायण (उभर्यालग) राय, राल, रास, राह, राहत, रिपोट, 
रियासत, रियायत, रिशवत, रिमझिम, रीझ, रीढ़, रुकावट, रुनझून, रूह 
रेत, रेल, रोक, रोकटोक, रोकड, रोर, रोनक, लकीर, लगन, लगाम, 
लताड, लचक, लट, लत, लपक, लपट, लपेट, ललक, ललकार, लहर, लाग, 
लागत, लाज, लात, लानत, लार, लालटेन, लाश, नग्न, लियाकत, लीक, लीख, 


CC-O. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


माध्यमिक व्याकरण एव रचना 


लाच, लाटपाट, वकालत, वसीयत, विजय, विनय, शपथ, शरण, शक्कर, शक्ल 
शमशेर, शरवत, शत्त, शर्म, शरांफत, शवनम, शराब, शरारत, शहादत 
शान, शाम, शामत, शिकायत, शौकत, भजधज, सजावट, सडक, सतह | ह जक | 
र हे 2 ENDS 00 NIT, 
चनद, समझ, संतान, संपद्‌, संभाल, संसद, संस्कृत, सरकार सराय, सलामत 
Fe ससुराल, साजिश, साख, साइत, साँझ, साध, साँस, साँसत व्र 
फारिश, सींक, सोड, सीध सुध र ल ड 
0 ३ १६ युत सुरंग, सुबह, सुलह, सृजन, सुझ, भूद. 
परत, सेज, से ध, सेहत, संर, सोंठ, सौगन्ध, सौगात, सौंफ, हकीकत, हजामत 
शि त ६5, हरकत, हलचल ठाक, हाजत, हाट, हाय हार लत 
हकमत, हिचक, हिदायत, हिफाजत, हि द i रः | 
) > ) Ch 7 ह्मा €*भनत, ह क हरि 
का त, हिम्मत, हींग, हुक, हर, हैसियत, 
" थाका रान्त--आत्मा, इत्तिला, उपा, काया, कुटिया, खटिया, खिजाँ, खरमा 
श ः ग = भु र र . 1 
ठया, गदा, गरिमा, गुझिया, गौर॑या, गुडिया, चिडिया, चटिया, टिकिया डि विया 
व दगा, दफा, दवा, दुआ, दुविधा दुनिया, पुड्या, बगिया, बतिया, वला 
बु दिया, मंशा, मेना, लालिमा, सजा, सीमा सुविधा, हेवा, हाला । कक 
झकारान्त खडा ज दारू बाल ल ी 
१ gl > याल त | अकारान्त सरसों) * = 
कारान्त पौ लौ । द मी 
अभ्यास 
मरन इनका स्ट्रीलिग बनाओ---- 
क (क) निरीक्षक, महाशय, प्रार्थी, मंधिल कोडिल रजक, गोप, मंत्री 
छ र ठ न ५ / १ ४) 14 प्न 4 
नेबदक, निवेदित, निवेदयिता, मृदु, भगवान, फूफा, स्यार, बाघ, मेढक, नाई । 
(ख) इनका पु लिग बनाओ---. | | 
रि oN ण ० भर ~ Se ~ 
वन, i प्रा आाभिता रमणो पृथ्वी मातुलानी अर्याणी जनयित्री मत्सी 
दनकरा अबला बल्लभा धात्री निर्मात्नी ब्रह्मवादिनी औरत । 
1. इन शब्दा का ऐसा प्रयोग करे कि इनका लिग रपष्ट हो जाए - 
रूमाल, मोड़, किरण, धल, झकाव, है र 
तारा, धूल, झुकाव, हेतु, ऋत पछ, टाव । 
९. अवधि, वारिधि, बाट, हाट, स्वाद, रहन, चलन । 
क 


CC-O. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


अध्याय ६ 
वचन 


वचन का अर्थ है-संख्या । हिन्दी में दो वचन होते है । एक वस्तु के लिए 
एकवचन तथा अनेक अर्थात्‌ एक से अधिक के लिये बहुवचन रूप का प्रयोग होता 


2३ 


है। प्रातिपदिको में लिंग की भाँति संख्या के कारण भी रूपान्तर होता है । 


साधारणतः सभी प्रातिपदिक एकवचन का ही बोध कराते हैं। बहुवचन का बोध 
कराने के लिये निम्नलिखित उपाय अपनाए जाते हैं :- 

१. कर्ता और कम में पुलिंग शब्दों का शून्य विभक्तिक बहुवचन भी 
साधारणतः शून्य प्रत्यय से ही जताया जाता ट्रे, इसके लिये रूपान्तर नहीं किया 
जाता । ऐसी स्थिति में उनके एकत्व अथवा बहुत्व का ज्ञान उनके विशेषण तथा 
क्रिया के रूपान्तरो से ही होता है; जेसे- 


केसा बालक आया या देखा है। केसे त्रालक आये या देखे हैं। 


,, अतिथि 0 हा / अतिथि हँ 2 
ठायी 2 न MET ह 
„ साधु न साधु र शो 
क भालू 15 0 प भालू 0 त 


२. किन्तु ऐपा [कर्ता और कम में शून्य विभक्तिक पृ लिंग] शब्द यदि 

नाकारान्त है, तो उसके बहुवचन में अन्त के आ' को 'ए' कर देते हैं; जैसे :- 
एकवचन बहुवचन 

मोहन का भतीजा थाया है। मोहन के भतीजे आये हें । 

केसा लड़का आया या देखा है। केसे लड़के आये या देखे हैं। 

गन्दा कपडा धोता या देखता हू। गन्दै कपड धोता या देखता हू । 

३. परन्तु ऐसे शुच्य बिभक्तिक पु लिग शुद्ध संस्कृत, फारसी, भरबी 
और दो समान खण्डवाले जैसे चाचा नाना तथा भैया आदि कुछ अन्य आका 
रास्त हिन्दी शब्दों के बहुवचन में रूपान्तर नहीं होता; जसे --- 


एकवचन बेहुवचन 
बह अच्छा योद्धा महात्मा या सूरमा था । वे सब अच्छे योद्धा, महात्मा या सूरमा थे । 
मैंने ऐसा योद्धा या महात्मा नहीं देखा था। मैंने ऐसे रोड] या महात्मा नहीं देखे थे । 


CC-O. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


YY माध्य मिक न्याकरण एब रचना 


एकवचन बहुत्रचन 
वह साक्षात्‌ देवता है । वे सव साक्षात देवता हैं । 
ऐसा देवता नहीं देखा था । एसे देवता नहीं देखें थ । 
वह किसका पिता या भया हे । वहाँ सब के पिता या भैया पधारे थे । 
वह किसका मामा या काका है । वहाँ सबके मामा था काका पधारे थे । 
यहाँ कौन मुखिया या दरोगा है । यहाँ कई मुखिया या दरोगा हैं । 
वह उसका आका है । वे उसके आका हैं । 
वहाँ एक दरिया है । वहाँ कई दरिया हैं । 


तारा में सवंदा और वापदादा, छुटभेया मुखिया अगुआ पुरखा तथा. पंडा 
(कभी-कभी दादा भी) शब्द में ऐच्छिक रूप से निविभवितक बहुवचन विकारी 
रूप हाते है; जंसे-- तारे, बापदादे पंड और छटभैये कहाँ गए ? 


~ 


४. शून्य विभक्तिक सभी स्त्रीलिंग शब्दों का बहुवचन 'एं' प्रत्यय के योग 
से प्रकट किया जाता है। एं का योग होने पर पूर्ववर्ती दीर्घ ऊ हस्त्र उ में बदल 
जाता हे और अ लुप्त हो जाता है; जैसे-- 


एकवचन बहुवचन एकवचन बहुवचन 
बात है या देखी है। बातें हैं या देखी है। कथा है या देखी है। कथाएँ हैं या देखी हैं। 
धनु 03 घता £ वस्तु f वस्तुएं 2 
बहु ५; बहुएँ 4 गौ र. गोएँ 2 


५. इवर्णान्त स्त्रीलिंग शब्दों के शून्य विभक्तिक बहुवचन में 'आँ' जटता हे 
जोर बा - परो हे. तथ ८ nN द _ 
॥ न हस्व हा जाता हूं, तथा इवर्ण और आँ के बीच य का आगम हो 
जाता हे; ज॑ से-- / 


एकवचन वहुवचन 
~ > क ओ # 6 w है 
रोति है या देखी है । रा।तयाँ हैं या देखी हैं। 
लड़की > लड़कियाँ »” 


६. जिन स्त्रीलिग शब्दों के अन्त में यू के बाद अ अथवा भा आता हे, उनके 
शून्य विभक्तिक बहुवचन में अ था आ के स्थान में ही 'आँ' हो जाता है; जैसे-- 
१ ९? “केक 


1 एकवचन बहुवचन | एकवचन ह 

इन्द्रिय है या देखी है। इन्द्रियाँ है या देखी हे) चिडिया है 7०2३० 5 

क्र ९। इन्द्रियो ह्‌ यादेखी हैं। चिडिया हैया देखी है। चिड़ियाँ हैं या 
देखी हैं ।. 


भेंखिया है या देखी है। . अंखियाँ हैं या देखी हैं । 


CC-O. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


4 


वचन ४५ 


टोपियाँ इन्द्रिय आदि की जगह टोपिएँ इत्द्रि/ आदि प्रयोग आजकल नहीं 
चल रह हैँ। 

७. अनिश्चित अधिक बहुत्व प्रकट करने के लिये अकारान्त आकारान्त 
परिमाणवाचक शब्दो के शन्य विभक्तिक बहवचन में सर्वत्रए ऐं और आँकी 
जगड़ आ जुटता है, शेय वण-विकार पर्वेवत ही होते हैं; जेसे-- 
मूल कर्त्ता कर्म मूल कर्ता कर्म 
बरस--बरसों बीत गये । बरसों गुजार दिये । घण्टा--घण्टों बीते । घण्टों गुजारे । 
हजार--हजा रों मरे । हजारों मारे । सेकड़ा--सौकड़ों आए। सेकडों देखे । 
मील--मौलों बीत गये । मीलों गुजार दिये । मन--मनो धान पड़ा रहता है। मनों 

धान बेचा है । 
=. शबोधन प्रथमा के बहुवचन में सवेत ओ जुटता है, शेष वणे विकार 
बथापूब होते हैं; जेसे-- 


पु लिंग स्ती लिंग 
हे बालको, हे विद्वानों हे इन्द्रियो, हे कोयलो 
हे लड़को, घोड़ो मुखियो हे चडिंयो, वुढ्यो 
हे देवताओ, राजाओ, चाचाओ हे बाधाओ, माताओ, हवाओ 
हे मुनियो, विद्याथियो हे देवियों, वीमा रियो 
हे साधुभो, भालुओ हे धेनुओ, बहुभो 
हे जोओ हे गोओ 


६ सव संविभकतक बहवचनों में सव प्रकार के शब्दों के अन्त में 

अनुनासिक 'ओं' जुट जाता हे.और सभी सन्धि-विकार पूर्ववत्‌ होते हैं, जसे-- 
पु लिंग स्त्रीलिंग - 

विद्वानों, सम्राटों, पण्डो, बालकों, लडको परिषदों, वहनों, इन्द्रियों, महिलाओं, 
देवताओं, चाचाओं बापदादों था बापदादाओं हवाओं, चिडियों, बुढ़ियों, 
मुखियों ने; मुनियों, विद्याथियों हाथियों ने; सिद्धियो, देवियों, लडकियों ने; 
साधुओं, भालुओं को वस्तुओं, बहुओं, गोओं को 

१० द्रव्यवाचक, भाववाचक तथा समुदायवाचक संज्ञाओं का निविभक्तिक 
या सविभक्तिक बहुवचन प्रयोग प्रायः नहीं होता; जसे :-- 

थोड़ दुध से--बहुत दूध से । थोड़े ही लोभ से--बहुत लोभ से । 

इ्जारों की सभा में। लाखों के मेले में । 


CC-O. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


४< माध्यमिक व्याकरण एवं रचना 


वह चार घंटे से प्रतीक्षा कर रहा हे । मोहन दस दिन से वीमार है। वह 
तीन महीने तक वहीं रहेगा आदि में कालवाचक शब्दों को बहुत्व अर्थ में भी 
एकवचन में रखने की प्रवृत्ति देखी जा रहो है । वह व्याकरण-संमत नहीं हैं । 


~ 


११. हिन्दी में प्रयुक्त अंग्रेजी, .उद शब्दों के भी वहूवचन हिन्दी के ही 
नियमों से बनाने चाहिये; जैसे-'कंपनी से 'कंपनियाँ', 'कमरा' से 'कमरे' । 
साहब, 'हाकिम', 'कागज' किताब आदि से “बहुत से साहव', 'हाकिम, कागज' 
किताबें आदि, (कागजात, कितावात भादि नहीं) । 

१२, बहुत से शब्दो का प्रयोग सदा वहवचन में ही होता है; जेसे-प्राण 
लोग, आंसू अक्षत, ओठ, पितर, दम्पति, होण । हस्ताक्षर और दर्शन का भी 
अधिक प्रयोग बहुवचन में ही मिलता है 

१३, एक के लिए भी आदर में प्रथमा में शून्य विभक्तिके साथ वहवचन 
का हा प्रयाग होता हे; जेस- भंया आते हैं। मेरे पिता कहते हैं । मिश्रजी क्या 
चाहते ह ? देवीजी कव भाएंगी ? मोहन जी अभी बच्चे है , श्याम मुझ से बड़े हैं 

1४. वहुत्व प्रकट करने के लिए वर्ग, समाज, समुह, समुदाय, बन्द 
गण, जन, लाग तथा सब का भी व्यवहार होता है। प्रथम पाँच सदा एकवचन 
मे रहकर एकवचन पु लिंग क्रिया ही लेते हैं; जैसे-स्त्रीसमाज वया चाइता 3 | 
स्वी समाज के लिए । 

हा सार जन बहुवचन रूप लेते हैं ओर स्तीलिग तज्ञा के लिए 
भी-कभी स्त्रीलिंग क्रिया भी; जैसे--तारीगण वया चाहते हैं या चाहती हैं, नारी 
जनों केलिए या नारीजन के लि ए। i 

ये सातो केवल संज्ञा शब्दों और वह भी संस्कृत शब्दों के वाद ही समास- 
घटक बनकर रहते हैं; जेसे--छातगण या छात्रजन क्या चाहते हँ । | 


'लोग' और 'सव' तदभवों के साथ भी जुटते हैं और सदा बहुवचन रहते हैं 
जस--लड़के लोग या लड़के सब क्या = हते ह। लोग में आदर का भाव 
र 1 

ता ह, सव म नहीं; वे लोग, वे सब । “पंडित लोग क्या चाहते हँ, “पंडित 
सव” नहीं । 

अकारान्त पु लिंग तथा स्त्रीलिग और आकारान्त पुलिंग शब्दो के बाद 
जना ए ए, भाया आ प्रत्यय आने पर पूर्ववर्ती अ तथा आ का पररूप 
हा जाता ह्‌। यह हिन्दी संधि है; जैसे *“"णषात--बात, वातो, बातो में। 
बालक---वालको, वालबों ने । 


CC-O. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


वचन 
४७ 


लडका-लडके, लड़को, लड़कों ने । परन्तु लताएँ, लताओ लताओं में भादि । 
188 च न करे >. ०, क्ति क ~ ¢ दि eS न्‌ 
कर केवचन म सविभक्तिक तथा शन्य-विभक्तिक दोनों स्थितियों में संज्ञा 
शब्दा के रूप में कोई १ स्वि्तन नहीं होता. बे व | । 
रूप में कोई परिवतन नहीं होता, केवल वे शब्द जो शन्य-विभक्तिक 
वहव चभ ~ ऊः ~ य य < क ‘~ छे 
ईवचनं में परिदतंनीय होते हैं सविभक्तिक तथा संबोधन एकवचन में भी वहीं 
रूप ग्रह क कची red ES टं व 
नप ग्रहण कर लेते हें जो शून्य विभवितक वहुवचन में; जेसे-लड़का -- ने = लड़के ने 
घोड़ा |- को = घोडे को, मेला + मे = वेक क ५ 0 हस इय 
£ के = घोड़ को, मेला | मेस्स्मेले में, सबाधन मे--बच्चे, अवे लडके । इसी 
भाति सोना + का >|सो ने का, आटे से बुढ़ापे में आदि । 
९ ले ये पि: पाखो - नि? व © > 
मो “पन स, पिछड़ पन ने, सीधेपन का आदि प्रयोग वर्जनीय हैं, भोलापन से 
पिछड़ापन ने, सीधापन का आदि हो प्रामाणिक प्रयोग हैं । 
इसी “गिर पटना से कलकत्ता में आदि ही शुद्ध प्रयोग हैं, क्योंकि व्यक्ति- 
वाचक नाम के रूप में विकृति नहों लानी चाहिए 
अन्यास 


२४३ 1. इतके वहुवचन वनाएँ--विद्यार्थी, प्रतिनिधि, देवता. जनता, तिथि, 
मोती, नदी, साधु, ऋतु, हेतू, रात, गात । 


(_ 
(| 
1 
Ss 
५ 
fy 
सी 


~ 


वहाँ तीन हाथिगाँ खरी हैं। देवियों और सच्जनों, पै तीन वात कहना 
चाहता ह । तुम सबको मैं पहले ही कह दिया था। थोडं वाल यहाँ भी हैं । 
मोहन के तो तीन तीन मामे हैं। भाप लड़का लोग से बोला था। दो लड़के का 
काम दस जलेबी से नहीं चलेगा ?. यहाँ इस पूजा के दो विधि .चलित हैं। आँसू 
वरस रहा था उसके नयन से झर-झर । ताराएँ टिमटिमाती रहेंगी । , 


& 


CC-O. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


अध्याय ७ 


कारक एवं विभक्तियाँ 


पाँचवाँ प्रातिपदिकार्थ है--'कारक” । कारक का अर्थ है करनेवाला, क्रिया 
का जनक । जाति, व्यक्ति, लिंग और संख्या तो प्रत्येक प्रातिपदिक का अपना स्वतंत्र 
अर्थ है, किन्तु कारकता उसमें क्रिया के संबंध से आती है। वाक्य में प्रयुक्त 
प्रत्येक शब्द का किसी न-किसी दूसरे शब्द से संबंध रहता है । इनमें क्रिया-पद से 
जो संबन्ध है, उसी को कारक कहते हैं । संबद्ध शब्द भी कारक ही कहा जाता है । 


कोई भी प्रातिपदिक छह प्रकारों से क्रिया से संबद्ध रह सकता है । अतः 
कारक भी छह ही माने जाते हैं : 


कत्ता--जो क्रिया को करता है और क्रिय. का आश्रय है उसे कर्त्ता कहते हैं; 
जस-माहन मवखन खाता हैं। यहाँ खाने का काम मोहन करता है, खाना क्रिया 
मोहन में है, अतः 'मोहन' कर्त्ता है । 


कर्म-जो किया जाता है (क्रिया के फल का आश्रय होता है) ओर जिसे कर्ता 
क्रिया के द्वारा सर्वाधिक चाहता है, उसे कर्म कहते हैं जेसे--मोहन मक्खन खाता 
है । यहाँ मकखन खाया जाता है, मोहेन मवखन को ही खाना चाहता है, अत: 
'मक्खन' कमं है 

इसी प्रकार “राम मोहन को देखता है' में राम देखता है, अतः वह कर्त्ता 
है, मोहन देखा जाता है, अतः वह कर्म है। “बढ़ई पेड काटता हे! में बढ़ई काटत 
ट्‌, अतः वह कर्ता है, और पेड़ काटा जाता है, इसलिये वह कर्म हैं । मूल क्रिया कर्‌ 
भ रणाथक बनाने पर सभी अकर्मक क्रियाओं के तथा कुछ परिगणित सकर्मको 
क्रियाग्रो के मूल कर्त्ता भी कर्म वन जाते है; जैसे- बच्चा सोता है-माँ बच्चे को 
सुलाती है चा दूध पीता है--माँ बच्चे को दुध पिलाती है, मोहन संस्कृत 
पढ़ता है--श्याम मोहन को संस्कृत पढाते हैं। शीला भाटा नहीं पीसती हे-- 
सरिता शीला से आटा ःहीं पिसवाती । | 


जिस (मूल या प्र रणार्थक) क्रिया में दो कर्म होते हैं उमे द्विकर्मक कहते है; 
जेसे-वह बच्चे को घर ले गया; माँ ने बच्चे को दध पिलाया । किसी-किसी क्रिया 
में एक भी कर्म नहीं होता! बह सोता है, बच्चा रोता है। ऐसी ही क्रिया को 


CC-O. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


कारक एवं विभक्तियाँ | ४९ 


अकमक कहते हैं । तीन कर्म किसी क्रिया के नहीं होते । जहाँ दो कर्म होते हैं 
वहाँ (प्रायः) एक अचेतन रहता है, जो मुख्य होता हे. दसरा चेतन, जो गौण 
कहलाता हे । 


= ~ > शक 


करण--जिसकी सहायता से क्रिया की जाती है, अर्थात्‌ क्रिया में जो 
पवसे प्रबल साधक होता है, उसे करण कहते हैं; जैसे---'बढ़ई आरे से पेड काटता 
हे, या 'पेड़ आर से काटा जाता' है। यहाँ काटना' क्रिया का सबसे प्रवल साधक 
आरा है, अतः वह करण है । 

संप्रदान--जिसे कोई वस्तु प्रदान की जाती है, कर्ता का कर्म के द्वारा जो 
अभिप्र त होता है, उसे संप्रदान कारक कहते हैं। राजा भिखमंगों को अन्न देता हु 
यहाँ दान क्रिया राजा करता है, अतः वह कर्त्ता है । अन्न दिया जाता है, अतः वह 
कर्म है । यह अन्न भिखमंगों को दिया जाता है, अतः 'भिखमंग संप्रदान है । जिस 
तकार राजा अथवा अन्न के अभाव में प्रदान क्रिया निष्पन्न नहीं होती, उसी प्रकार 
भिखमंगों के अभाव में भी; इसलिये वह भी प्रदान क्रिया का जनक है । वस्तुतः 
यह कम का ही एक रूप, परोक्ष या पारंपरिक कर्म है । राजा देता है, क्या देता 
है, किसको देता है ? इसीलिए इसे अंग्रेजी में इनडाइरेक्ट औब्जेक्ट कहते हैं । 

अपादातत--विश्लेषार्थक क्रिया के प्रयोग में जिससे विश्लेष, पृथक हटना 
होता है, उसे अपादान (अप - आदान) कहते हैं; जैसे--पेड़ से पत्त गिरते हैं' में 
पत्त गिरने का काम करते हैं, अतः कर्ता हैं। किन्तु पेड़ नहीं रहने पर ये किससे 
गिरते ? गिरने की क्रिया की सिद्धि के लिये जहाँ से विश्लेप होता हं उसका रहना 
आवश्यक है । गिरते हैं' कहते ही जानने की इच्छा होती है, किससे, कहाँ से 
गिरते हैं? इसी भाँति मोहन गाँव से भाता है मे गाँव अपादान है 


अधिक रण--जो कर्ता अथवा कर्म के द्वारा क्रिया का आधार होता हे, उसे 
अधिकरण कारक कहते हैं; जैसे मोहन छात्रावास भें रहता है, खाट पर सोता है 
यहाँ रहना तथा सोना क्रिया का आश्रय अर्थात आधार मोहन है; पर स्वयं मोहन 
के आधार छात्रावास तथा खाट है । इस प्रकार मोहन की परंपरा से छात्रावास 
तथा खाट भौ रहना तथा सोमा क्रिया के आश्रय हो जाते हैं। इसलिये ये भी 
रहना तथा सोना क्रिया के जनक हैं। इसी प्रकार श्यामविशोर पतीली भें 
चावल पकाता है, में पकाना क्रिया के कर्म चावल का आधार पतीली है 
पतीली नहीं होती तो पाकक्रिया नहीं संपन्न हो पाती, इसलिये पाक़क्रिया की 
जनक पतीली भी हो जाती हे । 


CC-O. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


५० माध्यमिक व्याकरण एवं रचन। 


किसी प्रातिपदिक का क्रिया से नहीं, किसी दूसरे प्रातिपदिक से जो किसी 
प्रकार का संबन्ध होता है, उक संबन्ध ही कहते हैं; जेसे-मोहून का रूप, लड़का या 
घर । इस भाँति, संबन्ध कोई कारक नहीं, एक प्रातिपदिक्र का दूसरे से संवन्ध 
माह्या है। 

संबोधन भी कोई कारक नहीं । यह एक प्रातिपदिक का दुसरे प्रातिपदिक 
से संबन्ध भी नहीं, केवल प्रथमा विभक्ति का एक अर्थ हे । संबोधन पद का 
वाक्यस्थ अन्य पदों से कोई भी साक्षात्‌ संवन्ध नहीं होता । वह स्वतंत्र रूप से वाक्य 
का एक अंग होता है। अतः अपने वास्तविक तथा यौगिक अर्थ के अनुसार कारक 
छह ही हैं, आठ नहीं । पर कुछ आचार्य इन दोनों की भी गणना कर हिन्दी में 
आठ कारक मानते हे । | 


विभक्तियाँ 


कोई भी प्रातिपदिक जब वाक्य में प्रयुक्त होता है तब वह उस वाकय को 
मुख्य या सहायक क्रिया अथवा दूसरे प्रातिपदिक से संबद्ध हो जाता है। क्रिया 
के अथवा दुसरे प्रातिपदिक के साथ किसी प्रातिपदिक के संबंध को प्रकट करनेवाले 
प्रत्यय को विभक्ति कहते हैं और इस विभक्ति से युक्त शब्द को पद । पद से भिन्न 
भर्थात्‌ इस विभक्ति से रहित शब्द का वाक्य में प्रयोग ही नहीं होता। ये 
विभक्तियाँ निम्नलिखित हैं :- क्‍ | 


1: प्रथमा-्रथमा विभक्ति में केवल एक चिल्ल है, शून्य । यह निम्न- 
लिखित शब्दों से आता है :-- 


[क] कतृवाच्य क्रिया के कर्त्ता या पूरक कर्ता से--मोहन मुझको जानता 
है । यहाँ मोहन कतृवाच्य की जानना क्रिया का कर्ता हे, अत. उसमें शन्य विभक्ति 
है । “मोहन चतुर है” में चतुर पूरक कर्त्ता है। | 9 

[ख] कमंवाच्य क्रिया के कर्म से--मुझसे «यां नहीं सही जाती । 
यहाँ सहना क्रिया कमंवाच्य में है, जिसका कर्म है गालियाँ । भतः उपमें प्रथ धा 
की शून्य विभक्ति है । इसी प्रकार “वहाँ एक विद्यालय खोला गया इस कमंवाच्य 
के वाक्य में बिद्यालय रूप (उक्त कम में प्रथमा विभवित है । 

[ग] जहाँ केवल सामान्य प्रातिपदिकार्थ ही प्रकट करना है, कोई कारक- 
विशेष नहीं, वहाँ भी प्रथमा की शून्य विभक्ति ही आती हे । कोषों यं बिना किसी 
वाक्य के ही शब्द गिनाये रहते हैं, वहां शब्दों में प्रथमा की शून्य विभक्ति ही 
रहती है । १ | 


CC-O. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


५ 


कारक एवं विभक्तियां ५१ 


[घ] संबोधन-संबोधन के लिये प्रयुक्त शब्द में भी प्रथमा ही होती है; जसे 
हे सोह, तुम कहाँ हो द यहाँ मोहन' में संवोधनाथक प्रथमा की शून्य विभक्ति है । 
है, अरे आंद कोई विभक्ति नहीं । विभक्ति पीछे नहीं. आगे जुटती हे । इनका योग 
आवश्यक भी नहीं । ये केवल संवोधन [विस्मय [दि] व्यंजक अव्यय हें । 

२. [क] द्वितीया--द्रितीया में दो चिल्ल हैं. ७ शन्प गे j 
वाच्य के भ तथा मागक रूप कम मे न र अ तो रा 

चे शून्य विभक्ति आती है और 
मानव कम में को विभक्ति; जैसे-सोहन रोरो खाता हे. बध पीता है। मैं कुत्ता 
नहीं पालता । हाथी देखोगे ? जरा सरोज को देखो । भाई को बुलाश्रो | 


[ख| जब किसी अपूर्ण सकर्मक क्रिया का मुख्य कमं किसी प्रक कमं के 
साथ भाता है, तव मुख्य कमं के अचेतन रहने पर भी उसमें 'को? जुटता हे. ओर 
परक कम के मानव रहने पर भी उसमें 'को' नहीं जुटता; जैसे-भालस्य को अपना 
सबसे बड़ा शत्र समझो, शत्रू बो भी मित्र वना लो, मैं तो आपको अपना भाई 
मानता हू, उसने पेड़ को ही मोहन समझ लिया आदि । 


2 धि वल > ~ NN ~ ° में 
[ग] अधिक वलाघात के लिये यों भी अचेतन कर्म में 'को' जुटता है; 
जेसे-इस बात को तो (अथवा यह बात तो) अब हर आदमी जान गया है । 


[घ] मानव व्यक्ति के साथ भी अनिश्चय की स्थिति में को की जगह 
शून्य विभक्ति का प्रयोग मिलता है; जैसे--नौकर को बुलाओ, किन्तु मेरे लिए एक 
नोकर खोज दो, मैं लड़का दूने कला हँ आदि । 


पर व्यक्ति वाचक विशेषतः मानववाची संज्ञा-रूप तथा कौन मैं, तू, आदि 
सवनाम-रूप कर्मों की द्वितीया विभक्ति में को लाना अनिवाये है; जेसे-तुम किसे 
या “किसको' ढू ढते थे, मोहन को या मझको ? 


१: तृतीया--तृतीया के दो मुख्य चिह्न हैं, 'ने' तथा 'से' । 'ने' चिह्न प्राय: 
सकमक क्रियाओं के अप्रधान [अनुक्त] कर्त्ता में ही निम्नलिखित कालों में जुटता है :- 


[क] सामान्यभुत-मैंने पढ़ा । लड़ाई लडी । 

[ख] आसचन्नभूत [या पूर्ण वर्तमान]-मैंने पढ़ा 2 । लडाई लड़ी है। 
[ग] पूर्णभूत-मैंने पढ़ा था । लडाई लड़ी थी । 

[घ] संदिग्धभूत--मैंने पढ़ा होगा । लड़ाई लड़ी होगी । 

[ङ| संभाव्यभूत-- संभव है मैंने पढ़ा हो । लड़ाई लड़ी हो । 
[च] हेतुहेतुमद्‌भूत-यदि मैंने पढ़ा होता । लडाई लडी होती । 


CC-O. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


५२ माध्यमिक व्याकरण एवं रचना 


बोलना, बकना भूलना, आदि कतिपय सकर्मक क्रियाओं के भी कर्ता में ने 
चिह्न नहीं आता जंसे--वह क्या बोला या वका ? बह अपनी बात नहीं भूला है । 

किसी-किसी शरीर व्यापार-सूचक अकर्मक क्रिया के भी कर्ता से इन कालों 
में 'ने' चिल्ल आ जाता है; जँसे--किसने खाँसा था, छींका था, थूका था ? तुमने 


नहाया ? 
) कहीं-कहीं यह वैकल्पिक भी रहता है, जेसे--मैं समझा, मैंने समझा; मेरी 
गाय एक बाछा जनी है, या मरी गाय ने एक बाछा जाना है। जानना, सोचना, 


पुकारना आदि के साथ ने' का प्रयोग नहीं करना ठीक नहीं । 


संयुक्त क्रियाओं के प्रयोग में प्रायः अंतिम खण्ड की मुख्यता के अनुसार कार्य 
होता हे; जैसे, वह पढ़ चुका, कह सका; पर, उसने रो दिया सो लिया। वह 
सन्तरा, सन्तरे, नारंगी या नारंगियाँ लाया आदि में लाना के साथ ने' चिह्न नहीं 
जुटता क्योंकि 'ला' धातु 'ले आ? का ही संधि-निष्पन्न रूप है, जिसमें दुसरा खण्ड 
अकमक है [ले + था - ल्या - ला]। 'पाना' क्रिया य.दे संयुक्त क्रिया के अन्तिम खण्ड 
के रूप में प्रयुवत होती है तो ते चिह्न प्रायः नहीं आता; तुमने यह कहाँ पाया ? किन्तु 
में कुछ भी नहीं दे या ले पाया, वह सो भी नहीं पाय । “मोहन ने या तुमने कहाँ 
जाना है” जसे प्रयोग अभी शिष्ट हिन्दी में स्वीकृत नहीं हुए हैं, पंजाबी या पहाडी 
से हिन्दी में आ गए हैं। किन्तु ध्यातव्य है कि यहाँ का मोहन या मैं अप्रधान कर्त्ता 
ही है, जिस में भाव वाचक कृत्‌ ना प्रत्ययान्त क्रिया 'जाना' के योग में पष्ठी को 
भाँति तृतीया भी, दोनों, ऐच्छिक रूप से शास्त्र! संमत हैं, चाहे, पष्ठी की 'को' 
विभक्ति लगे, 'मोहन को जाना है” चाहे तृतीया की 'ने', मोहन ने जाना हे । 
अत: यह अशुद्ध नही । 


से अप्रधान (कर्म मा भाव वाच्य के) कर्ता तथा करण दोनों में आता दै; 
जसे--मेने रोटी नहीं खाई पर मझ से रोटी नहीं खाई गई , हाथ से खाओ, चम्मच 
से क्यों खाते हो ? 


इसके अतिरिक्त निम्नलिखित अथो में भी तृतीया की से' विभक्ति 
आती है :-- 


[क] कुछ प्रोरणार्थक क्रियाओं के (प्रयोज्य या) प्रे रित कर्त्ता--सुरेश पत्र 
लिखता है--मोहन सुरेश से पत्र लिखवाता है । धोबी कपड़ा धोता हे--नरेश 
धोबी से कपडा धुलवाता है । उप्युक्त वाक्यों में भुरेश तथा धोबी प्रेरित 


oe es = ~ - 


१. “उभय प्राप्तौ कमणि” २-३-६६, पाणिनीय अष्टाध्यायी । 


CC-O. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


कारक एवं विर्भाक्तयां ५३ 
अथात्‌ मूल किया के कर्ता हैं। इ में मोहन तथा नरेश को प्रयोजक कर्ता तथा 
सुरेश और धोबी को प्रयोज्य कर्ता कहते 

[ख] कर्म-मैं उनसे कहंगा' में 
कम में तृतीया माननी चाहिये, अथवा 'से' को ङ्रितीया विभक्ति में भी परिगणित 
करना चाहिये। इसीलिए “मैं मोहन को, उसे या उसको कहू गा” भी चलता है । 

[ग] साथ-मुन्ना आराम से | के साथ ] रहता है किसी साथी से नहीं 
सगड्ता । तुम नरेश से मिले ? उपसे बातें क्यों नहीं करते? क्या तुम उससे 
नहीं बोलते, साँप से मत सेलो आदि में भी साथ अर्थ में ही तृतीया है । 


का अर्थ 'को' ही लगता है, अत. यहा 


[घ] कारण (हेतु) _ भ से तुम मेरे मित्र हो । संयोग से वह निद्रामग्न 
हं। वह शोक से मुक हो गया है। उसकी आँखें क्रोध ते लाल थीं। 

[ङ| चिल्ल-क्रषड सेतो वह धनी लगता है, किताबों से वह छात्र 
प्रतात हाता हू। बागों से तो वह सिक्ख मालम होता हुँ | 
[च] विकृत अंग--वह आँख से काना है, पांव से लंगड 
द १ र ) 2) लग 
मही है डा है, काध से 

[छ| अभद--हरीश जाति से [का] क्षत्रिय है, पर वह प्रकृति से [प्रकृति 
का ] कोमल है । 

करण (या अप्रधान कर्त्ता) में से' के अतिरिक्त व्यस्त या समस्त द्वारा! 
का भी प्रयोग होता है; जैसे-वह अपनी गाडी से या गाड़ो द्वारा गया । उसने इनसे 
य इनके द्वारा खबर भेजी हे । मैंने मोहून द्वारा आपको कहला दिया था । 

४. चतुर्थी - [क] चतुर्थी में दो विभक्ति-चिह्न हैं, 'को' तथा 'के” लिये । 
सप्रदान कारक में प्रायः 'को' का प्रयोग होता है, के लिये का विरल; जैसे-- 
भिखमंगे को भीख दे दो । बच्चों को मिठाई दो । 

[ख] के लिए' मुख्यतः तादर्थ्यं [उसके लिये] में आता है; जैसे--जीभ के 
छख के लिए मांस खाना पाप है | यह दुध बच्चे के लिए है, यह सव कहने के 
लिये है। इस अथ में के वास्ते' 'के हेतु', 'के निमित्त' 'के अर्थ” भी आते हैं और 
'को' भी चलता है; जैसे--खाने को भंग नहाने को गंग । यह सबको सुलभ है। 

[ग] प्रणाम, शपथ भादि के योग में भी चतुर्थी की 'को” का प्रयोग होता 
है; जेसे--गुरूमनों को मेरा प्रणाम, नमस्कार, नमस्ते है। तुम को मेरी कसम, 
शपथ हे आदि । 

[घ] निवारण अथ में भी चतुर्थी की 'के .लिये” विभक्ति आती है; जेसे-- 
जाड के लिए कबल है, आग है। 


CC-O. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


५४ माध्यमिक व्याकरण एवं रत्रा 

[ङ] ता प्रत्ययान्त क्रिया के कर्त्ता में भी चतुर्थी को 'के लिए! विभक्ति 
आती है; जैसे--मेरे लिए (मेरा) वहाँ जाना उचित या संभव नहीं । 

५, पंचमी--पंचमी का एक ही चिह्न है से”, जो तृतीया का भी हे। पचमी 
निम्नलिखित अर्था में आती है :-- 

[क] अपादान कारक--वे घर से कव आये ? कोशल्या से राम हुए। 
ककयी से भरत । 

[ख]. मानसिक विश्लेप--वह अन्धकार सं डरता है, वचता है। पाप 
से घृणा करो | शिक्षक से पूछो । मोहन ससार से विरत या विरक्त हो गया है । 
नरेश को जाने से रोको । 

[ग] तुलना-वलराम से कृष्ण चतुर थे। [घ] भिन्नता-चीता वाघ से 
भिन्न प्राणी हे । [ङ] दुरता-- दिल्ली पटना से दूर हैं। 

ये तीनों मानसिक विश्लेष के ही अथ-विस्तार हैं । 

६. षष्ठी--षष्ठी की का विभक्ति निम्नलिखित अर्थो में भाती है । यह 
'का' ही अगले संबंधी के बहुवचन अथवा विभक्त्यन्तं रहने पर 'के' तथा स्त्रीलिंग 
रहने पर 'की बत जाती हैं, क्योंकि यह तद्भव भाकारान्त विशेषण का काम 
करती है । 

[क] कृदन्त क्रिया के कर्ता में--जुम्हारा या सुरेश का उनसे डरना टीक 
नहीं । उनके वाक्य सुन्दर है किसके कहने से गए ? ईश्वर को सष्टि विचित्त है । 

[ख] कृदन्त क्रिया के कर्म में--संस्कृत का अध्ययन बहुत लाभप्रद है । आप 
के दर्शन से में कृतकृत्य हो गया । विष्णु की पूजा करनी चाहिये । 

[ग] करण में--कान का सुना नहीं, आंख का देखा कहता ह । उनके 
हाथ का लिखा दुध का जला छाछ भी फक कर पीता है । 
| [घ] अधिकरण कारक मे--घर को लडाई अच्छी नहीं । घर का पका 
भाजन स्वास्थ्यप्रद होता है। घड़े का पानी शीतल है । कुतुबसीतार की चढाई 
बुढो के लिये ठीक नहीं । | 

[ङ] अपादान कारक में--पटता का चला वाराणसी ही आकर मका । 
आकाश का गिरा धरती पर ही आकर रुकेगा । 


[च] संप्रदान ग्रे--भखे क। दिया अन्न अमृत बनकर वापस मिलता हे । 
[छ] प्रातिपदिकों के परस्पर सभी संबंधों में; जैसे-- . 


[भर] स्व-स्वामी :--मोहन के कपड़ो । सुरेश की पुस्तके । 


CC-O. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


कारक एवं वभक्तियाँ ५५ 


, | आ] सेव्य-सेवक :--राजा की सेना, गाँव का चौकीदार, सुशील के नौकर 
मोहून को दासी, देश का सेनापति आदि । र 

[इ] आत्मा-आत्मीय :--मेरा भाई, मेरा मित्र या छात्र । 

[ई] समवाय :--तिल का तेल, तुम्हारी आँख मेरी बाँह । 

[उ] जन्य-जनेक :--तुलसीदास को रामायण । इस कारखाने के कपड । 

[ऊ] ताद्य :--कुत्तों का कपडा, सोने का (के लिए) घर, चिउड का धान 

[ऋ] परिमाण--छह्‌ फुटों का आदमी, पाँच रुपयों का चावल । 

[ए] वीप्सा :-'गाँव का गाँव, शड़र का शहर । 

[ऐ| मभेद :--आँख का अन्धा, गांठ का पूरा, राहु का सिर । 
नयो] पदवस्थता-~ज्यों का त्यों, वेसा का वैसा। दूध का दुध, पानी 
हम पष्ठी का एक चिल्ले 'को' भी है। ' मुझको लोभ नहीं है! में समवाय 
ब मे षष्ठी हे । अव तुमको जाना चाहिये, मोहन को वहाँ नहीं जाना है यहाँ 
तुमको तथा 'मोहन धणी में अप्रधान कर्त्ता में षष्ठी है । राजा को एक लड़का हुआ 
क्य क हे “संस्कृत के प्रन्थकारों को अपना परिचय छिपाने 1 की 

चत्र आदत हे” में भी 'को' समवाय संबन्ध ही बता रहा है। 

न परिनिष्ठित हिन्दी में (दशरथ को चार लड़के थे नहीं, “दशरथ के चार 
डर थ ही चलता हे; पर व्याकरण की दृष्टि स पहला प्रयोग भी ठोक* है। 
'तुम्ह्‌ वितने लड़के है, चलता ही हे । तुम्हें कौन-सा रोग है, तो खब ही प्रयुक्त 
होता है कु और तुम्हे, तुमको, मोह न को, लड़की हुई या सर्दी हुई है, दोनों 
i कोई अन्तर नहीं है। “मोहन के लड़की हुई है” पश्चिम में अधिक 

७. सप्तमी-- को दो मुख्य विभक्तियाँ हैं--में म 
अर्थ है 'के भीतर”; य म र । सप्तमी लिम्नलिखित अचो अर नेका 
(क) अधिकरण कारक: जैसे “कपड़ा पेटी में रखा है, “कपडा पेटी 
पर रखा है । इसके अतिरिक्त 'के भीतर” 'के अन्दर” 'के दार आदि भी 
चलते हें se में और 'पर का विपरीत प्रयोग भी यता त मिलता है; जेसे--वड 
घर पर है। उस नदी में जहाज भी चलता हैँ । छोटानागपुर में कहते हैं स्रेश 
| 


~ s कक) ०५ 


कुर्सी में बंठ हें । 


१. Fe द द्विवेदी - संस्कृत साहित्य (अशोक के फल) । A 
१. किशोरी दास वाजपेयी आदि का ऐसे प्रयोगों को. 
Rl ३ प्रयोगो को अशुद्ध 
निम्‌ ल है । ककी त 


CC-O. Dr. Ramdev Tripathi Collection वा Sarai(CSDS). Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


५५८ माध्यमिक व्याकरण एवं रचना 
तेज है } ~ ~ ८ 
(ग) किसी क्रिया का बीतना दिखाने ने लिए पर' का प्रयोग होता ह, 
जसे सूरज उगने पर; महेश के जाने पर सुरेश आया । 

गर विभक्तियाँ अनेक जगह लुप्त भी मिलती हैं, जैसे :-- 

(क) तृतीया - सीधी अ गुली (से) घी नहीं निकलता । 

(ख) सप्तमी--उस समय (में) तुम कहाँ थे? नगरी-तगरी (में) द्वारे 
दारे ढेड” रे सँबरिया । अब तो यह मेरे सिर (पर) आपड़ा हे । तुम्हारे पास 
(में) कुछ न होंगे ? 

ध्यातव्य है कि (क) विभक्तियाँ सात ही होती हैं, आठ नहीं, (ख) संबाधन 

विभक्ति का नहीं, अर्थ का नाम है, (ग) संबोधत में प्रथमा विभक्ति होती हे । 
(घ) कारक किसी प्रत्यय या रूप (या आक्कात) को नहीं, अथ, क्रिया के साथ 
प्रातिपदिक के जनकत्व रूप संबन्ध, शक्ति को कहते हैं । 

संज्ञा को रूप-गचना 

एकवचन बहुवचन 
प्रथमा (प्र। तिपदिकार्थ) - वालक, लड़का, वालक, लड़के, 

बालिका, लड़की बालिकाएँ, लड़कियाँ 

प्रथमा (संबोधन) वालक, लड्वेः, लडकी वालको, लड़को, लड कियो 


द्वितीया---वालक, लड़का, लड़को, बालक, लड़के, लड़कियां 
बालक को, लड़के को, बालकों को, लड़कों को, राजाओं का, 
राजा को, लड़की को बालिकाओं को, लड़कियों को 

तृतीया - बालक से (या ने) लड़के से, बालकों से (यांने), लड़कों से, 
राजा से, लड़की से लडकियों से 


चतुर्थी बालक को या के लिये, लड़कों को बालकों को या के लिये; लड़कों 
या के लिये, लड़की को या के लिये को लड़कियों को या के लिये । 
पंचमी बालक से, लड़के से, लड़की से. बालकों से. लडकों से, लड़कियों से 
षष्ठी - बालक का (कं, की) लड़के का बालकों का (के, की, लड़कों का 
(के, को) लड़की का, (के, को) (के, को,) लडकियों का (के, की) 
सप्तमी-वालक में, पर; लड़के में, पर; बालकों में, पर; लडकों में, पर; 
लड़की में पर लडकियों में, पर 


CC-O. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


कारक एवं विभक्तियाँ ५७ 


हिन्दी में भी अनेक संस्कृत (तत्सम) शब्दों के संवोधनान्त रूप ज्यों-के- 
त्यों प्रयुक्त होते हैं; जैसे, हे भगवन्‌, श्रीमन्‌, राजन, परमात्मन्‌, महात्मन्‌ , 
हे देवि, हरे, साधो, प्रभो, पितः, शंभो, दुर्ग, आर्य, राधे, सीते, प्रियो, प्रियतम, 
प्राणेशवरि, प्राणवल्लभे आदि । “माँ शारदे को जय” वाक्य अशुद्ध है दुग, राधे, 
शारदे आदि संवन्धनार्थक प्रथमा के रूप हैं, संवोधार्थक षष्ठी में दुर्गा की, राधा की, 
शारदा की 'जय' कहना चाहिए । “अम्बे” और “जगदम्बे” तो संस्कृत के संबोधन 
में भी नहीं होता । यो अशुद्ध प्रयोग हैं, दुर्ग के मिय्या सादृश्य से गड । शुद्ध प्रयोग 
उै_हे अम्ब, हे जगदम्व । 


अभ्यास 
१ कारक से आप क्या समझते हैं, कारक और विभक्ति में क्या अन्तर हे, 
स्पष्ट करे । 


०.) 


. मोहन को ज्वर ह में मोहन कारक हु? कोन कारक? यह कोन 
बिभक्ति ह ? 
३, 'शीला मोहन से लजाती ह' में मोहून कोन कारक हे ? और मैं तुम 
से नहीं बोल ग।' में तुम से कोन कारक है ? 
४, ड्याम पाँच दिन से अस्वस्थ हे' यह वाक्य क्या अशुद्ध हे? क्यों ? 
५, यह छाता मनोज के लिए ह' में मनोज क्या संश्रदान है ? 


CC-O. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


लेधपाय--- ८ 
सर्वनाम 


सर्वनाम का अथ हैं --सव का नाम। संज्ञा अर्थात्‌ नाम सब का नहीं, 
किसी एक का नाम होता हे, पर सर्वनाम बहु विकारी शब्द है, जो सघ वस्तुओं 
का नाम हो सकता है; उदाहरणार्श-राम, श्याम, मोहन, पहाड़, नदी, पेड, गाय, 
आदमी सब को 'यह' कह सकते हैं | यह कौन है? या 'यह' क्या है? पुर्वेचजत 
संज्ञा की पुनः चर्चा के लिए प्रायः किसी सर्वनाम का ही सहारा लिया जाता है 
सज्ञा का पुनः पुनः उल्लेख पुनरुक्ति दोष वन जाता है; जँसे-दशरथ अयोध्या के 
राजा थे। वे बड़ वीर थे। उन्होंने देवराज की सहायता की थी । उनके तीन 
रानियां थीं। राम उनके बड़ पुत्रथे। राम ने कहा कि मैं कल आऊगा । 
प्रत्येक सवनाम किसी-न-किजरी नाम का ही उपस्थापक या प्रतिनिधि होता है । 
किन्तु यह सोचना भ्रम है कि प्रत्येक सर्वनाम शब्द किसी संज्ञा शब्द के ही बदले 
आता हूँ; जसे- कौन, क्या, जो, सो, आदि के अर्थ किसी संज्ञा शब्द से प्रकट 
नटी किए जा सकते । 
शब्द को दृष्टि से भी संज्ञा से सवंनाम में ये अन्तर हैं :- 
(क) सर्वनाम परिगणित हैं, वे नये नहीं बनाये जा सकते । 
(ख) सर्वनाम से दुसरे प्रकार के शब्द बनते हैं, पर दूसरे प्रकार के शब्दों 
से सवनाम नहीं बनता । 
ग) सर्वनाम में लिग-भेद से न्तर नही होता : > 
(ग) न म में लिग अर स ख्पान्तर नहीं होता; लड़का जाता है, 
लड़की जाती है; पर बह जाता है, बह जाती है। 
(घ) सर्वनाम का संबोधन नहीं होता । 
ङ) पुरुष-भेद्‌ भी नामो (तथा क्रियाओं) मे छौता अ (४७ 
2 ॥ ) ¢ केवल सवनामा (तथा क्रियाओं) में होता है, संज्ञाएं 
सभां अन्य पुरुष की ही होती हैं। 
च) सवंनामो में आज भी सं भक्‍त यः > छै 
के कक र वाही गी तर. (विभक्त्यन्त) रूप प्राप्त होते हैं ; 
७ ०० >>> ५ 7 ल उन्ह, त्‌ एकवचन) सौ षण्ठी ~ २ ~ 
रा -_ = 
भादि । dE 
(छ) सर्वनाम का रूप सविभ र चन में से 
पक तह वभ कतक एकवचन में भी बदलता है । इ 
हत रूपान्तर होते हैं; जसे- वह (एकवचन! को = उसको भै 
नी = उसको, कोन (एकवचन) + 
= किसस, म- पर==मुझपर आदि । 


CC-O. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


सर्वनाम 4८ 


इन सातौं में से केवल अन्तिम लक्षण (छ) आकारान्त तद्भव संजा या 
विशेषण शब्दों में भी मिलता है, शेप केवल सवंनामो के लक्षण हें । सवनाम के 
व्यावर्तक लक्षण हैं (च) नौर (छ)। 'आप' और सब' इन दोनों में ये लक्षण 
नहीं पाए जाते । पर संस्कृत में 'सर्व” (जिसका विकसित रूप ही सब' शब्द है) 
ही सर्वनाम-शिरोमेणि है, जिसके नाम पर ही इस श्रेणी का वर्गीकरण किया 
गया है (सर्वादीनि सर्वेतामानि) । 

सर्वनाम के निम्नलिखित भेद हें :- 

१. निश्चयसूचक-- जो किसी निश्चित व्यक्ति या पदार्थ को सूचित करता 
हे, उसे निश्चयगूच क सर्वनाम कहते हैं; जसे--मैं, तुम, आप, यह, वह = ५ । 

२. अनिश्चयसूचक--अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु को सूचित करनेवाले 
सर्वनाम को अनिश्चयसूचक सवंनाम कहते हैं ; जैसे-कोई, कुछ, सब = ३। 

३. आकाङक्षासूचक-परस्पर नित्य साकाङक्ष सर्वताम को साकाडक्ष या 
संबंध सूचक सर्वनाम कहते हैं; जेसे-'जो' (आकांक्षाजनक), 'सो' (आकांक्षा 
प्रक) = २ । ये दोनों अनिश्चय सुचक के ही प्रभेद-विशेष हैं । 

४. प्रश्‍नसूचक-प्रश्‍न सूचित करनेवाले सर्वनामों को प्रश्‍नसूचक सवनाम कहते 
हे; जसे--कोन, क्या (अचेतन) = २ । ये दोनों भी अनिश्‍चयसूचक के ही प्रभेद हैं । 

इनमें “मैं! उत्तमपुरुष तथा तु” मध्यम पुरुषव।चक सर्वनाम हैं. शेष सभी 
अच्यपुरुषवाचक । जो बोलता है, वह अपने को 'मैं' तथा जिससे बोलता है उसे 
त्‌ और जिसके वारे में कहता है उस, तीसरे को, 'यह' 'वह' आदि कहता है । 
इस प्रकार बोलनेवाला उत्तमपुरुष, सुननेवाला मध्यम पुरुष तथा शेप सब 
अन्यपुरुष कहे जाते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम का कोई स्वतन्त्र भेद नहीं, 
च्‌'कि प्रत्येक सर्वनाम किसी 'न' किसी पुरुष का वाचक है । उत्तम तथा मध्यम, 
पुरुषों का क्षेत्र अत्यन्त सीमित है, अन्यपुरुष का बोध्य समस्त विश्व है । 


मैं के रूप 
एकवचन बहुवचन 
प्रथमा-- मैं हम, हभलोग, हम सब 
द्वितीया - मुझे, मुझ को, हमें, हम को, हम लोगों, सबों को 


तृतीया- मैने मुझ से, मेरे द्वारा हम ते, हम से, हमारे द्वारा, हम लोगों के द्वारा 
चतुर्थी -- मुझे, मुझ को, मेरे लिये हमें हम को, हमारे लिये, हम लोगों के लिये, 


वेचमी-- मुझ से हम से, हम लोगों, सबों से 

षष्ठी-- मेरा, (मेरे, मेरी), हमारा (हमारे, हमारी), हम लोगों का 
| मुझ को (के. की); हमें, हम को । हमलोगों को 
संप्तमी--- मुझ में मुझ पर हम में, हम पर, हम लोगों में, हम लोगों पर 


CC-O. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


६० माध्यमिक व्याकरण एवं रचना 


तु के रूप 
एकवचन वहुवचन 

प्रथमा-- तू तुम, तुम लोग, तुम सव 
द्वितीया--तुझे, तुझ को तुम्हे, तुम को, तुम लोगों को, तुम सबों को 
तृतीया-तूने, तुझ से, तुम ने, तुम से, तुम लोगों (सबों) ने, तुम 

तेरे द्वारा लोगों से, तुम लोगों के द्वारा, तुम्हार द्वारा 
चतुर्थी-तुझे, तुझ को, तुम्हे, तुम को, तुम लोगों (सबों) को, 

तेरे लिये तुम्हारे लिये, तुम लोगों के लिये 
पंचमी--तुझ से तुम से, तुम लोगों (सबो) से 
षष्ठी-- तेरा (तेरे, तेरी), तुज, तुम्हारा, तुम्हारे, तुम्हारी, तुम लोगों 

दुन को (सवो) का, [के, को]; तुम्हे, तुम को 

सप्तमी-तुझ में, तुझ पर तुम में, तुम पर, तुम लोगों, सबों में, 


तुम लोगों पर 
मेरे को' तेरे को” आदि पंजाबी भाषा के प्रयोग हैं, उसके ही प्रभाव से 
दिल्ली की हिन्दी में प्रयुक्त हो रहे हे । 
EES में एकवचन में भी साधारणतः बहुवचन रूप का ही प्रयोग 
होता हैं, एक को भी कहते हैं तुम कहाँ हो? विशेष मनोभाव; जेसे-अत्य धिक 
महत्ता (ईश्वर), प्यार (माँ), आत्मीयता, (मित्र) और लघुता (नौकर) आदि प्रकट 
करने के लिये ही एकवचन 'त्‌? का प्रयोग होता है; जैसे-तु कहाँ है ? इसी प्रकार 
उत्तमपुरुष में भी एकवचन के स्थान में बहुवचन का प्रयोग खूब चलता हे 
विशेषत: बोलचाल की भाषा में, खासकर पुरबी क्षेत्र में । सा.हेत्यिक हिन्दी में भै 
ही अधिक चलता है । अतः 'तुम' तथा 'हम, में एकवचन का भ्रम दुर करनेके लिये 
बहुवचन में तुम हम की जगह प्राय: 'तुमलोग' 'हमलोग' का ही प्रयोग करते हें । 
मध्यमपुरुष का अधिक आदर करने के लिये आप, श्रीमान्‌ महाशय, हजर 
आदि अन्यपुरुप के शब्दों का प्रयोग करते हैं, इनकी क्रिया सदा ज पुरुष 
बहुवचन को रहती हे । "आप कहाँ जाते हो” प्रयोग अर्थात्‌ आपके साथ मध्यम 
पुरुष क्रिया का प्रयोग व्याकरण-संभत नहीं हे, क्षेत्रीय वो लियों में आता है। 'सव' 
र. ० का के रूप में भी सर्वंनाम-सदूश कोई विकार नेहीं होता । इसका 
[न्‌ आदि शेष प्रा ग की भां टे 
“आप भला तो ता हा - र he ८ | डी 45 
वाक्ष्यो का 'भाप' ऊपर वाले “आप” से सर्वथा भिन्न जा क “ ह 
ठो भिन्न हे ही, जाति भी भिन्न है। यह पूर्णतः व्यं तथा जा ४ जि यि 
6 पर्याय 


CC-O. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


सवं नाम ८4 


अत एव क्रियाविशेषण है। 'निज' तो स्पष्ट ही विशेषण शब्द टे. आपना की 
संस्कृत के षष्ठ्यन्त 'आत्मनः' से विकसित विशेषण शब्द ही ठे परन्तु कड 
आप को, निज को, अपने को, अपने आप को कोसता टे; अपने मे टी परामर्ज 
करता है, अपने हो लिए चिन्तित रहता ठे, अपने से बड़ों का सम्मान अर्दा ॐ 
अपने में मस्त रहता है आदि में इन [आप तथा अपना] का प्रयोग सर्वतामवदत टर 
रहा है; जेसे 'यहाँ इस अव्यय का भी यहाँका यहाँ से वडा पर रास के कडा 
आदि में नामवत्‌ प्रयोग हो जाता है। परस्पर के अर्थ में पष्ठी तदा सप्तको 
में आपस का' तथा आपस में” का भी प्रयोग होता है | अपना = काफल का 
विशेषण है अपने में = आपस में, क्रियाविशेषण । वहत से वैद्याइरण उत सको क 
निजवाचक सर्दनाम कहते हैं। जिस शब्द का वचनान्तर हहॉँ हो उक्त त 


जिससे सभी विभक्तियाँ नहीं आ सक, वह अव्यय टी कदा जाता हे । उद आए 
'अपने आप!” 'आपस' भी सावेनामिक अव्यय, क्रिया विद्येषण ही दै । स्वर्ण कब्यार 
से भी स्वयं को! स्वयं से' स्वयं में आदि प्रय 1 लिए जाते हूँ 
पह के रूप 
एकवचन वहदचन 
यह ये, ये लोग, ये सब 
द्विती या- -यह, इसे, इस को ये, इन्हें, इन को, इन लोगो उसको के 
तृतीया- ट्स ने, ड्स से, ड्न्हों ने, इन ते, इन लोको सदो ने ड्ड ङे श्र 
इस के द्वारा लोगों से, इन के द्वारा, इत सोको के झारा 
चतुर्थी-- इसे, इसको, इन्हें, इनको, इसके सिड, 


इस के लिये इनलोगो, सबो के लिये 
पंचमी--इससे इन से. इन लोगो सङ 
षष्ठी-- इसका (के, को), इनका, के, की, इसलोशों, सो का. झे. को 
इस को, इसे एसको, इन्हे 
सातमी--इस में, इस पर इन में. इन पर, एन जोणों, सदो से, इर तश, एर 


एकवचन बतुकच' 

प्रथमा--- वह १ वे, वे लोग, घे से 

द्वितीया--वह, उसे, उस को बे, उ हे, उतत फो, उतत सोको को, रव स्थर को 
तृतीया- उस ने, उस से,उस के द्वारा उन्होंने, उचने, उनलोशो (शो) दे 

उन से, उन लोगों से, उन के द्वारा उन लोगो, सथो के द्वारा 


CC-O. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


माध्यमिक व्याकरण एव रचना 


६२ 
एकवचन वहुवचन 
चतुर्थी--उसे, उस को, उन्ह, उन को, उनलोगों, सो को, 
उस के लिये उन के लिये, उन लोगों, सवों के लिये 
पच मी--- उस से उनसे, उन लोगों से, उन सबो से | 
षष्ठी-- उस का, के, की, उन का, के, की, उनलोगों, कां, के, की 
उसे उस को उन्हे उन लोगों, सबो को, 
सप्तमी उस में, पर उन में, पर; उन लोगों, सबो में, पर 
जो का रूप 
एकवचन वहवचन 
प्रथमा- जो जो 
हितीया--जो, जिसे, जिसको जो, जिन्हे, जिनको, जिनलोगों, सबों को 
तृतीया- जिस ने, जिस से. जिन्हो ने, जिन ने. जिन लोगों, सबों ने 
जिस के द्वारा जिन से, जिन लोगों से, जिन के द्वारा, 
जिन लोगों के, द्वारा 
चतुर्थी-- जिसे. जिस को, जिन्हे, जिन को, जिन लोगो को, जिन के 
जिसके लिये लिये, जिन लोगों के लिये 
पंचमी-- जिस से जिन से, जिन लोगों, सबों से 
पष्ठी--- जिस का, (१ जिन का (के र 
५ र i (के, की), जन का (के, की), जिन्हें, जिनको, 
जसे, जिसको जिन लोगों को । 
सप्त ~ 0044 ७ + __ we *“ ००७ ००० ००० 
मो- जिस में, पर जिन में, पर, जिनलोगों, सबों में, पर 


~ 


स i का प्रयोग केम होता जा रहा है, उसकी जगह आकांक्षाप्रक नित्य 
i A क र मे भी 'बह' का ही प्रयोग हो रहा है। 'सो' के रूप 
कु अनुसार हा चलते हें । जहाँ-जहाँ जो के स्थान में जो, जिस, 


~ 


जिन जिन्ह होता ठे वहाँ-वहाँ सो ॐ: में सो 
गे ।जन्ह होता है वहाँ-वहाँ सो के स्थान में सो, तिस, तिन, तिन्ह होता है । 


कौन 
णव एकवध चन बहुवचन 
ल FR कौन, कौन लोग (सब) 

» कि कस को, कोम, किन्हें, किन को, किन लोगों सबों को 
तृतीया-- किस ने, किस से किनने, किन्होंने, किन लोगों ने 
गावा किनसे, किन लोगों से 

तु [७ हे त ८ , हे ती, किनलोगों सबों को, 
वला केन के लिये, शा लोगो, सबों के लिये 
षष्ठी- किस का, के, की. निरे Ca ie 

Me, स का, 12 के, की, किन लोगों, सबों का, 
न ती | न जने को, किन लोगों को 

कन मे, पर, किन लोगों, सबों में, पर 


CC-O. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


सर्वनाम ६३ 


'कौन* सर्वनाम रूप में केवल मनुष्य के लिये आता है, सार्वनामिक 
विशेषण रूप में सव पदार्थों के लिये । 'कौन' के बाद 'सा' के जुट जाने पर “कोन- 
सा' सव पदार्थों के लिये प्रथमा तथा द्वितीया के एकवचन और बहुवचन दोनों 
में शून्य-विभक्तिक रूप में आता है; एकवचन में 'कौन सा' बहुवचन में 'कौन 
से! । 'क्या' प्रायः निर्जीव पदार्थ के लिये सदा श्न्य-विभक्तिक प्रथमा एवं द्वितीया 
में प्रयुक्त होता है। इसकी अनेकता प्रायः द्वित्व द्वारा प्रकट की जाती है । 
शेष विभक्तियो में क्या' के स्थान में भी 'कोन' के ही विभिन्न रूप प्रयोग में 
आते हैं; क्या है? ये सब क्या है? क्या-क्या है? “क्या से काट” नहीं, 
“किससे काटू”', 'किस चीज से काटू'? 'काहे से' ब्रजभाषा का प्रयोग है, 
पर क्षेत्रीय हिन्दी में भी सुनने में आ जाता है । | 

'कोई' भी सर्वनाम रूप में केवल मनुष्य के लिये तथा सार्वेनामिक विशेषण 
रूप में सब पदार्थों के लिये प्रयुक्त होता हे । यह भी प्रथमा एकवचन तथा 
बहुवचन दोनों में 'कोई' ही बना रहता है। विभक्ति जुड़ने पर एकवचन में 
'किसी' तथा 'बहुबचन' में किन्ही' रूप हो जाते हैं। 'कोई' को अनेकता प्रायः 
द्वित्व से प्रकट की जाती हैं; 'कोई-कोई' 'किसी किसी को” आदि । 

'कुछ' के रूप में सवनाम का कहीं कोई लक्षण नहीं रहता । यह एकवचन, 
तथा बहुवचन दोनों में एक-रूप ही बना रहता है तथा सर्वथा अनिश्चित परिमाण 
या संख्या वाचक विशेषण की भाँति, पर विशेष्य के बिना भी, प्रयुक्त होता दै; 
जसे, सब", 'अन्य', और” आदि सर्वनामार्थक शब्द --'कुछ दूध तो यहाँ भी मिल 
जायगा' कुछ लोग' वहाँ भी गए होगे, 'वहाँ कुछ नी मिलता'। 

कई विभक्तियों की भाँति सर्वन।मों के बाद प्रयुक्त 'ही' भी संश्लिष्ट हो 
जाता है; जैसे--मुझ ही को = मुझी को, हम ही = इमी, तुम ही > तुम्ही, तुझ ही = 
तुझी, उस ही = उसी, उन ही = उन्हीं, इस ही --इसी, इन ही = इन्हीं, जिस ही = 
जिसी, जिन ही =जिस्ही । 

जो जो, जो कोई, जो कुछ, सब कोई, हर कोई, सब कुछ, और कोई, कोई 
और, और कुछ, कुछ और, कोई-कोई, कोई-न-कोई, कुछ-कुछ, कुछ-न-कुछ आदि 
संयुक्त सवनाम को भाँति प्रयुक्त होते हैं । 

अभ्गाप 
१. जो के आधार पर सो की रूपावली दे | 
२, इन्हें शुद्ध करे-[क] कौन वात का डर? [ख] सब्जी क्या का बनी है? 
[ग] वह क्या वोले? [घ] क्या चीज से खाएं ? 
छि 


CC-O. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


अध्पयाप--- € 


विशेषण 


जिस शब्द केद्वारा किसी की विशेषता बताई जाती है, उसे विशेषण 
कहते हैं। विशेषण शब्द दूसरे किसी भी शब्द के साधारण अर्थ को विशेषित 
कर उसकी व्यापकता को सीमित कर देता हे । जिसकी विशेषता बताई 
जाती है, उसे विशेष्य कहते हैं। विशेषण-विशेष्य में धर्म-धर्मिभाव होता है । 
विशेषण अपने विशेष्य का शेष सजातीय सदस्यों से व्यावत्त न करता है, भेद 
दिखाता है। अतः विशेषण को व्यावर्तक तथा भेदक और विशेष्य को 
व्यावत्यं तथा भेद्य कहते हैं; जैसे, किसी बुद्धिमान्‌ मनुष्य को बुलाओ, इस 
वाक्य में 'बुद्धिमान' विशेषण प्रस्तुत विशेष्य 'मनुष्य' को शेष 'अधुद्धिमान्‌ मनुष्यों 
से प्रथक्‌ (व्यावृत्त। कर रहा है। इसी भांति “छोटा बच्चा' में 'छोटा' विशेषण 
तथा बच्चा' विशेष्य हे । 

अर्थ की दृष्टि से विशेषण के मूलतः दो भेद होते हैं :-- 

१, प्रकारवाचक २. मात्रावाचक । 

प्रकारवाचक 

यह विशेष्य के प्रकार को वताता हे कि वह केसा, किस प्रकार का 
है। व्याकरण ग्रन्थों में यही गुणवाचक कहा गया है, परन्तु गुण में तो (दर्शन की 
दृष्टि से) केवल प्रकार ही नहीं, संख्या तथा परिभाण भी समाविष्ट हो जाते 
हैं, अतः समस्त विशेषण शब्द गुणवाचक (गौण) कहे जा सकते हैं। प्रकार के 
बहुत से भेद हैं, जिनमें मुख्य ये हैं :- 

(क) आकार--बड़ा हाथी, लम्बा पेड़, चौड़ी छाती । 

(ख) दशा--दुबला आदमी, मोटा हाथी, स्वस्थ मनुष्य, दौडता आदमी । 

(ग) रूप {रंग)--सफेद कपड़ा, पीला फूल, लाल होठ । 

(घ) रस--मीठा आम, खट्टा दही, कडवी सब्जी । 
(ङ) गन्ध--सुगन्धित फूल, दुर्गन्धित वायु, सुरभित पवन । 
( 


* ०” 


(च) स्पशे--कोमल पत्ते, सूखा हाथ, कड़ा चमडा । 
छ) स्थान--भारतीय, चीनी, अगला, पिछला, मंझला, शहरू । 


CC-O. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


विशेषण ६५ 


(ज) दिशा--पश्चिमी, उत्तरी, ञपरी, दायाँ । 

(झ) काल--पहला, पिछला, आगामी । 

(ज) भच्छाई-बुराई--भला आदमी, पापी मनुष्य, सीधी गाय, दृढ सांकल्प । 

साचावाचक 

मात्रावाचक के पुनः दो प्रभेद होते हैं :-१ संख्यावाचक, २. परिमाणवाचक 

(१) संख्यावाचक~-विशेष्य की संख्या बतानेवाले विशेषण को संख्या- 
वाचक कहते हैं :-- इसके दो भेद होते हैं :--- 

निश्चितसंख्यावाचक तथा अनिश्चितसंख्यावाचक । 

१. निश्चितसंख्यावाचक के इतने प्रभेद होते हैं :--- 
र (क) गणनावाचकः---गणनावाचक विशेषण विशेष्य की साधारण संख्या 
चत करता है, गिनती बताता है । इसके भी दो उपभेद हैं-- 

(अ) पूर्णाक या पूर्णसंख्यादाचक; जैसे :--एक आदमी, दो विद्यार्थी, 
तीन पुस्तके । 


(आ) अपूर्णाक या अपु्णसंख्यावाचक--सवा दो रुपये, पौने पाँच वपं, 
साढ़े तीन दिन । 


. [खि] क्रमवाचक :--यह विशेष्य की क्रमात्मक संख्या बताता है; जैसे- 
पाचवा छात्र, दूसरा वप, पहली कक्षा, तीसरी दिशा। 

क्रमात्मक्र संख्या सदा एक को प्रकट करती है, भत: एकवचन रहती है । 

[ग] आवृत्तिवोधक--यह विशेष्य में किसी इकाई की आवृत्ति की संख्या 
बताता है; इसे गुणात्मक संख्याबोधक भी कहते हैं ; जैसे--दुगुने छात्र, तिगुना 
दुध, दुहरा जाड़ा, चोगुनी गर्मी, पाँच गुना बल, डेढ़ गुना लाभ । 

(घ) संग्रहार्थक--यह अपने विशेष्य की सब इकाइयों का संग्रह प्रकट 
करता है; जेसे--चारो आदमी, पाँचो कपड़ो, सातो पुस्तक, आठ के आठो लड़के 
भा गये। पाँच के पाँचों काम समाप्त हुए । 

(ङ) समुदायवोधक या संघात्मक :--यह वस्तुओं की सामुदायिक सांख्या 
को प्रकट करता है; जैसे जोड़ा--२, गंडा--४, गाही--५, दजेन--१२, 
कोड़ी--२०, जिस्ता--२४ ताव आदि; चार दर्जन पेंसिल पाँच रीम कागज । 

(च) वीप्सार्थक :--व्यापकता का वोध कराने वाली संख्या को वीप्साथंक 
कहते हैं । यह दो प्रकार से बनती है संख्या के पूव प्रति, हर, फी, प्रत्येक इनमें 
से किसी के पूर्य-प्रयोग से अथवा संख्या के द्वित्व से; जेसे--प्रत्योक दो घंटों पर 
गाडी. खूलती है, या दो दो घण्टों पर गाड़ी छ्टती हे, प्रत्येक पाँच छालों के लिये 
एक कमरा है, या पांच-पाँच छात्रों के लिये एक कमरा है। प्रत्येक को पांच- 
लड्डू, दो । प्रति कक्षा २० छात्र पढ़ते हैं। हर घर में कोई रोगी है।.. 


CC-O. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


६६ | 
१६ माध्यमिक व्याकरण एवं रचना 


२, अनिश्‍चित संख्यावाचक--.अनिश्‍चित संख्या बतानेवाले शब्द 
झनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं; जैसे-- बहुत आदमी, कुछ लोग 
कम विद्यार्थी, कितने कपड़े, अनगिनत पुस्तक । | 


) निश्चित संख्यावाचक भी भनिश्चयसूचक विशेषण के योग से अनिश्चित 
राख्यावाच क बन जाते हैं; जैसे--प्रायः बीस आदमी, लगभग तीस विद्यार्थी, कोई 
तीस लड़के । 


आसपास की दो निश्‍चित सांख्याओं का सह प्रयोग भी दोनों के आसपास 
की अनिश्चित सांख्या को प्रकट करता हैं; दो चार लडके, दस-बीस-छात्रा, हजार- 
दो हजार रुपये । | | 


hn 


.. ऊुछसंख्याओं में ओं जोड़ने से उनके बहुत्व अतएव अनिश्‍चित संख्या 
की प्रतीति होती है; जँसे--'सालों वाद? का अथ होता है भनेक अनिश्‍चित 
वर्षों के बाद । उसी प्रकार पच सों, सैकड़ों, हजारों आदमी का अर्थ होता जन 
अनेक अनिश्‍चित पचास, सौ या हजार आदमी । इसी प्रकार लाखों आदमी, 
त जीव । दस तथा बीस के बाद ओं की जगह इयों जुटता हे; जैपे--दसियों, 

| ठे 


२. परिमाणवाचक--जो विशेष्य की संख्या नहीं परिमाण बताता हे, उसे 
परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जातिवाचक वस्तुओं की माला संख्या में 
तथा द्रव्यवाचक वस्तुओं की मात्रा परिमाण में सुचित को जाती है । जाति- 
वाच क और द्रव्यवाचक संश्चाभों का यही अन्तर है । इनके भी दो प्रभेद हैं :--- 


हा शर अनिश्‍चित परिमाणवाचक :--जो जातिवाचकों के साथ प्रयुक्त 
> र उनर्क अनिश्चित सख्या प्रकट करते हैं, वे शब्द ही द्रव्यवाचको के साथ 
केर उनका अनिश्चित परिमाण बताते हैं; जेसे--बहुत, थोड़ा, कुछ, सब चावल 
ड ७ टी, जमीन भादि। इनमें भी दो शब्दों का सह प्रयोग या एक शब्द 
ए द्वित्व मिलता है, जेसे---थोडा-बहुत, थो 
द्र डा बहुत, थोड़ा या बहुत, थोड़ा-थोड 
Se हुत, थोड़ा-थोड़ा, कुछ-कुछ, 


(ब) निश्चित परिमाणवाचक :- ये निश्चित 
a परिमाण को सचित 
हैं; जसे-दो मीटर कपड़ा, तीन मन चावल, दो हाथ लकडी । Te 


` परिमाणबाचक से भिन्न संज्ञा शब्द भी परिमाणवाचक की भाँति प्रयुक्त 


होते. हैं; जेसे-चुल्ल्‌ भर, छाती भर 
FF 00 . पानी, एक कुल्ला र 
शार बोरा बीती, तीन टीन तेल भादि । एके कुल्ला दुध, दो बाल्टी शरबत, 


CC-O. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


विशेषण ६७ 


संख्यावाचक को भाँति परिमाणवाचक में भौ थो' प्रत्यय का योग 
अनिश्चित बहुत्व प्रकट करता है जैसे घडों पानी अर्थात्‌ कई घडा पानी, मनों 
बबल अर्थात्‌ कई मन चावल । 

व्युत्पत्ति की दृष्टि के विशेषणों के निम्नलिखित भेद हैं :-- 

१, मौलिक :--लाल, मोटा, थोडा, आदि तथा ऊपर के सभी । 

२. [नामिक, तामज] संज्ञा निमित या संज्ञा से बने :-- 

(क) शुद्ध--हिमालय पहाड, गंगा नदी, पटना शहर, ब्राह्मण जाति। 

(ख) यौगिक या प्रत्यय-निष्पन्न--वेनीपुरी, हाथरसी, मद्रासी, धंगाली, 
बनारसी, मंथिल, माथूर, बंबई वाला, पटनिया, मख्य, वायव्य आदि। 

२ सर्वेनामज अर्थात्‌ सर्गनाम से वने, मार्वनामिक-- 

[क] शुद्ध :--वह आदमी, यह घडा, जो छात्र । 

[ख] प्रत्यय-निष्पन्न :--- 

[भ] प्रकारवाच क :---केसा, जेसा, गैसा, ऐसा, आदमी । 

[आ] अनिश्चित संख्यावाच $---कितने, जितने, उतने, इतने विद्यार्थी । 

[इ] अनिश्चित परिमाणवाच क---कितना, जितना, इतना, उतना, द्ध । 

४ धातुज, क्रिया-निमित (किसी प्रत्यय की सहायता से बने); जैसे--नहाया 
शरीर, बीता समय, पका फल, दोडते लोग, चलता-फिरता आदमी, खाऊ भादमी, 
बिकाऊ सामान, खाने घाला । 

५ अव्ययज या अब्यय से बने प्रत्यय की सहायता से); जेसे--ऊपरी दिखावा 
भीतरी घात, बाहरी तडक-भड क, अन्दरूनी बात, ऊपरवाला । 

६ सामासिक या समास से बने :--४ बल सांकल्प, अचल-भक्ति, वनवासी 
राम, तत्सम शब्द, महाबाहु भीम भरत-सा या भरत-जसा भाई, उस-जक्षा नौकर । 

अन्वय की दृष्टि से विशेषण दो प्रकार के होते हैं :-- 

[क] समानाधिकरण अर्थात्‌ विशेष्य की ही विभक्ति वाले; जेसे-लाल साडी 
भारतीय साडी, बुद्धिमान आदमी । | 

[ख] व्यधिफरण-अर्थात्‌ विशोष्य से भिन्न विभक्ति वाले। ऐसे विशेषणों 
में प्रायः सदा षष्ठी विभक्ति रहती हुँ; जेसे--लाल रंग को साडी, भारत को साडी, 
तज बुद्धि का भादमी । वास्तव में सभी षष्ठ्यन्त व्यधिकरण विशेषण का 
काम करते हैं; जेसे--मोहन का घर, मोहन के लड़के, मेरा विद्यार्थी, अपना काम, 
गरोबों को छुतिया । 


CC-O. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


माध्यमिक व्याकरण एवं रचना 


<n 
51 


विशेषणों का रूपान्तर 


लिग--विशेषण भी उसी लिग वचन तथा विभक्ति को अपना लेता है 
जिसमें विशेष्य रहता है, । उसका अपना कोई लिंग, वचन, कारक नहीं होता । 
हिन्दी के सभी विशेषण पुलिंग तथा स्ल्रीलिग में समानरूप बने रहते हैं 
केवल आकारान्त विशेषण स्त्रीलिंग में ईकारान्त बन जाते हैं; जैसे 


अपरिवतित परिवतित 
बहुत या सव लड़के। वहुत या सव लड़कियाँ । अच्छा लड़का । अच्छी लडकी । 
बिहारी लड़के । बिहारी लडकियाँ। भोला बच्चा । भोली बच्ची । 
भीतरी कलह। भीतरी वात । सीधा जानवर । सीधी गाय । 
उडाऊ पति । उडाऊ पत्नी । मोहन का पेड । श्याम की खेती । 
अधिक बात । अधिक सब्जी । मेरा वेद। तुम्हारी गीता। 


सस्कृत के बहुत से विशेषण शब्द हिन्दी में भी लिग-परिवतंन से स्त्रीलिंग 
बन जाते हैं; जैसे :-महान्‌ आयोजन--महती सभा, विद्वान्‌ पुरुष--- विदुषी स्ल्ी, 
बुद्धिमान्‌, रूपवान्‌ पुरुष--बुद्धिमती, रूपवती स्त्री, मानी पुरुष--मानिनी महिला, 
मायावी पुरुष--मायाविनी स्ती । 


(2...) 


परन्तु अधिकांश ज्यों के त्यों रह जाते हैं, जैसे :---एक बा लक--एक 
बालिका, चतुर बालक--चतुर बालिका, धनी, गुणी लड़का--धनी, गुणी लड़की । 
बहुत जगह ऐच्छिक प्रयोग चल रहे हैं, पर झुकाव क्रमशः संस्कृत शब्दों को भी 
ज्यो-का-त्यों छोड़ देने की ओर है; जेसे--सुन्दर बालक---सुन्दरी या सुन्दर 
.घालिका, रोगिणी पत्नी या रोगी पत्नी | 


| वचन तथा विभक्ति--वचन तथा विभक्ति के कारण रूपपरिबतन केवल 
सस्कृतभव आकारान्त शब्दों में ही देखा जाता है; (क) विशेष्य के पु लिंग शृन्य- 
विभक्तिक . वहुवचन रहने पर आकारान्त विशेषण एकारान्त बहुवचन बन जाता 


है; जसे-.-अच्छा लड़का---अच्छे लडके; बुरा आदमी-- “बुरे लोग; टेढ़ा सीधा पेड--- 
टेढ़ -सीधे पेड़ । ; 


परवीन र वज लिग सविभ क्तिक अथवा संबोधनार्थक रहने पर वह 
ण श आकारान्त विशेषण सदा एकारास्त ही बना रहता है; 
जस-भल्ले लड़के को--भछे लड़कों को, सीधे पेड़ को---सीधे पेड़ों को; अवे, खोटे, 
शूठ लड़के, या बालक--खोटे, झूठ लड़को या बालको; रागा 'का लडका, | 
CC-O. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


रि 
/ 


विशेषण ६& 


राजा के लड़के, राजा के लड़केने, राजाकेलड़कोंने, राजाके लड़के, 
राजा के लड़को ! 

विशेष्य यदि स्त्रीलिग है, तो वह शून्य-विभक्तिक रहे या सविभक्तिक, 
एकवचन रहे या बहुवचन, आकारान्त संस्कृत-भव विशेषण सदा ईकारान्त ही 
वना रहता है; जॅसे--अच्छी लडकी, अच्छी लडकियां, अच्छी लडकी को, अच्छी 
लडकियों को, अरी अच्ची लडकी, अरी अच्छी लड़कियो ! 

जिन विशेषण शब्दों के अंत में 'इया' रहता है, उनमें लिग के कारण रूप- 
परिवर्तन नहीं होता; जॅसे--मुखिया, दुखिया, बढ़िया, घटिया, छलिया, रसिया 
आदि । दुखिया मदं या औरत । इनमें वचन या विभक्ति के कारण भी 
रूपान्तर नहीं होता; जेसो-बढ़िया या ब'बइ्या कपडा, बढ़िया या बंबइया साडि.याँ, 
या कलकतिया कपड से, कपड़ों से आदि । 

उदू के उम्दा, ताजा, जरा आदि आकारांतों में भी लिग, वचन, विभक्ति 
से रूप-परिवतंन नहीं होता जेस-ताजा फल, ताजा हवा, ताजा संतरे आदि । पर 
हिन्दी इनमें भी विकार करना चाहती हे- ताजी हवा, ताजे संतरे । 


बिशषणों में तुलना 


गुण या दोष की अधिकता की तुलना के लिये प्रकारवाचक ' विशेषण 
शब्दों में निम्नलिखित विधियां भपनाई जाती हैं :-- 

[क] दो में से किसी एक में अथवा एक की अपेक्षा दुसरे में किसी बिशेषता 
को अधिकता बताने में 'तर' प्रत्यय का अथवा अधिकार्थक विशेषण का योग होता 
हे; जस-सुरेश और नरेश में सुरेश सुदरतर या अधिक सुदर है । नरेश से सुरेश 
सुदरतर भथवाज्यादा सुदर है। इसी प्रकार प्रियतर, अधिक प्रिय; कोमलतर 
अधिक कोमल; तीब्रतर, अधिक तीब्र आदि । | 

[ख] एक की अपेक्षा दूसरे को उत्कृष्ट बताने में केवल से | विभक्ति 
या उसके पर्याय) से भी काम चल जाता है; जेसेन्सुरेश नरेश क्षे [की अपेक्षा, की 
तुलना में] सुदर है। । 

[ग] दो से अधिक संख्या वाले किसी समुदाय में से किसी एक को उत्कृष्ट 
बताने में विशेषण में 'तम' प्रत्यय जोड देते हैं या सबसे' [सर्वाधिक] का प्रयोग 


200 जेसे--इतर्मे या अपती कक्षा मै सुरेश तीग्रतम या सबसे [ सर्वाधिक ] 
तीब्र हे । र्या 


१. परिमाण अथवा नुणवाचक विशेषण चूंकि एक सुनिश्चित स्थिति को छते हैं, 
जिसमें अधिक या कम नहीं होता, अतः उनमें तुलना का अवकाश ही नहीं हे, 
'अधिक पाँच 'या' भधिक पाँच किलो' अकल्पनीय हे । 


CC-O. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


माध्यमिक व्याकरण एवं रचना 


(च) तर, तम संस्कृत प्रत्यय हैं अतः केवल संस्कृत शब्दों से ही जुट सकते 
है । शेष उपाय सब प्रकार के शब्दों के लिये हुँ; 
स्थूल, मोटा--स्थूलतर, अधिक मोटा--स्थूलतम, सब से मोटा । 
दुबल, दुबला--दुग्लतर, अधिक दुबला--दुबंलतम, सब से दुबला । 
विशेषण का प्रयोग दो प्रकारों से होता है--(क) उद्देश्य की भाँति, (ख) :- 
विधेय की भाँति। जब यह उद्देश्य की भाँति आता हैं, तब अपनी विशेष्य 
संज्ञा के पूवं आता है, अन्यथा बाद में; जेसे--दुष्ट भनिल कहाँ हे--अनिल दुष्ट हे । 
छोटा लडका खेल रहा हे-लडका छोटा हे; छोटे लडके को मत कहो--लडके को 
छोटा मत कहो; अच्छे लडके माता-पिता का कहना मानते हैं--लडका अच्छा है । 
सामान्यतः विशेषण का प्रयोग सवंदा विशेष्य संज्ञा के पूर्व होता है किन्तु सर्वेनाम 
का विशेषण प्रायः सदा विधेय रूप में ही आता है; जैसे--वह चतुर है, तुम मूख हो । 
हाँ, बलाधात के लिये विशेषण विधेय रहता हुआ भी पहले आ सकता है; 
चतुर मोहन है, चतुर तुम हो, वह नहीं । विशेषण फे भी विशेषण होते हैं, उन्हे 
प्रविशेषण कह सकते हैं, जेसे--बहुत सु'दर दृश्य । अत्यन्त बुद्धिमान्‌ आदमी । 
बढो बुद्धिमती बालिका । इतनी अधिक प्रगति । इतनी अधिक चत्तुर बालिका | 
बिना विशेष्य के भी विशेषण का प्रयोग होता है । वहाँ विशेष्य संज्ञा 
भाक्षिप्त रहती हे । जेस--सर्वत्र निधन ही सताए जाते हैं। मूर्खो को कौन समझा 
सकता हे ? सब न मिलता होतो आधा ही ले लेना चाहिए! दस बोस या 
थोडे से मेरा काम नहीं चलने का 
नाम को 
ठ ला जाता हू, विकारी कोटि में 
नहीं रहता । उसका वर्णन अव्यय प्रकरण में किया जायगा । 
अभ्यास 
१. रेखांकित सवंनामो का परिचय दो । 
तुम्ह किसने बताया कि जो निबर्धित पन्च आया था वह मेरा ही था? 
ह इनमें सर्वनाम प्रयोग की अशुद्धियों का संशोधन करें :- हम 
१. आखिर बह क्या बोले ? 00 हे हैं 
३. मेरे को हु दिल्ली जाना हे । त डोक क 25 र 
जे 2 - उन्ह यह कभी ध्यान में नहीं आएगा । 
१. तुम्हे शीध ही यह समझ में आ जाएगा । ६, मैं क्या से लिख? 
७, कोन बास का मुझको भय है ? रै 


CC-O. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


अध्पाय १३ 
धातु और क्रिया 


क्रिया का अर्थ है--क रना । 'करना', 'चेष्टा' और “विधान? समानार्थक हैं। 
अत: प्रत्येक वाक्य में क्रिया का रहना भनिवायं है, चाहे वह उच्चरित हो, चाहे 
आक्षिप्त । उसी के सम्बन्ध से वाक्य के शेष अंग कर्ता, कर्म आदि बनते है! 


naa चेष्टा खाता है”, “चलता है' में स्थूल तथा 'सोता है! भावि भै सूक्ष्म 
८ यहा तक कि होता है' और है! में भी आत्मधारण क्रिया हो रही है । 
(खाम है अथात्‌ वह बने रहने की क्रिया को कर रहा है। वहू रोता हे, चलता है, 
बं ठत। है, पढ़ता हैं, सोचता है, सोता है में चेष्टा की क्रमशः न्यनता मात्र हे । 
जस--संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के मूल रूप को 'प्रातिपदिक' क हते हैं; वसे ही क्रिया 
के मुल रूप को 'धातु'। खाया, खाए, खाता है, खाएगा भादि में 'खा' धातु है। 
धातु में ना प्रत्यय करने से क्रिया का बोध होता है, जसे उपयु क्त स्थलों सें 
खाना क्रिया के ही विभिन्न रूप हैं । 


चू कि क्रिया और कर्म पर्याय हैं, भतः कमं की दृष्टि से क्रिया तथा धातु 
दो श्र णियो में बांटे जाते हैं । जिस क्रिया में कर्म कारक रहता है, उसे सकर्मक 
कहते हैं; जसे--बच्चा मिठाई खाता हे! यहाँ 'मिठाई' 'खाना' क्रिया का क्म 
हे, अतः खाना क्रिया तथा खा धातु सकमंक हें । “बच्चा सोता है में! 
'सोना' क्रिया का कोई कर्म नहीं, अतः “सोना” क्रिया तथा “सो! धातु अकमंक हैं । 
सकर्भक क्रिया भें कर्ता के अतिरिक्त प्रायः चेतन कर्म के लिए “किसको” तथा 
अचेतन कर्म के लिए 'क्या” की एक आकांक्षा होती है । ऐसी जगह कमे का प्रयोग 
हो या नहीं, क्रिया सकमंक मानी जाती है; जैसे-'मोहन खा रहा है” में खाना 
सकमक ही है, अकर्मक नहीं, क्योंकि यहाँ प्रश्‍न और उत्तर दोनों छिपे हैं, क्या ? 
भात, रोटी ? मोहन बनारस में पढ़ता है, यहाँ भी क्या पढ़ता हे? अग्रेजी? 
विज्ञान ? यह (छपा हे । 'बच्चा सोता है', “रोता है', 'हँसता है में 'ब्या' प्रश्न 
नहीं होता । 


कुछ क्रियाओं के प्रयोग दोनों प्रकार के दिखते हैं; सकर्मक भी भोर अकमक 


CC-O. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


७२ माध्यमिक व्याकरण एवं रचना 


सकर्मक अकमंक 
में अपनी बात नहीं भुलता । मुझे अपनी बात नहीं भूलती । 
तुम ने अभी अपना घडा नहीं भरा । तुम्हारा घडा अभी नहीं भरा | 
नह अपनी पीठ खुजलाता है । उसको पीठ खुनलाती हे । 
युग को महापुरुष बदलत हें । युग महापुरुष से बदलता हे । 


कुछ क्रियाएँ द्विकमंक भी होती है; जैसे--चन्द्रोश्वर ने दिनेश को कया 
बतलाया ? कुछ अकमंक क्रियाएँ भी सजातीय कर्म लेकर सकर्मक बन जाती हैं; 
जसे--उसने बहुत-सी लड़ाइथां लडी; बह सूखी हंसी हँसता है; गन्दी चाल 
चलता है, . बहुत से खेल खेलता है आदि । 

सकर्मक क्रिया भी कभी कहीं कर्म की विवक्षा छोड़कर अकमक वन 
जाती है; जेसे-सन्तों की कृपा से अन्धा भी देखने लगता हुँ, बहरा भी सुनने 
लगता हे । वह रात में नहीं पढ़ता, रविवार को नहीं खाता आदि । 

पुर्णता क; दृष्टि से क्ियाएँ चार प्रकार की होती हैं :--- 

Bl अपूर्ण सकमंक--जिस सकर्मक क्रिया से आशय पुरा नहीं होता, वाक्य 
साकांक्ष रह जाता हू, वह भपूर्ण सकर्मक क्रिया है, उस आकांक्षा या अपूर्णता की पूत्ति 
करनेवाला कमंपृत्ति या कर्मपुरक कहलाता है; क्योंकि वह कर्मे का ही समानाधि- 
करण होता है; जेसे-रामने रावण को मारकर विभीषण को...बना दिया, 
यहाँ क्या इस आकांक्षा की पुत्ति 'लका का राजा' से होती है, जो विभीषण का 
अजाति करण ६, अतः यह कमपुरक कहलाता है। इसी भाँति, तम ने मोहन 
को MP: कर दिया में “निरुत्तर” प्रक कर्म या कर्मेपुरक है। इसी तरह में, तुम्ह 
मुख समझता हू आदि । 

२, पूर्ण सकमंक--मैं फल खाता हु” में खाना क्रिया पूर्ण है, इसका काम 
केवल फल कर्म से परी तरह चल जाता हे । इसे पुर्ण सकर्मक कहते हैं । 

९. अदण अकमक--जब्र वह......होता हे में अकर्मक 'होना' क्रिया सार्काक्ष 
एवं अगुणं है, केवल बह्‌ कर्ता से उस का काम नहीं चलता । अतः कहना पडता है 
कद । यह क्रुद्ध उद्द श्य “वह” का समानाधिकरण और पुरक है, अतः उद्दे श्य- 
पत्ति करता है भौर उद्देश्यपुरक कहलाता हैं। इसी भाँति “नाटक में सुरेश..... 
बनेगा” भें “राम” उद्देश्यपुरक है, जब 'रमेश...... रहता है में प्रसन्न या स्वस्थ 
“आज तुम कुछ...दिख रहे हो में !'खन्न? आदि । 


४. पूर्ण अकर्मक--'वह शाम में € बजे सोता या सो जाता है में 
श्कमक क्रिया 'सोना' या “सो जाना? पूर्ण है, उसे किसी उद्दश्यपूरक की 
भावश्यकता नही । 3} 


CC-O. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


७ ०९ 
धातु और क्रिया २ 


ये क्रियाएँ भी स्थान-बिशेष में अपूर्ण रहती है, सवल नहा; जेसे--मोहत 
मिठाई बनाता हे, मैं हवन करूँगा, मैं तुम्हारी कठिनाई समझता हू, यहाँ 
ET गा, चमड से जता बनता हैं, मोहन सवदा घर म रहता है भादि सँ 
'बनाना!, करता, समझना' 'होता', बनना “रहना भी अपुण नहा, पूण ह । 

मुख्यता की दृष्टि से क्रियाएं तीन प्रकार का हाता हूं ::- 

१. सदा सहायक रूप में प्रयुक्त होनेवाली; जसे--वह नहीं पढ़ सका । 

हाँ 'सकना' क्रिया सहायक है, पढ़ता मुख्य क्रिया है। सकता कभी मुख्य क्रिया 

के रूप में नहीं प्रयुक्त होता । 

२. सदा मुख्य रूप में प्रयुक्त होनेवाली; जैसे--बह पढ़े, तुम पढ़ो, आदि 
में पढ़ना मुख्य क्रिया है। यह कभी सहायक रूप म प्रयुक्त नहा हाता । 

३. कुछ क्रियाएँ सहायक रूप में प्रयुक्त होती हैं, किन्तु मुख्य रूप में भी 
उनका प्रयोग पर्याप्त मिलता हे; जैसे-- 


हायक मुख्य 
नरेन्द्र पढ़ता हे । नरेन्द्र कहाँ है । 
सुरेन्द्र पढ़ रहा है । सुरेन्द्र कहाँ रहता है । 
रौलेश सो चुका । तुम्हारे पसे चुक गये, तेल चुक गथा । 
वह रोने लगा । तुम्हें यह धूल कहाँ लगी । 
उसने खा लिया हे । उसने कम्बल लिया हे । 


व्युत्पत्ति की दृष्टि से क्रिया अथवा धातु के निम्नलिखित भेद हें :- 

१. मौलिक या रूढ़ धातु या क्रिया वह है, जो मुख्यतः और मूलतः उसी 
रूप में भाषा मे गृहीत है; उपमें कोई खण्ड नहीं; जैसे--पढ़, खा, सो, हो भादि । 

२. यौगिक--जो धात्‌, मूल प्रकृति में किसी प्रत्यय के बढाने, घटाने, : जोडने 
से तैयार होता हैं, उसे यौगिक धातु कहते इसके तीन भवाम्तर भेद हैं :-- 

[अ] प्ररणाथक :--इनमें मूल प्रकृति कोई धातु रहता है और उसमें 
कोई प्रत्यय जोड़कर एक वृहत्तर धातु बना लिया जाता है । अकर्मेक मूल से भी 
बनी सभी प्रोरणार्थक क्रियाएँ सकमक हो जाती हैं। प्रेरणा भें भी दो स्तर होते 
पहली प्रेरणा में धात से था प्रत्यय होता हे और धातु में विविध विकार होते हैं; 
जौसे---क. पढ़ना-पढ़ाता, हँसना-हँ साना, समझता-समझाना, लिबत्ता-लिखाना, 
कुढूना-कुढ़ाना । 

ख. जागना-जगान।, बीतना-बिताना, लूटना-लूटाचा, देखना-दिखाना, डोलना- 

डुलाना, बैठना-बैठाना, बिठाना, बिठलाता,. दौड़ना-दौड़ाना'। \ ४४: 


CC-O. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


७४ माध्यमिक व्याकरण एवं रचना 


ग. खाना-खिलाना, पीना-पिलाना या पियाना; चूना--चुलाना था चुवाना, 
हैना-दिलाना, धोना-धूलाना, कहना-कहलाना, कहवाना । 

घ. मरना-मारना, टलना-टालना, तरना-तारना । 

ङ, छूटना-छाड़ना, छड़ाना, फूटना-फोडना, घिरना-घेरना, खुलना-खोलना, 
सूखना-सोखना या सुखाना, टूटना-तोडना या तुड़ाना । 

च. पसरना-पसारना, उखड़ना-उखाड़ना, उतरना-उतारना, बिगड़ना- 
बिगाड़ना, उछलना-उछालना, बिसरना-बसारना, निकलता-निकालना, बिखरना- 
बिखेरना, लिपटना-लपेटता, सिमटना-समेटना । 

छ. भीगना-भिगोना, भिगाना; डूवना, डुबोना-ड्बाना । 

ज, चलना-चलानः, चालना, लूटना-लुटाना, लुटवाना; घुलना-घोलना-घलाना। 

झ. कहीं प्रथम प्र रणा में पुरा धातु ही बदल जाता हे, जैसे--जाना; 
भेजना, होना-करना, खोना-गंवाना, आना-बुलाना । 

दुसरी प्र रणा में प्र रणाथेक धातु से वा प्रत्यय कर उसके अन्तिम आ का 
हस्व कर देते हे; जैसे-पढ़ाना-पढ़वाना, दिखाना-दिखवाना, दिलाना-दिलवाना, 
खिलाना-खिलवाना--मोहन के पिता उसको संस्कृत स्वयं पढ़ाते हैं अंग्रजी एक 
पादरी से पढ़वाते हैं। सुशीला ने पति को स्वयं खिलाया, वच्चे को अया से 
खिलवा दिया । 

मोलिक धातु से भी प्रथम प्रोरणा में ही वा प्रत्यय हो जाता है-गाना- 
गवाना, छाना-छवाना, लजाना-लजवाना, छूना-छुवाना, सीना-सिवाना, बोना- 
बोवाना, कसना-कसवाना । 

पहली प्र रणा में मूल क्रिया का कर्ता कहीं कर्म बनकर को विभक्ति 
लेता है, कहीं गौण कर्ता रहकर तृतीया की से आदि । दुसरा नया कर्त्ता बन जाता 
है। दुसरी प्र रणा में सल तीसरा कर्त्ता मुख्य रहता हे, दुसरे कर्त्ता में सबद 
तृतीया को से विभक्ति जुडती हे; जेसे--पोहन सोता है, नौकरानी मोडन को 
सुलाती हे; माँ मोहन को नौकरानी से सुलवाती हे; मोहून कहानी सुनता है श्याम 
सोहन को कहानी सुनाता है, सुरेश मोहन को श्याम से कहानी सुनवाता है । 
>> el आ hus ताम अर्थात्‌ मातिपदिक रहती है । 

क. शून्य प्रत्यय--डर से इर i VU कि जाता दी SNF 
दुःख से दुखना, रंग से रन | गती ho ag es बा 

कट मा ॥ पनाना । $ 
वेल से तलना या तेला 10 तका 

ता । झूठ से झुठलाना, घिन से घिनाता, लोभ से 
षा, लुभाना । 


CC-O. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


७५ 
धात, भीर क्रिया 
हाथ से हथियाना, बात से बतियाना, लात से लतियाना । 
जैसे डर से डरना; सर्वनाम से 
पिछड्ना । 


ग, इया प्रत्यय-- 

नामधात्‌, संज्ञा शब्द से तो बनता ही हैं, 
भी बनता है; जोसे-अपना से अपनाना और अव्यय से भी जौसे-पीछे से पिर 

नामधातु, से भी प्रे रणार्थक धातु बनता है; शेसे-डरना - डराना, लजाना, 
लजवाना । 
(इ) कर्मकतृ क - इसमें धातू की मूल प्र रणा भी हट जाती है. जिससे 
मूल प्रेरणा का आश्रय मूल कर्ता भी हट जाता है। क्रिया कर्म को चेष्टा को 
कहने लगती है । अतः कर्म ही कर्ता बन जाता हे । इस प्रकार सकमंक क्रिया 
भी अकमंक वन जाती है ओर शून्म प्रत्यय के योग से धात्‌, का रूप लघुतर हो 
जाता हे । जेसे- 
देख--मोहन ने श्याम को भाज नहीं देखा--श्याम आज नहीं दिखा-दिख । 
पूज--तुम शिव (देवता) को पूजते हो-वहाँ शिव घर-घर पुजते हैं-पुज । 
मना---कात्तिक अमावस्या को दीवाली मनाई जाती है--वहाँ घर-घर 
दीवाली मनती हे-मन ।इसी भाँति पटा-पट, सधा-सध, धोल-धुल, खोद-खुद 
पोत-पुत, रोक-रुक सेक-सिंक, वेच-बिक, बध-बिध, ठोक-ठुंक, खींच-खिच, 
पाल-पल, डाल-डल, काढू-कढ, काट-कठ, जाँच-ज च, ढाल-डल, फाड-फट' 
भाँज-भज, लूट-लुट आदि । 

जैसे प्रातिपदिकों में लिग, संख्या कारक के भेद से रूपान्तर होता हैं, 
वैसे ही धातूओं में भी लिग वचन संख्या पुरूष काल भोर वाच्य के भेद से--- 


लिग-भेद--राम जाता है-- सीता जाती है । 
वचन (संख्या)-भेद--लड़का जाता है-- लड़के जाते हैं। 
पुरुष-भेद--वह जाता है- | मै जाता हूं, तुम जाते हो । 
काल-भेद-लडका जाता है- लङका जाएगा । 


वाच्यन्भेद--लडका नहीं खाता है--लडके से नहीं खाया जाता है। 

लिग तथा वचन भेद से रूपान्तर के नियम क्रियाओं में भी प्रायः वे ही हैं 
जो प्रातिपदिकों में, अर्थात्‌ आकारान्त क्रिया स्त्रीलिंग में ईकारान्त ओर बहुवचन 
मे एकारान्त हो जाती है-- 


पुलिंग एकवचन पु लिंग बहुवचन स्त्रीलिंग 
था थे थी 
भाता आते आती 
भाया आये, आए आयी, आई 
आयेगा, भाएगा आयेंगे, भाशी . आयेगी, आएगी 


00-0. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
२, ५ 


Ni 


७६ माध्यमिक व्याकरण एवं रचना 


ईकारान्त, एकारान्त ऐकारान्त एकवचन के बहुवचन में केवल 
अनुना सिकता हो जाती है, जसे-- 


एकवचन बहुवचन 
थी थीं 
आये, भाए आयें, आएं 
आयेगा आएगा आयेंगे आएंगे 
3 हैं । 


९ 
काल-कारक-वाचक प्रत्यय 


जैसे प्रातिपदिकों से विभिन्न कारकों बचनों ,को प्रकट करने के लिए 
विभिन्न-विभक्ति-प्रत्यय किये जाते है ओर उनके योग ,से उन (प्रातिपदिको) में 
विभिन्न रूप-विकार, ठीक गेस ही धातुओं से भी विभिन्‍न कालों पुरुषों वचनों 
तथा कारको को प्रकट करने के लिए। ये प्रत्यय निम्नलिखित हैं :- 

' १. शून्य-धात्‌ से किया गया शून्य प्रत्यय भविष्यत्‌ काल में भाज्ञा (प्रत्यक्ष 
विधि) के मध्यम पुरुष एकवचन कर्त्ता को प्रकट करता है, तथा लिग-भेद से नहीं 
बदलता--तू पढ, खा, जा आदि । 

२. आ---यह भूतकाल को प्रकट करता है तथा यथावसर कर्ता एवं 
कर्म कारकों भौर भाव तीनों को कहता है--वह हँसा (कर्ता); उस से पढ़ा नहीं 
गया (कर्म), उससे चला नहीं गया (भाव) । ' आ' प्रत्ययान्त क्रिया लिग भथवा 
वचन किसी के बदलने से बदल जाती हे; वह चली, वे चले । 

३. इये या इए--यह विधि भविष्यत्‌ तथा आदरार्थ कर्त्ता 'आप? 
को प्रकट करता हे, ओर लि ग-भेद से नही बदलता; आप आइये । 

४ ४, ऊ पॉ बिधि भविष्यत्‌ तथा उत्तम पुरुष एकवचन वर्ता को प्रकट 
करता है; जोसो-में पढ़, चल । 

tl एन 

५. ए--यह विधि भविष्यत्‌ में अन्य पुरुष एकवचन तथा पंभावना 
भविष्यत्‌ में अन्य पुरुष भोर मध्यम पुरुष दोनो के एकवचन कर्ताओ को कहता 
वह पढ़, यदि वह या तू पढ़ । 


६. ए-ण्यह इसा रूप में विधि भविष्यत में अन्य पुरुष तथा उत्तम पुरुष 
नों के बहुवचन कर्ताओ को जताता है--जैसे, वे था हेम पढ़े वे या हम चले। 


७. .भा--यह प्रत्यय विधि भविष्यत्‌ के मध्यम परुष बहुवचन कर्त्ता का 
बोधक है; जेस तुम पढो, चलो 


CC-O. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


धात्‌, और किया ७७७ 


८, ता-यह कर्ता मात्र को प्रकट करता हे, किसी पुरुष को नहीं, और 
लिग वचन भेद से बदलता हे । शुद्ध असंयुक्त रूप में यह हेतु-हेतुमद भुतकाल 
का बोध कराता हैं और होना' क्रिया के वर्तमान कालिक रूप से संयुक्‍त 
होकर सामान्य वर्तमान तथा भुतकालिक रूप से संयुक्त होकर सामान्य भूत का-- 
जैसे-वह पढ़ता, वे पढ़ते, वह पढ़ती; वह पडता है, वे पडते हैं, वह पढ़ती है; 
वह पढता था, वे पढते थे, वह पढती थी । 

8. गा--यह विधि भविष्यत्‌ के रूपों के वाद जुड़कर सामान्य भविष्यत्‌ 
का बोधक होता है तथा लिंगवचन-भेद से परिवर्तित होता है । जीसे, वह चलेगा, 
वह चलेगी, वे चलेंगे आदि । 


१०, ना--यह भविष्यत्‌ काल या परोक्ष विधि प्रकट करने वाला प्रत्यय 
वहाँ तुम को जाना हे; तुमको सन्तरा खाना है, सन्तरे खाने हैं रोटी खानी 
है । 


८ 


७ 


इससे भाववाचक संज्ञा भी बनती है; जौरो--बहाँ तुम्हारा ही जाना 
ठीक रहेगा । 


स्वरादि प्रत्ययों के यँ।ग में धात्‌ओं में कुछ रूप विकार होते हैं; जौसे-- 


मूलधात्‌ आ स्त्रीप्रत्यय ई इथे ऊ ए ओ 
१७७ पढ ७ ढा पढ़ी पढ़िये पढ पढ्‌ पढो 
२, कर किया की कीजिए करू करे करो 
ले जा खाया खाई खाइये खाऊ खाए खाओ 
२४, शा गया गई: जाइये जाऊ जाए जाओ 


त शा पिया पी पीजिरे : पिऊ पिरो पियो 
पीऊ पीए पीओ 


< से सया सेई सेइटो सको सेए सेओ 

छ हे द्यां दी दीजिए न दि दो 

नल लिया ली लीजिए लू ले लो 

९. सो सोया सोई सोड्यो सोऊ सोए सोओ 
10 हो ता हद हो इये होऊ होए होमो, हो 


इन प्रत्ययों के अतिरिक्त 'हो'. धातु के कुछ कालों के रूप भी संह प्रयुक्त 
होकर सभो धातुओं के काल-विशेष के रूप बनाने मेँ सहायक होते हैं। / .. 


५७ ९८ क 
क क € 
TP 4 =~ |" क 


CC-O. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


माध्यमिक व्याकरण एबं रचता 


१८ 
हो 
१ वतमान काल 
एकवचन बहुवचन 
अन्य या प्रथम पुरुष ।वह) है (वे) है 
मध्यम पुरुष (तू) है (तुम) हो 
उत्तम पुरुष (मैं) ह (हम) है 
२, भूतकाल 
अन्य या प्रथम पुरुष था थे 
मध्यम पुरुष था थे 
उत्तम पुरुष था 
पुरुष थे 
3, सामान्य भविष्यत्‌ 
अन्य या प्रथम पुरुष होगा होगे 
मध्यम पुरुष होगा होगे, होभोगे 
उत्तम पुरुष होऊगा, हाँगा होंगे 


४, संभावना भविष्यत्‌ या विधि 


अन्य या प्रथम पुरुष हो हों 
मध्यम पुरुष ` हे हो 
उत्तम पुरुष होऊ हों 


५. हेतुहेतुमद्‌ भविष्यत्‌ 


अन्य या प्रथम पुरुष होता होते 
मध्यम पुरुष होता होते 
उत्तम पुरुष होता होते 


काल का अथ है समय | क्रिया की दृष्टि से काल यह बताता है कि 
ऱ्या के घटित होने का समय क्या है। जिस काल में प्रस्तुत क्रिया हो रही है 
a वतमान, ह हो चुकी है उसे भूत तथा जिसमें अभी होगी उसे भविष्य या 
ष्यत्‌ कहते हैं । वक्ता की दृष्टि से उसके कथन का समय वतेमान, बीता 
अमय भुत तथा आनेवाला समय भविष्य कह 
जाता है। इनके 
F हे। इनके निम्नलिखित 


CC-O. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


धातु और किया ७३ 


१. निश्चित सामान्य वतेमान-- यह मुख्य क्रिया के वर्तमानकालिक ता 
प्रत्ययान्त रूप से बनता है, साथ ही इसमें 'हो' धात के वतैमान कालिक रूप का 
योग भी रहता है । 

पु ० स्त्री० पु ० स्त्री० 
प्रथमपुरुष वह आता है वह आती है। वेआते हैं। वे आतीहैं। 
यध्यम पुरुष तू आता है। तू आती है। तुम आते हो। तुम आती हो। 
उत्तम पुरुष मैं आता हू.। मैं आती ह'। हम आते हैं। हम आतीहैं। 


यह क्रिया-रूप प्रस्तूत क्रिया का वक्ता के कथन के समय घटित होना अथवा 
कर्ता का यह क्रिया करने का स्वभाव, क्षमता आदि प्रकट करता है। जोसे 
राम घर जाता हे । सूयं भी अपनी धुरी पर घूमता है। राम अच्छा खेलता हे । 
निपेधार्थेक अव्यय “नहीं” के जुड़ने पर हो' धातु का प्रयोग छोड़ देना अधिक सुन्दर 
माना जाता है; ऐसी स्थिति में स्त्रीलिग बहुवचन चिन्ह अन्तिम स्वर को 
अनुनासिकत्ता हैं! के हट जाने से 'आती' पर आ जाती है। वे यहां नहीं भाती हैं। 
वे यहाँ नहीं आतीं । 

२. निश्चित तात्कालिक वतमान-- यह मुख्य किया के शून्य प्रत्ययान्त 
रूप में 'रह' धातु के भूत कालिक 'आ' प्रत्ययान्त रूप के योग से बनता है। इसके 
बाद 'हो' धातु के वर्तमान कालिक रूप का प्रयोग अनिवार्य रहता है । इससे 
वर्तमान की अपूर्णता अर्थात्‌ किया की तास्कालिकता व्यक्त होती है :--- 


एकवचन वहुवचन 
प्रथम पुरुष वह आ राहा है वे आ रहे हैं 
मध्यम पुरुष तूआरहाहै | तुम भा रहे हो 
उत्तम पुरुष मैंआरहाहू हम आ रहे हैं। 


3. संदिग्ध सामान्य वतमान -जब वर्तमान काल की किया वक्ता के 
सामने नहीं, कहीं परोक्ष में घट रही होती है, जिसे वह देख नहीं रहा, केवल उसके 
घटित होने का अटकल लगा रहा है, तव संदिग्ध सामान्य वर्तमात काल होता हैं। 
इसमें मुख्य धातु तो सामान्य वर्तमान कालिक रूप में (ता प्रत्ययान्त) रहता. है 
पर सहायक 'हो' धातु सामात्य भविष्यत्‌ में चला जाता है, जेसे-- 


एकबचन बहुवचन 
प्रथम या अन्य वह आता होगा । वे आते होंगे । 
मध्यम पुरुष तू आता होगा । तुम आते होगे (होओोगे) । 
उत्तम पुरुष . मैं आता हुंगा (होऊगा)। हम भाते होंगे |... 


CC-O. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


क 


माध्यमिक व्याकरण एवं रचना 


४, संदिग्ध तात्कालिक वर्तमान--इसमें मुख्य क्रिया तात्कालिक वर्तमान 
रूप [शून्य प्रत्ययान्त मुख्य धातु के बाद प्रथुक्त रह धातु के भूतकालिक 'आ' 
प्रत्ययान्त रूप) में रहती है, और 'हो' धातु सांमान्य भविष्यत्‌ में । इसमें भी 
पूववत्‌ क्रिया की वर्तमानता का संदेह. व्यक्त किया जाता है । 


एकवचन वहुवचन 
प्रथम पुरुष वह आ रहा होगा । वे आ रहे होंगे । 
मध्यम पुरुष तू आ रहा होगा! तुम भा रहे होगे (होओगे)। 


उत्तम पुरुष मैं आ रहा हंगा (होऊँगा)। हम भा रहे होंगे । 
ये दोनों क्रियाएं संदिग्ध सामान्य तथा तात्कालिक भूत में भी आती है। 
वह जरूर रात में भी पढ़ता या पढ़ रहा होगा, तभी तो प्रथम आया । 
५. संभाव्य सामान्य वतमान--इसमेँ मुख्य क्रिया सामान्य वर्तमान की 
भोर सहायक 'हो' क्रिया संभाव्य भविष्यत्‌ की आकृति में रहती है। इससे 


© 


सामान्य वतेमान की संभावना प्रकट की जाती है, जैसे, संभव है (अथवा यदि) 
वह आता हो'। संदिग्ध से संभाव्य रूप कुछ अधिक निषेधात्मक या कम 
निश्चयात्मक होता हे । 

६, संभाव्य तात्कालिक वर्तेमान--इसमें मुख्य क्रिया तात्कालिक वर्तमान 
के रूप में ओर सहायक 'होना” क्रिया संभाव्य भविष्यत्‌ के रूप में आती है । 
यह क्रिया की तात्कालिक वतंमानता की संभावना सूचित करता है; जैसे, संभव 
है (अथवा यदि) 'वह भा रहा हो'। | 

७. सामान्य भूत से प्रस्तुत किया की सामान्य अतीतता, समाप्ति सूचित 
होती है । यह मुख्य क्रिया में भूतकालिक 'आ' के योग से वनता है, जैसे 


एकवचन बहुवचन 
प्रथम पुरुष वह आया वे आये 
मध्यम पुरुष तू आया तुम आये 
उत्तम पुरुष में आया हम आये 


5. आसन भूत- यह सूचित करता है कि प्रस्तुत क्रिया निकट भतीत में 
ही समाप्त हुई है, पर उसका प्रभाव अभी सवथा समाप्त नहीं हआ है, वर्तमान है । 
सामान्य भुत ह ह में होना' क्रिया के वत्त मानकालिक रूप के थोग से इसकी 
निष्पत्ति ती ह जसे--वह आया है । इसे कुछ लोग पूर्ण वतमान भी कहते हैं। 

5. पणभूत--यह प्रस्तुत क्रिया की ऐसी समाप्ति दिखाता है, जिसका 
प्रभाव अब शेष नहीं रहा है । प्रस्तुत क्रिया के सामान्य भूत के ही रूप में 'होना' के 
भी भुतकालिक रूप के योग से यह काल बनता है; जसे---'वह दा था' | 

CC-O. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


कि 


धातु ओर क्रिया ८१ 


१०. संभाव्य भूत-यह मुख्य क्रिया के सामान्य भूत के रूप में सहायक 
'होना' क्रिया के संभाव्य भविष्यत्‌ के रूप के योग से तैयार होता है और प्रस्तुत 
क्रिया के अतीत में ही घटित हो जाने की संभावना व्यक्त करता है; जैसे--संभव 
है (या यदि) वह आया हो । 

११. संदिग्ध भूत - यह मुख्य क्रिया के सामान्य भुत के रूप में सहायक 
'होना क्रिया के सामान्य भविष्यत्‌ के रूप के योग से सिद्ध होता है; जैसे--वह 
आया होगा । 

१२. हेतुहेतुमत्‌ पृणभुत--यह्‌ मुख्य क्रिया के सामान्यभूतकालिक रूप 
के साथ 'होना' के हेतुहेतुमद्‌ भविष्यत्‌ वाले रूप के योग से बनता है ओर प्रकट 
करता है कि इस क्रिया के नहीं घटित हो पाने के कारण, उस पर अवलम्बित एक 
दुसरी क्रिया भी नहीं घटित हो पाई; जैसे :-यदि वह आया होता । 

इसके साथ सदा एक दूसरा वाक्य जुटा रहता है, जो 'तो' से आरम्भ होता 
है। 'यदि' से युक्त वाक्य हेतु प्रकट करता है और 'तो' से युक्त वाक्य उसका 
हेतुमान अर्थात फल; जैसे--यदि वह आया होता, तो मुझ से अवश्य मिला होता । 
यदि उसने परिश्रम किया होता, तो (वह) अवश्य उत्तीण हुआ होता । इसे लोग 
पूर्ण संकेताथ भी कहते हैं । 

१३. अपूर्ण सामान्य भूत--यह मुख्य क्रिया के सामान्य वर्तेमानकालिक 


रूप में सहायक क्रिया के भूतकालिक रूप के योग से बनता है और भूतकाल में 
क्रिया को अपुणंता अथवा कर्ता का स्वभाव व्यक्त करता है; जेसे-वह आता था | 

१४ अपूर्ण तात्कालिक भूत--इसमें प्रस्तुत क्रिया के तात्कालिक वतेमान 
के. रूप से 'होना' के सामान्य भूतकालिक रूप का योग रहता है । यह प्रस्तुत क्रिया 
की अतीत में तात्कालिकता सूचित करता है; जेसे-वह भा रहा था । 

१५. हेतुहेतुमद अपूर्ण भूत--मुख्य तथा सहायक दोनों क्रियाओं के 
सामान्य वर्तमानकालिक ('ता' प्रत्ययान्त) रूप में रहने पर इसको अभिव्यक्ति होती 
हे । इससे यह प्रकट होता है कि अतीत में यह क्रिया नहीं होती थी, अत: उस पर 
अवलम्बित दूसरी क्रिया भी नहीं होती थी; जेसे-यदि वह आता होता, तो जरूर 
कुछ आवाज सुनाई पड़ती होती । यदि वह पढ़ता रहता, तो (वह) अवश्य उत्तीण 
होता रहता । इसे ही कोई-कोई अपुर्ण संकेताथ कहते हैं । यहाँ यदि वह आ रहा 

- होता', “आता रहता? भी प्राय: इसके समा नाथंक ही हैं। 
१३. विधि या संभावना भविष्यत्‌--जिस रूप से प्रस्तुत क्रिया की 
आज्ञा (विधि, प्राथना भादि) दी जाये, उसे विधि भविष्यत्‌ कहते हैं। इसके दो 


CC-O. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


८२ माध्यमिक व्याकरण एवं रचना 


भेद किये जाते हैं, 'तू आ' को प्रत्यक्ष विधि कहते हैं, तू आना' को परोक्ष। पर 
यह अन्तर केवल मध्यम पुरूष एकवचन के लिये ही हैं, शेष 5 स्थानों में दोनों के 
-लिये एक ही रूप है । बल्कि संभावना भविष्यत्‌ में भी बिलकुल ये ही रूप हैं, 
इसमें भी केवल मध्यम पुरूष एकवचन में ही रूप-भेद होता है। विधिका रूप है 
तू चल', संभावना का 'तू चले; जेसे-- 

प्रथम पुरुष-- वह जाए (जाये, जावे, जाय)। वे जाएँ (जायें, जावे, जायें) । 
मध्यम पुरूष--तू जा (जाए, जाये, जावे, जाय) । तुम जाओ। 

उत्तम पुरुष--मैं जाऊ । हम जाएँ (जायें, जावे, जाये) । 


विधि में उपयुक्त दो के अतिरिक्त और भी दो भेद हैं, इस प्रकार विधि 
के निम्नलिखित चार भेद हो जाते हैं :-- 


१. सामान्य प्रत्यक्ष विधि-तृ चल । 

२, आदरार्थक प्रत्यक्ष विधि--आप चलिये। 

. सामान्य परोक्ष विधि--तृ चलना । 

. आदरार्थेक परोक्ष विधि--आप चलियेगा । 


९1) 


~ 


सामान्य भविष्यत्‌ काल का प्रयोग परोक्ष विधि के रूप में प्रत्येक पुरुष 

तथा वचन में होता है; जसे--जरा एक गिलास पानी पिलाओगे, मोहन को कह दो 

कि वह आज कार्यालय एक घण्टा पहले आ जायेगा । शेष भेद केवल मध्यम पुरुष 
एकवचन के लिए हैं । 


१७, हेतुहेतुमद्‌ भविष्यत्‌---जहाँ भविष्य में एक क्रिया के नहीं होने से 
दुसरी क्रिया का भी नहीं होना सुचित किया जाता हैं, वहाँ उन दोनों में हेतुहेतु- 
मद्‌ भविष्यत्‌ काल का प्रयोग होता है । ऐसी स्थिति में क्रिया वर्तमानकालिक 
'ता प्रत्ययान्त रहती है, और किसी सहायक क्रिया का अनुप्रयोग नहीं होता है; 
जेसे--यदि वह पढ़ता तो उत्तीर्ण होता। यह प्रयोग हेतुहेतुमद भ विष्यत्‌ की 
भाँति हेतृहेतुमत्‌ सामान्य भुत में भी ज्यो-का-त्यो होता है। इस प्रकार, यह 

एक ही रूप में प्रसंगवश निम्नलिखित दो अथो (कालों) का बोधक होता है; जेसे:--- 
(१) यदि वह पढ़ेगा तो उत्तीर्ण होगा, पर वह पढ़ेगा नहीं । (२ ) | उसने नहीं पढ़ा 
अत: (वह) उत्तीण नहीं हुआ । हेतुहेतुमद्‌ भविष्यत्‌ की क्रिया दो क्रियाओं की अतीत 
म पुन; उनः समकालिऊता मात्र भी सूचित करती हैं; जैसे--“जब सैं रात 
भें घर लोटता तव वह (१) सोता, (२) सो रहा होता, (३ ) सोता होता, 


(४). : रेह ( छ | | 
( ) सोता रहता, . ५.) सोया. 'हाता,. ( ६) सोया रहता]. . ` १1 
CC-O. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


धातू और क्रिया परे 


(१८) सामान्य भविष्यत्‌ू--इससे क्रिया का भविष्यत्‌ में होना बताया 
जाता हैं। संभाव्य भविष्यत्‌ के रूप में 'गा' प्रत्यय का योग कर यह काल प्रकट 


~ 


किया जाता है; जेसे-- 


एकवचन बहुवचन 
प्रथम पुरुष नह पढ़ेगा वे पढ़ गे 
मध्यम पुरुप त्‌ पढ़ेगा तम पढ़ोगे 
उत्तम पुरुष मैं पढ़ गा हम पढ़ें गे 


आसन्न भविष्यत्‌ काल में क्रिया की शीघ्रता प्रकट करने के लिये तीन रूपों 
का प्रयोग होता हे-- | 


मोहन, 'एक गिलास पानी लाओ । उत्तर-- 


प्रयोग अथे 
आसन्न भविष्यत्‌ में सामान्य वतेमान-- लाता हू = शीघ्र लाऊगा। 
आसन्नतर भविष्यत्‌ में तात्कालिक वर्तमान--ला रहा हूँ = शीघ्रतर लाऊंगा । 
आसन्नतम भविष्यत्‌ में सामान्य भूत-- लाया= शीघतप लाऊगा । 


मुख्य धातु से 'ना' प्रत्यय कर सामान्य क्रिया 'होना के योग से भी 
निम्नलिखित क्रियाएँ बनाई जाती हें, जेसे :-- 


मोहन को पढ़ना हे आवश्यक आसन्न भविष्यत्‌ 
छ क छो १“ सुभाव्य व | 
क » Ri , भविष्यार्थक हेत्‌ हेतुम दभूत 
1; » होगा „ सामान्य भविष्यत्‌ 
\ TT » भविष्याथेक सामान्य भूत 
09 „ चाहिये ओचित्याथेक भविष्यत्‌ 
2) » चाहिये था गी भूत 


विभिन्न सहायक क्रियाओं के सहयोग से मुख्य क्रिया में और भी कई अर्थों 
की अभिव्यंजना होती है; जेसे-- 
सातत्य--वह पढ़ता होता है, पढ़ता रहता हैं, पढ़ता आ रहा हैं, पढ़ा 
करता हे । 
पूर्णता---वह पढ़ चूका है, पढ़ गया हैं, उसने पढ़ डाला है। 
सहायक क्रियाओं की समृद्धि में हिन्दी, सस्कृत ही नहीं, अँगरेजी आदि 
` अन्य अनेक भाषाओं से भी भागे बढ़ी. है। एक-एक संयुक्त क्रियापद में चार-चार 


CC-O. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


८४ माध्यमिक व्याकरण एव रचना 


क्रियाएं गुथीं रहती हैं, जेसे--सभी पुस्तिकाएँ अब तक जाची जा चको हाोंगो। 
अव तक उनको यहाँ आ जाना चाहिये था, प्रतिदिन सव यथास्थान रख देना 
पडता है आदि। पढ़ गया, पढ़ डाला, पढ़ लिया, पढ़ दिया, पढ़ उठा आदि 
का अन्तर प्रयोग-प्रवाह से ही सीखा जा सकता है । 

अर्थ, अवस्था. प्रकार या दशा 

कथनः-प्रकार की दृष्टि से क्रिया की तीन श्रेणियाँ हो सकती हैं । 

१. सूचनारथक--सूचनार्थक क्रिया किसी घटना का कालविशेष में होना 
या न. होना सूचित करती है। इसे साधारण था निशचथार्थक भी कह सकते हैं। 
यह विधानार्थक भी हो सकती है; जैसे वह जाता है; निषेधार्थक भी; जेसे--वह 
नहीं जाता है; प्रश्‍नाथक भी; जैसे--क्या वह जाता हैं? ऐसी क्रियाएँ तीनों कालों 
में होती हैं। 

२, भाज्ञाथंक--इससे आज्ञा, अनुमति, उपदेश, प्रार्थना, विनती, इच्छा, 
निमन्त्रण आदि प्रकट होते हैं; जेसे--तुम जाओ, प्रतिदिन प्रातःकाल म्रमण 
करो, कृपा कर एक सहायता करो, हे भगवान मुझे बचाओ, आप इस समारोह में 
अवश्य पधारे आदि । यह क्रिया केवल आज्चार्थक या विध्यर्थंक भविष्यत्‌ में रहती 
हैं। यह भी विधानार्थक की भाँति निषेधार्थक हो सकती है; जेसे--कृपया मेरे यहाँ 
न आएँ। यह प्रश्‍नाथंक नहीं हो सकती । 

३. संभावनार्थेक--हेतुहेतुमद्‌भाव, संभावना तथा संदेह प्रकट करने- 
वाली क्रियाएं इसी कोटि की होती हैं। इन्हें संकेतार्थ, संभावनार्थ तथा संदेहार्थ 
तीन भिन्न श्रेणियाँ भी मान सकते हैं । | 


वाच्य 
प्रस्तुत क्रिया का वाच्य कौन है, क्रिया किसकी चेष्टा को कह्‌ रही हे 
इस दृष्टि से क्रिया के निम्नलिखित छह विभाग होते हैं :-- 


१. कतृ प्रधान कतृ वाच्य--ऐसी क्रिया के कर्ता में प्रथमा की शन्य 
विभक्ति होती है; जैसे--वह पढ़ता है, तुम पढती हो, मैं पढ़त। हौँ आदि । ऐसे 
वाक्य में क्रिया कर्ता की ही चेष्टा को कहती है, क्रिया का वाच्य भी कर्ता 
रहता है और वाक्य में प्रधानता भी कर्ता की ही रहती है। यह क्रिया 
सदा कर्ता के लिंग, पुरुष, वचन में रहती है । यह तीनों कालों में होती हे । 


२. कमंप्रधान कतृ वाच्य--ऐसी क्रिया के कर्ता के साथ तृतीया का ने 


चिह्न रहता है तथा कर्म के साथ प्रथमा का शून्य । यह क्रिया मुख्य धातु में भूत- 
CC-O. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized By Siddhanta €609010011 Gyaan Kosha 


धातु भर क्रिपा ८ 


कालिक 'आ प्रत्यय के योग से बनती है; जैसे--उसने, तुमने, आफ्नै इतिहास. 
पढ़ा, गीता पढ़ी, तीन वाघ देखे आदि । ऐसा केवल तब होता है, जब कोई सकर्मक 
क्रिया केवल भूतकाल के ही सामान्य भूत, पूर्ण भूत, आसन्न भूत, संदिग्ध भूत, 
सभाव्यभूत ओर हेतुहेतुमद्भूत इन भेदों में से किसी एक में रहती है, और 
उसका कर्म कोई निर्जीव अथवा अमानव प्राणी रहता है। ऐसी क्रिया कमे के 
लिग, पुरुष, वचन का अनुसरण करती है। ऐसे वाक्य में क्रिया तो कर्ता की ही 


~ 


चेष्टा को कहती है, पर वाक्य में प्रधानता कर्म की हो जाती ल! 


३. भावप्रधान कतृ वाच्य--इस क्रिया के कर्त्ता के साथ "ने चिह्न तो 
रहता है, किन्तु कर्म के साथ भी 'को' चिह्न लगा रहता हे । पूर्वोक्त स्थलों में 
ही जब कर्म उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष अथवा कोई मानव प्राणी रहता हे, विशेषतः 
कोई व्यक्तिवाचक या संबन्धवाचक, तब यह स्थिति होती है जेसे--तुमने या 
मेने मुझको, तुमको, सीता को, भैया को, या प्राचार्य को वहाँ नहीं देखा। भाव 
का अर्थ हे क्रिया । चूंकि यह क्रिया आत्मप्रधान होती है और क्रिया का अपना 
कोई लिग. पुरुष, वचन नहीं होता, (वह वाक्य में प्रधान संज्ञा या सर्वनाम ही के 
लिग, पुरुष, वचन का अनुसरण मात करती है), अतः यह सदा सामान्य लिंग, 
पुरुष, वचन अर्थात्‌ पुलिंग अन्यपुरुष एकवचन में रहती है । 


ऐसे वाक्य में भी क्रिया कर्ता की ही चेष्टा को कहती हे, किन्तु वाक्य 
में प्रधानता न कर्ता को हो पाती है, न कर्म की, भाव अर्थात्‌ क्रिया की अपनी 
ही रह जाती है। | 


४, कमंप्रधान फर्मवाच्य-जो क्रिया कमे की चेष्टा को कहती है, 
अर्थात्‌ जिस क्रिया का वाच्य कर्म रहता है और वाक्य में प्रधानता भी कर्म की ही 
रहती है, वह कमंप्रधान कर्मवाच्य कही जाती है। ऐसी क्रिया सदा भूतकालिक 
'आ' प्रत्ययान्त बनी रहती हे और उस के सभी कालों का बोधन अनुप्रयुक्त सहायक 
क्रिया 'जाना' से किया जाता है। ऐसी स्थिति में कम में प्रथमा की शून्य विभक्ति 
जुटती हैं तथा कर्त्ता में तृतीया की से' या के द्वारा । जहाँ क्रिया से कर्म की ही 
चेष्टा प्रकट करनी होती है, कर्ता की चेष्टा की चर्चा ही नहीं करनी होती या 
वह गौण रहती है, वहाँ इस क्रिया का प्रयोग किया जाता हे; जेसे-यहाँ हिरण 
भी देखे गये हैं, यह नही खाया जाएगा, सुशीला से यह कंसे देखा.जाएगा ? मुझ से 
वह अप्रतिष्ठा नहीं देखी जाती, उससे यह नहीं सुना गया, आदि । 


५. भावप्रधान कमेवाच्य--उपयुक्त स्थिति में ही जब कर्म कोई व्यक्ति 
वाचक अथवा सबन्धवाचक संज्ञा अथवा उत्तम पुरुष या मध्यम पुरुष सवेना | रहता 


CC-O. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


माध्यमिक व्याकरण एवं रचना 


< 


5] 


हे, तब कमे के साथ को' का प्रयोग ऐच्छिक रूप से किया जाता है । ऐसी स्थिति 

में (कर्म के साथ 'को' का प्रयोग रहने पर) कर्त्ता का प्रयोग प्रायः नहीं होता ह | 
यहाँ भी च्‌ कि क्रिया प्रधान हो जाती है, अतः वह सदा पु लिंग अन्यपुरुष डर 

वचन में स्थिर रहती है; जेसे--बहाँ न तुष को बुलाया गया. न तशा र 
सावित्री को बुलाया गया, सब लड़कों को बुलाया गया (वहाँ न तुम बुलाय गय, 

न मैं, सावित्री बुलाई गई, सब लड़के वुलाये गये ) । 

६ भावप्रधान भाववाच्य--जब क्रिया को कोई क्म नहीं हि 
वह कर्ता की चेष्टा को भी नहीं कहती है, तब वह आत्मप्रधातत होकर सदा पु लिग 
अन्यपुरुष एकवचन हो जाती हे । इसका निर्माण भो कमवाच्य "ग! निया को 
भाँति ही होता है; जैसे--ऐसे अवसर पर हँसा नहीं, चूप रहा जाता हैं, विचारे से 
सोया भी नहीं जाता था, स्टेशन पर तो विशेष रूप से सावधान रहा जाता है, 
दस बजे के बाद सोया जायगा, कव चला जायगा ? आया जाय । यहाँ कम तो 
रहता ही नहीं, कर्त्ता यदि रहता है, तो उससे तृतीया की 'से' विभक्ति जुटती हे; 
जैसे मुझ से चप नहीं रहा गया। उस से न हंसा जाता था, न रोया । 


रहता भोर 


असमापिका क्रियाएं 

उपयुक्त सारी क्रियाएं समापिका कहलाती हें अर्थात्‌ इनसे एक वाक्य 
समाप्त हो जाता हैं। क्रियाओं की इनसे भिन्न भी तीन श्रेणियाँ होती हैं, जो 
असमापिका कहलाती हैं। इनसे कोई वाक्य समाप्त नहीं होता । उनमें से दो 
की विशेषता यह होती है कि ये भावप्रधान या आत्मप्रधान तथा काल, पुरुष, लिग, 
वचन, कारक के बन्धन से सर्वथा मुक्त सदा एकरूपः भव्यय बनी रहती हैं, इनके 
ये भेद है-- 

१. पुर्वकालि7-पूर्वकालि॥ क्रिया यह प्रकट करती हे कि इसके बाद 
एक क्रिया और है, प्रस्तुत क्रिया उस समापिका मुख्य क्रिया के पुर्व घटित होती 
हुँ । पुर्वका लिकता प्रकट करने के लिये धातु से (क) ० शून्य (ख) (के? (ग) 'कर' - 
यां (ध) 'करके' इन चारों में से एक प्रत्यय करते हैं, जैसे -- 


Is F (४ ७” 
ते |: दैख--मोहन यह बेख हॅसने लगा, देखकर (या देखके) । 


८५5} करर--तुम यह काम करके आओ, वह अपना काम कर (करके) चला गया। 
४ शिः लेक्‍्य्वह अपने पेसे ले (लेकर या ले करके) चला गया । 
२. निमित्तवाचक--यह क्रिया मुख्य क्रिया का निमित्त या प्रयोजन 


बततीनहै{{त्‌;-उत्तरकालिक कही जा सकती है। इसमें 'ना' प्रत्यय जुड़ता है । 
ग्रह: ड्तत्ते रूपों: में मिलती है :-- 


CC-O. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


धातु भौर क्रिया ८७ 


(क) शुद्ध 'वा' प्रत्ययान्त रूप में; जेसे--वह पढ़ना जानता है, चाहता है 
शुरू करता है, आदि । 

(ख) 'को' तथा के लिए' के योग से 'ना? के विकृत होने के कारण | 
'ने' इस रूप में :--वह जाने को कहता हे, रहने के लिए उद्यत हे, गाड़ी छुटने 
को है । 

(ग) 'को? तथा 'के लिए' के गुप्त रहने पर भी विकृत “ने के रूप में :--- 
वह खेलने जाता है, रोने लगता है, जाने देत! हे आदि। ‘A 

(घ) लुप्त 'ना' प्रत्ययान्त रूप में :--पढ़ सकता है, कह पाता है। 

२, तीसरी क्रिया धातू के वतंमानकालिक "ता प्रत्ययान्त रूप में 'हुआ' 
के अनुप्रयोग से बनती हैं। यह समापिका को समकालिक होती है तथा लिग 
और वचन से बदलती है; जेसे- सुरेन्द्र रोता हुआ क्‍यों जा रहा है, सुनीता रोतो 
हुई क्यों जा रही थी, तुम रोते हुए मत जाओ । 

किन्तु यह अव्ययरूप में भी मिलती हैं; जसे--मोहन, या गीता या लड़कों 
ने रोते हुए कहा । 

क्रियार्थक संज्ञा 

इसी ता प्रत्यय के योग से क्रिथाबोधक शब्द भी बनते हैं; जेसे--'पढ' धातु 
और पढ़ना क्रिया, लिख धातु और लिखना क्रिया और इसी से क्रियार्थक संज्ञा भी 
बनती है, जिससे आकारान्त तद्भव संज्ञा की भांति सभी विभक्तियां जुड़ती है; 
किन्तु यह भाववाचक संज्ञा कभी बहुवचन में नहीं रहती; जसे--नकुल--नेवला, 
शुक--सूगा, वाद्य--वाजा, वैसे ही पठन--पढ़ना, खेलन-खेलना आदि । 
प्रथमा-खेलना अच्छा लगता हे+-प्रातः टहलना आवश्यक हे । 
द्वितीया--मैंने नरेन्द्र का खेलना कभी नहीं देखा, रोता नहीं सुना । 
तृतीया--दोड़ने से अच्छा व्यायाम हो जाता हैं। लिखने से बात स्पष्ट होंगी । 
चतर्थी--वे वहाँ ठहरने के लिए एक घर दूढ़ रहे हें । मच्छड़ को भगाने फे लिए 

सब से अच्छा उपाय धुआ करना हे । 
पंचमी--तुम वहाँ जाने से क्यों भागते हो या डरते हो ? 
\ ® 

षष्ठी --गोहन के यह कहने का कुछ विशेष तात्पर्य हे । 
सप्तमी--वहाँ जाने में क्या रखा है। पहुंचने पर क्या होगा ? 


CC-O. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


माध्यमिक व्याकरण एवं रचना. 


॥ | 
ठा 


यौगिक या संयुक्त क्रियाएं 
बनावट की दृष्टि से जिस प्रकार धातु कै दो भेद होते है, रूढ (जेसे--पढ़ना, 
छाना) और योगिक (जैसे पढाना, खिलाना) (प्र रणार्थक) तथा त्यागना (नामधातु); 
उसी प्रकार क्रिया के भी तीन भेद होते हैं :--(क) मौलिक या एकात्मक (जसे पढ़, 
पढ़ो, पढ्‌ या यदि वह पढ़ता, प्रहा आदि) (ख) यौगिक तथा (ग संयुक्त । 


॥८*. 


जो क्रिया मुल क्रिया के साथ केवल 'होना' क्रिया के योग से वनाई जाती है, 
उसे यौगिक कहते हैं, जसे--पढ़ता है, पढ़ा है, पढ़ता था आदि । यहाँ 'होना' को 
सहयोगी या अंगीभूत क्रिया कह सकते हें । 

संयुक्त क्रियाएँ वे हैं, जिनमें मूल क्रिया के साथ होना (है) क्रिया के अतिरिक्त 
किसी भोर भी क्रिया का संयोग रहता है; जेसे--'पढता रहता है'। ये क्रिया 
होना से इस दृष्टि से भिन्न हैं कि (क) 'होना' शुद्ध सत्ता अथवाला है, जो प्रत्येक 
वस्तु तथा क्रिया का घमं है, भोर (ख) सहायक्र 'होना' क्रिया के योग से मुख्य क्रिया 
के अर्थ में कोई वृद्धि नहीं होती, (ग) इससे केवल काल-भेद विशेष का बोध होता 
हे । शेष क्रिया मुख्य क्रिया के अर्थ में कुछ वृद्धि कर देती हैं और काल- 
निर्माण में इनसे कोई सहायता नहीं मिलती। ये सहायक या संयोगी क्रियाएँ 
प्रायः ये हैं--सकना, होना (होता है), रहना, चूकना, जाना, चलना, आना, देना, 
लेना, पाना, लगनां, चाहना, करना, वनमा, उठना, बैठना, पड़ना, डालना । 


एकात्मक क्रिया मूल शब्द की भाँति होती है, यौगिक किया प्रत्ययान्त शब्द 
की भांति और संयुक्त क्रिया सामासिक शब्द की भाँति । पुवपद की रचना की 
दृष्टि से संयुक्त क्रियाएँ निम्नलिखित प्रकार की नन $= | 


2 १. वत्त मानकालिक कृत्‌ ता प्रत्ययान्त विकारी ( विशेषणात्मक ) 

क्या पूवपद वाली--विभाकर संस्कृत पढ़ता रहेगा, अमृता सस्कृत पढ़ती आई है 

संजीव और राजीव संस्कृत पढ़ते जाएँगे (नित्यार्थक), प्रम कुमार यह कहके १ 
चलता हुआ या चलता बना (निश्चयार्थक) । 


२, ता प्रत्ययान्त अविकारी (अव्ययात्मक) क्रिया पुंपद वाली- इस 
पर तो मुझे न कछ) कहते बनता है, न चूप रहते (पराधीनता), सुशीला से न 
हसत बनता था, न रोते (शक्ति), वह भीड़ देखते हो बनती थी (आश्चर्यं) । 


३. भुतकालिक कृत्‌ आ प्रत्ययान्त विकारी क्रिया पुवेपद वाल न्यु 
भभाकर हिन्दी पढ़ा करता है (अभ्यासार्थक), दुर्गन्ध से नाक फटी जा रहो थो 
तुम दुबले क्यो हुए ना रहे हो (तत्परता), सुधाकर चला पया (निश्चय) । | 


CC-O. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


धातु और क्रिया ५६ 


४, अविकारी आ प्रत्ययान्त क्रिया पूर्वपद वाली--गालिर्यां दिए 
जातो थी, सब खाए जा रहा है, कहे जाभो (निरन्तरता) । चेताये देता हू, चिन्ता 
मारे डाल रही है । 


५. शून्य प्रत्ययान्त मुख्य क्रिया वाली--वह हंस उठा, वे चढ़ बेठ 
(आकस्मिकता), जूही खिल गई, बिल्ली दुध पी पई, बाद में सुन होगे, मैंने छोड़ 
दिया, तुम्हें क्या जान पड़ा? यह क्यो कर डाला, वे सो रहे हैं, मैं उसे रोक 
रखू गा, आँसु वह निकले, तुम जा सकती हो, वे सब खा चके ? 

६. ना प्रत्ययान्त विकारो क्रिया पूर्वपद वाली--सन्तरा खाना पड़ता है, 
सन्तरे खाने पड़त हैं, नारंगियाँ खानी पड़ती हैं। रोटियां खानी हें या चाहिए। 

७, ना प्रत्ययान्त अविकारी क्रिया पूर्वपद वाली---निर्मला जाने लगी, लड़के 
रोने लगे, उनको अभी सोने दे, मैं कुछ खाने वाऊेंगा (या खा पाऊंगा) या नहीं ? 

=, प्रातिपदिक पूर्वपद वाली--मैं यह स्वीकार करता हू', आपको क्षमा 
करता हू, अब नाटक आरम्भ होगा, वह स्मरण है? वह दिल्लाई नहीं देगा, 
सुनाई पड़ेगा । 

९. सजातीय क्रिया पूर्वपद वाली-कहाँ बाते-पीले हो, इस से कुछ नहीं 
होता-हवाता, क्यों रो-धो रहे हो? 

अभ्यास 

१. धातु ओर किया का अन्तर बतावे। “राजीव पढ़ता हे'--इस वाक्य 

में क्रिया क्या है और धात क्या ? 

२, सकर्मेक-अकर्मक की पहचान क्या है? निम्नलिखित क्रियाओं में 
सकमंक-अकर्मक पहचाने :- 
तुम क्यों रोते हा ? वह क्या गाता है कौन खांसता है? संजीव 
कब जगेगा ? क्या सोचेगा ? | 
मुख्य और सहायक क्रियाओं का अन्तर बता कर प्रत्येक के दो-दो 
उदाहरण दें । 

४, इन के प्र रणाथक रूपों से वाक्य बनावे :-- 

खीझना, पीटना, सकता, झूकना, रोना, होना, बोना । 
५, कमकतृक क्रिया से आप क्या सगझते हैं? 'बाँटना' के कर्मकतृ क 
रूप का अपने वाच्य में प्रयोग करे । 
उदाहरण द्वारा संदिग्ध तात्कालिक वत्त मान ओर संभाव्य तात्कालिक 
वत्त मान का अन्तर वतावे । 


9 


-९६/ 


af 


CC-O. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


अध्याय ११ 
अव्यय 
अव्यंय उसे कहते हैं जिसमें कोई व्यय भर्थात्‌ विकार नहीं होता हो । 
अव्यय शब्दों में वचन अथवा लिग के कारण कोई रूपान्तर नहीं होता । 
सारी विभक्तियाँ भी नहीं आतीं, कुछ शब्दों से कुछ विभक्तियाँ भले ही भा जाएँ; 
जसे--यहाँ से, जहाँ का, कहाँ पर, वहाँ के लिये, वाहर की ओर, साथ के लिए, 
साथ में । वाक्य में संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण ही मुख्य शब्द होते हैं; 
अव्यय केवल सहायक शब्दों का कार्य करते हैं। इनके चार मुख्य भेद किये जा 
सकते हैं-- 
(१) क्रिया-विशेषण, (२) संबन्धबोधक, (३) समुच्चयादिबोधक, 
(४) विस्मयादिबोधक । 
क्रिया-विशेष ग 
शब्द के अनुसार तो क्रिया विशेषण केवल उन्हीं को कहना चाहिए जो 
क्रिया की विशेषता बताते हैं, पर व्यवहार में संज्ञा ओर सर्वनाम से भिन्न सभी 
शब्दों अर्थात्‌ विशेषण, क्रिया-विशेषण, संबन्धवोधक, समुच्चयादिबोधक सबके 
विशेषण को क्रिया-विशेषण कह देते हैं। अंग्रेजी में इन्हे 'ऐडभव' कहते हैं। 
वास्तव में विशेषण के विशेषण को प्रविशेषण, क्रिया के विशेषण को क्रिया-विशेषण 
तथा शेष को अव्यय विशेषण कहना चाहिये । 
अथे की दृष्टि से इसके मुख्यतः चार प्रभेद होते हैं :- 


(क) स्थानबोधक : यहाँ, वहाँ, इधर, दाएँ आदि । 

(ख) कालबोधक : अब, कल, तुरंत, भाज, सदा भादि । 
(ग) परिमाणवोधक : बहुत, कुछ, काफी, इतना आदि । 

(घ) रीतिबोधक हाँ, नहीं, ही, कसे, धीरे-धीरे, अचानक, अवश्य, 


| वस्तुतः, संभवतः, घुआँधार, अतः आदि । 
सुक्ष्म विश्लेषण करने पर रीतिबोधक के बहुत से अवान्तर प्रभेद किये जा 
सकते हें । | | 
जो क्रिया-विशेषण दो वाक्यों का संयोजन भी करते ' हैं, उन्हे संयोजक 
क्रिया-विशेषण कहते हैं, जैसे --तुम नहीं आओगे तो मैं नहीं जाऊंगा । जो किसी 
शब्ब विशेष से भन्वित रहता है, पूरे वाक्य से नहीं, उसे अनुबद्ध कहते हैं; जैसे -- मोहन 


CC-O. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


अब्यय | ६१ 


मी साथ चलेगा । अनेक शब्दात्मक क्रिया विशेषण-योगिक कहलाते हैं; जैसे :- 
जहाँ-त हाँ, धीरे-धीरे, सायं प्रात: । वह क्या पत्थर समझेगा' वाक्य में 'पत्थर' आदि 
स्थानीय क्रिया विशेषण कहलाते हैं । 
बहुत से शब्द ऐसे हैं जो संज्ञा के भी विशेयण हो सकते हैं, विशेषण के भी, 
सर्वनाम के भी, क्रिया के भी, और क्रिपा-विशेषण के भी; जेसे-वहाँ बहुत या 
कम लड़के हैं; वे बहुत (या कम) हैं, वह बहुत (या कम) सुन्दर दृश्य है, वह 
बहुत (या कम) हुंसता है, वह बहुत (या कम) तेज दौइता हे । 'वह बहुत हँसता हे, 
या 'धीरे-धीरे' हँसता है आदि में 'बहुत' या “धीरे-धीरे! क्रिया की ही विशेषता 
(रीति) को प्रकट करता है । इस प्रकार अनेक विशेषणों का क्रिया>विशेषणवत्त्‌ 
प्रयोग हो सकता हे । 
संवन्धबोधक 
जो शब्द एक संज्ञा (या सर्वनाम) का संबंध दुसरी संज्ञा (या सवंनाम) से 
बताते हैं, उन्हें संवन्धबोधक अव्यप कहते हैं। संस्कृत में इन्हें 'कमंप्रवचनीय' कहते 
हैं, अंग्रेजी में 'प्रीपोजिशत'। ये भी कई प्रकार के होते हैं; जमे :-- 
(क) स्थानवाचक : मोहन सोहन के पास था। पेड़ के नीचे चीटियाँ हैं। 
घर के बाहर कोन खड़ा है? उसकी तरफ एक पेड़ है । 
(ख) कालवाचक : राणा प्रताप पृथ्वीराज के अनन्तर हुए थे । राम कृष्ण 
के पूर्न या पहले हो चूके हैं। वुद्ध तो बहुत बाद 
आए । 
(ग) सहाथक : राम के काय या संग श्याम भी आया है। 
(घ) समानार्थक : मोहन बिल्कुल सुरेन्द्र के समान या फो भाँति हूँ । 
(ङ) व्यतिरेकबोधक : भगवान्‌ के बिता चारा नहीं, ईश्वर क सिग्रा कोन है ? 
इन्हें संबद्ध संबन्धबोधक कहते हैं। अनुवद्ध उन्हे कहते हैं, जो संज्ञा के 
विकृत रूप के वाद जुड़ते हैं, किसी विभक्ति (विशेषतः पष्ठी) के बाद नहीं; जैसे -- 
गाँवों तक, छात्रों समेत । जो संबन्धवोधक मूलतः किसी संज्ञा, विशेषण आदि 
से बनते हैं, उन्हें यौगिक कहते हैं, जैसे :--मोहन की अपेक्षा, मोहन के योग्य, 
मोहन के ऊपर मोहन के मारे आदि । | 
योजक 
योजक का अर्थे है जोडनेवाला । जो भव्यय एकात्मक अथवा अनेकात्मक 
वाक्य के दो (अथवा अधिक) खण्डों का योग करता है, उसे योजक कहते हैं ।. 


CC-O. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


6२ माध्यमिक व्याकरण एवं रचना 


र 


इसे ही समुच्चयवोधक भी कहते हैं। ये दो (अथवा अनेक) खण्ड दो पद भी हो 
सकते हैं, दो वाक्यांश भी और दो वाक्य भी; जैसे :-- | 


(क) पिता एवं पुत्र साथ आए। तृम और मैं मित्र हैं। भारत के 
पुरब, पश्चिम तथा दक्षिण में समुद्र है । 
ह (ख) सुरज के डूब जाने भर तारों के भी निकल आने पर वे मुझे गली 
मे दिखे थे । 
(ग) मैं जब उन की स्थिति देखता हूँ और ईश्वर की सष्टि पर विचार 
करता हू तो विस्मित रह जाता हू'। 
अथे की दृष्टि से इस के दो भेद होते हैं:— 
र (१) समानाधिकरण--इस से दो स्वतन्त्न अथवा तुल्यजातीय खण्ड जोडे 
जाते हैं। इसके भी चार प्रभेद होते हैं :-- [ 


| (क) सवंसंग्रहार्थक (या संयोजक)--यह एक वार में सभी खण्डों का संग्रह 
या संयोजन करता है । इसे संयोजक भी कहते हैं, जसे :--सुरेश तथा, एवं, भोर 
नरेश की पुस्तिकाएं ला दो । 


८८ (ख) विकल्पार्थक या विभाजक--विकल्पार्थक योजक एक बार में सभी 
खण्डों में से किसी एक का ही ग्रहण करता हैं। इस रूप में निम्नलिखित योज न 
i प्रयोग हो सकता है--भथवा, वा, किवा, या, कि, या-या चाहे-चाहे, नहीं र 
जसे :--मुझे सुरेश अथवा, दा, किया, या नरेश को पुस्तिका चाहिये | र. 24 


सुशील की है कि नरेश की | मझे रेश की | न 
नरेश की | 37 इत्य क| पुस्तिका दिखा दो, नहीं तो (चाहे) 


५ (ग) 00 ते याजक से जुड़े हुए अशो में से एक का प्रतिषेध 
र होता 1 उसे प्रतिषेधाथेक योजक कहते हैं, ज॑से-- मैंने सुरेश की नहीं परर 
कन्तु, हर लेकिन नरेश की पुस्तिका देखी है। येसव अब्यय ही ल, 
i क जैसे-मैंने सुरेश की नहीं प्रत्युत, दशक हर व 
स्ति 111 ये अव्यय पूर्व खण्ड के प्रतिषेध के साथ दो li खण्डो में 
A al ne दाना खण्डों में कुछ 
४ क of टी हें, हि सथ जाता था, तब भो, स्थाप, 
र 2. , पर, परन्तु कन्तु, लेकिन, सगर इस मामले में चुप ही 
' साधारणतः इन दोनों प्रकारों को वि रो धार्थक कहते हैं 


अथवा इसको एक पृथक भेद मानकर रि > ते हैं 
समाप्रिका क्रिया के बाद ही जुते ह वपरोतार्थक योजक कहते है । ये पोज 


CC-O. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


भव्यय ३ 


(घ) परिणामार्थक यह योजक दो पूर्ण वाक्यों का ही संयोजन करता हैं; 
दो वाक्यांशों अथवा पदों का नहीं; साथ ही अपने उत्तर खण्ड से पूर्वे खण्ड का 
परिणाम सूचित करता हे; जैसे--रावण ने सती शिरोमणि सीता का बलात अप- 
हरण किया, इसलिये (इसी लिये), मरतः, अतएव, इस कारण, इस बात्त, फलतः 
१।रणामत:, लिहाजा उसकी महिमा नष्ट हो गई । | 

जिन योजको के द्वारा पूर्ववर्ती एक मुख्य या प्रधान के साय परवर्ती एक 
या. अनेक गौण या अप्रधान वाक्य जोड़ जाते हैं (पद या वाक्यांश नहीं), उन्हे 
व्यधिकरण योजक कहते हैं। इनके निम्नलिखित भेद हैं :--.. 

१. कारणबोधक--जो योजक अपने पूर्ववर्ती वाक्य में वणित परिणाम 
का उत्तरवर्त्ती वाक्य से कारण बताता है, उसे कारणबोधक कहते हैं, जेसे--भीष्म, 
द्रोण, कणे जैसे महारथियो की पराजय हो गई, क्योंकि उन्होंने अधर्मी दुर्योधन 
का साथ दिया था । क्योंकि! की जगह 'इसलिये कि, 'कारण कि? "चाकि? भी 
प्रयुक्त होते हैं । 

२. प्रयोजनवोधक--इस योजक से आरम्भ होनेवाला वाक्य, प्रायः 
वाद में आकर पहले आए वाक्य का प्रयोजन या उद्देश्य सूचित करता हे। यह 
उद्द श्यवाचक भी कहा जाता है; जैसे--सद्ग्र थो का अध्ययन करो, ताकि दूषित 
वातावरण का मेल धुलता रहे। अनल्पाहारी वनो, जिससे [जो, कि] तन-मन में 
स्फूत्ति बनी रहे । 

३. नित्यसंबन्धवोधक : जिस योजक से प्रथम वाक्य का दूसरे वाक्य 
के प्रति नित्यसंबन्ध या साकांक्षता प्रकट होती है, उपे नित्यसंबन्धवोधक योजक 
कहते हें । इसे आकांक्षाबोधक भी कह सकते हैं। इनसे यथास्थान संभावना, 
आशंका, हेतुहेतूमद्‌ भाव, शर्त, क्रिया की असिद्धि आदि अर्थ अभिव्यक्त होते हैं। 
यही संकेतबोधक कहा जाता है। इनकी भौरों से यह विशेषता है कि (क) ये सदा 
युग्म (जोड़ा) रूप में रहते हैं। (ख) एक (जो, यदि, यद्यपि, अगर, चाहे) 
पूव वाक्य के आरम्भ में जुडता है, दुसरा (तो, तथापि, परन्तु) उत्तर वाक्य के 
आरम्भ में; जैसे--पदि दुर्योधन ने पाण्डवों को पाँच गाँव भी हिस्से में दे दिये होते, 
तो महाभारत नहीं होता । यद्याष उसका अपराध महान है, तथापि (तो भी, फिर 
भी, लेकिन, इस वार उसे क्षमा दे दी गई। जब वे नहीं माने, तब मुझे बुला 
लेना । 

कभी-कभी इस युग्म का कोई खण्ड छोड़ भौ दिया जाता है, गतार्थ हो 
जाता है; जैरे--(यदि) मैं ऐसा जानता, तो तुम्हें नहीं बुलाता । जो मैं जनितेऊ 
वन्धु बिछोह, पिता-वचन मनितेउँ नहि ओहू । 


CC-O. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


६४ माध्यमिक व्याकरण एवं रचना 


४, स्वरूपबोधक- यह योजक अपने उत्तरवर्त्ती वाक्य से पुर्ववर्ती वाक्य 
के ही सामान्य कथन की विशिष्ट व्याख्या करता है; जेसे--सद्ग्रथ कहते हैं कि 
(जो) विश्व के कण-कण में भगवान्‌ का वास है। यहाँ कि या जो' लुप्त भी 
रह सकता हे । 

विस्मया दिवोधक 

जिस अव्यय शब्द से विस्मय, हर्प, शोक, घृणा आदि का वोध होता है, 
उसे विस्मयादिबोधक कहते हैं। ये आगे या पीछे के किसी वाक्य, वाक्यांश या 
पद से संबद्ध नहीं रहते, किसी वाक्य का अंग नहीं बनते; स्वतंत्र लघु वाक्य 
की भाँति प्रयुक्त होते हें । अर्थ-भेद से इनके थी बहुत से भेद होते हैं; जैसे-- 
१, मनोवेगबोधक--- 

(क) विस्मयबोधक--अरे, हैं (ऐ) तुम कहाँ से आ पहुँचे ? क्‍या गाडी छूट 


गई। सच? 
(ख) हपबोधक --अहा ! कंसा सुन्दर प्रभात है, वाह ! आनन्द आ गया ! 


(ग) शोकबोधक --हाय ! उफ, आह, कहीं भी प्रकाश की एक- किरण 
नहीं दिखती ! 

(घ) तिरस्कारवोधक--तुमने चुराया है ! छिः, धत्‌, धिक ! 

(ङ) प्रशंसावोधक --यह कविता तुमने लिखी है? सुन्दर, शावाश, बधाई ! 

संबोधनबोधक-- | 

(क) आदरसूचक- हे भगवन्‌ | कहाँ हो ? 


iS) 


(ख) अनादरसुचक- अरे, रे, दुष्ट, कहाँ भागता है ? 
(ग) प्रमसूचक--अरी, री सखि, कहाँ गई ? 
३, अनुभूतिसुचक-- 
(क) स्वीकार सूचक-जी, हाँ, जी.हाँ, मैं ही था। अच्छा, ठीक, मैं आजाऊंगा । 
(ख) निषेधसुचक--उहु, न । 
. (ग) अनुमोदतसूचक--ठीक, अस्तु, ऐसा ही करो। वाह, खूब कहा । 
४. कृतज्ञतासुवक --धन्यवाद, शुक्रिया । 
५. चेतावनीसूचक--सावधान ! खबरदार ! फिर ऐसा मत करना । 


हरा वाक्य भी विस्मयादिबोथक का काम कर सकता है; जेसे-सर्वनाश हो 
गया। बलिहारो है। क्या कहना है ।. क्या बात. है। धत्‌ तेरे की। - 


CC-O. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


अव्यय ६५ 


ES 
र I hE 

उऊ 5 ति 

वट 

छ) 

5 ३ £८- 

im i IU 


| 
20, ८ 
> 
पक ४: क ४ 
५,३६८ 


[चेक प 
आज, पहले, 
आगे) 


! ( 


| 
प्‌ 
| 
) 


क्रिया विशेषण 
| 
रू 
यह 


il 


वर्गीकरण तालिका 


CC-O. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


&६ माध्यमिक व्याकरण एवं रचना 


निपात 

निपात अव्ययों से भिन्न कोई स्वतन्त्र जाति नहीं हे । सस्कृत में प्र, परा, अप, 
सम्‌ आदि को भी किसी क्रिया के योग में ही उपसर्ग कहते हैं; जसे--प्रहार; अन्यथा 
निपात ही; जैसे-प्राचार्य । 'एवं, अथवा' (आदि योजक) 'न' यह क्रिया-विशेषण तथा 
“धिक, 'हा', अहो', 'हे', 'अरे' आदि विस्मयादिबोधक भी निपातों में ही गिनाये 
गए हैं। इस प्रकार, हिन्दी के ऊपर, नहीं, मत, ही, तो, भी, आह, अरे भादि भा 
निपात ही हैं। निपात का अर्थ है--बीच में टपक पड़नेवाले । ये गौण शब्द होते 
हैं। अधिकांश मौलिक अव्यय प्रायः ऐसे ही हैं। 


विशेष--ओर, तरफ आदि संबन्धवोधक अव्ययों और स्त्रीलिंग विशेषणों 
के विशेषण भी स्त्रीलिंग हो जाते हैं; जैपे--दाहिनी ओर, बाई तरफ, बड़ी 
बुद्धिमती बालिका, इतनी धीमी गति आदि। इसी तरह, कुछ अव्यय स्थान- 
विशेष में संज्ञा की भाँति विभवितयाँ भी लेते हैं; जैसे--ब।द के लिए, वाद से” 
बाद में, कहाँ से, कहाँ के लिए, कब से, उस तरफ से, पास का, नीचे का, पहले से. 
साथ में, इधर से, अब से आदि । 


अभ्यास 


१. रेखांकित किस प्रकार के अव्यय हैं, बताइये :--- 

वह कपड़ा साफ होता है। तुम इतना क्यों पढ़ते हो ? मैं ज्यों-त्यों पहुँचा । 
वे भी पढ़ते हैं। तो तुम आ गए ? 

स्थानवाचक और दिशावाचक अव्ययों को क्रिया-विशेषण क्‍यों कहा जाता 
है, बताये । 


“७ 


८70, ८७1 
३. इन्हे शुद्ध करे-- 
सरिता ने हसती-हेसती कहा। मैं तो चुपचाप से खड़ा हों। हमलोग 
सकुशलपूवक हैं । चंचल कितनी चिल्लाती है । एक घंटा ध्यानपर्वक से पढ़ो । 
ललिता बहुत मीठी गाती हे । े 


४, इनमें क्रिया--विशेषण सूने-- 


जैसे कि पीछे कहा गया है । वे अपने आप आए हें । मैं तो इतना भर जानता 
हु । मैं उन सब बातों को नहीं वताऊँगा । परंतु मैं बहाँ नहीं जाऊंगा । 


CC-O. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


अध्याय १२ 
नव-शब्द-निर्माणा 


मूल शब्दों से निम्नलिखित विधियो के द्वारा अनन्त नए यौगिक शब्द बताए 
जाते और जा सकते हैं-- 


(क) तद्भव वनाकर; जेसे संस्कृत के वश से बस, वृद्ध से बूढा, पश्चात्‌ से पीछे, 
दक्षिण से दक्खिन, भ्राता से भाई, सुवर्ण से सोना, सुवर्णकार से सोनार, 
पितृ-गृह से पीहर; अरबी के अल्लाह से भल्ला, काइदः मे कायदा, फारसी 
के परवा से परवाह, दुका से दुकान; तुर्को तमगा से तगमा; पुत्त गाली 
टोबेको से तंबाक्‌, अ।लमीरा से आलमारी; अंग्रेजी एंजिन से इंजन, कष्टेन 
से कप्तान, होस्पिटल से अस्पताल आदि । ये तद्भव शब्द कहलाते हैं। 

(ख) प्रत्यय, (ग) समास अथवा (घ) हित्व से । इन प्रक्रियाओं के कारण भी 
मल शब्दों में ६वनि-परिवत्त न (ह्लास-विकास) होता है । | 
धातुओं से ५ प्रकार के प्रत्यय होते हैं :-- 

(अ) कालवाचक, पुरुषवाचक, वचनवाचक (तिङ प्रत्यय); जेसे--पढ़ धातु से 
वह पढ़े, वे पढ़, तुम एढ़ोगे, मैं पढ़ें, आदि। 

(आ) यौगिक धातु वनानेवाले प्रत्यय; जेसे--पढ़ धातु (या पढ़ना क्रिया) 
से प्ररणाथंक पढ़ा धातु (या पढ़ाना क्रिया), वह पढ़ाता है, पढावे, तुम 
पढ़ात थे, पढ़ाओ, मैं पढ़ाऊ गा । [ 

(इ) पुरुष और वचन से मुक्त केवल काल सूचित करनेवाले कृत्‌ प्रत्यय; 
जसे पढ से वत्त मान में पढ़ता (है), भूत में पढ़ा (हे) । 

(इ) अव्ययात्मक क्रिया बनाने वाले कृत्‌. प्रत्यय; जेसे--(क) पूर्वेकालिक, यह 
देख, देख कर या देख करके मैं स्तब्ध रह गया; तथा (ख) निमित्तवाचक; 
जेसे--मैं देब सकता ह, देखना चाहता हू या देखने जाऊंगा । . 
इन प्रत्ययों का वर्णन पीछे क्रिया के अध्याय में विस्तार से हो चूका है । 

(उ) धातु से विशेषण तथा संज्ञा रूप प्रातिपदिक ' बनानेबारे क्त प्रत्य । 


CC-O. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


श्प माध्यमिक व्याकरण एवं रचना 


इनकी सूची लम्बी है। ये प्रायः कर्ता, कर्म, करण, अधिकरण, संप्रदान, 
अपादान तथा भाव में होते हैं । 


कृत्‌ प्रत्यय 


(अ) कृत्‌ प्रत्यय उन प्रत्ययों को कहते हैं, जो धातु के अनन्तर भाकर पूरे शब्द 
को न तो पुनः धातु ही रहने देते हैं, न उसे क्रिया बनने देते हें । उसे एक 
ऐसा यौगिक (क) अव्ययात्मक, (ख) विशेषणात्मक या (ग) संज्ञात्मक 
प्रातिपदिक बनो देते हैं, जिसमें क्रियात्व गौण हो जाता है, वह क्रिया 
पद का मुख्य स्तम्भ बना रह सकता है, किन्तु प्रातिपदिक विभक्तियाँ 
भी ले सकता हे । इनमें से अव्ययात्मक कृदन्तों से तो प्रथमा एकवचन 
मात्र लाकर उसका लोप कर देते हैं; शेष से और भी विभक्तियाँ आ 
सकती हे । 
कर्ता--संस्कृत में जो दे वह दाता दा--ता (तृ); हिन्दी में जो खाए 

बह खाऊ =खा-+- ऊ; जो चले वह चल :-ता चलता, चल-!-ऊ =चाल्‌, जो 
निद्राग्रस्त हे वह शो +-आ सोया । वह पढ़ता है का 'ता' और बैठा है का आ 
भी कर्त्ता में ही हुए हैं । 
कमं--जो पढ़ा जाय वह पठ -अनीय == पडनी य, पठ + तव्य = पठितव्य, 
पठ्‌ ञ-य (ण्यत्‌) ==षाठय। जो देखा जा रहा है वह दृश्‌-- य -- आन = द श्यमान 
(संसार); जो खाया जाय वह खा-|ना--खाना। जो देखा जा चूका है वह 
देख--आ = देखा (स्थान) । उसने देखा है का भी 'आ' कर्म में ही हुआ है । 
| करण-(१) इत्र--जिससे खना जाय वह खन्‌ + इत्र = खनित्र, जिस 
से ढोया जाय वह वहित्र । (२) अन - वह +-अन वहन, परिवहन; वाहि (वह 
प्र रणाथक) --भन वाहन, (३) अनीय--जिस से सनान करे वह भना {- अनीय =- 
ता क जिससे कुल्ला करे वह आ! चम्‌ + अनीथ = आव मनोय । 
आनी-जिस से मथे व - आनी -- पथा नी ९ त्य 
(७) न, ना, नी-झाड़न सेना क ह क Be is 
इन, , छनना, नेलनी ! (८) शास्‌ +- 
त्र=शास्त्र, पा+-त्र = पात्र । 


अधिकरण--जिस में रमण करे वह रम्‌+अ (घञ्‌) = राम, जिस में जल 
धारित हो वह=जल-+-धा+ इ (कि)=जलधि, जिस पर झले वह झूला, जहाँ 
बठें वह बैठका, जिस पर बैठे बह ७ 


भास्‌ - अन -: आसन, जिस पर पाले 
क व प 
पाल्‌ --भंता = पालना | 


CC-O. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


नव-शब्द-निर्माण && 


संप्रदान--जिसे दिया जाय वह सम्‌ +प्र दा-!-अन = संप्रदान, सम्‌ --प्र-- 

दा 4 अनीय = संप्रदानीय (विप्र) । 

अवादान--जिससे दूर ले (हटा) लिया जाय वह अप + आ +-दा+-अन = 

अपादान। जिससे लोग भीत हों (डरे) वह भी - म -भीस, भी - (ष्‌) म -- भीष्म । 
भाव---गम्‌ 1-अन - गएन, गम्‌ ! ति (क्तिन्‌) >>गति, जा +-ना = जाना 
रह--न = रहन । “मुझसे बैठा नहीं जाता'' का भी 'भा' प्रत्यय भाव में ही है । 
कृत्‌ प्रत्यय तीनों कालों में होते हैं: जेसे :-- 

वत्त मान- जो पढ़ता है वह पाठक (पठ्‌ अक), जो सोता है वह सोता 

(सोता) (मनुष्य); जो है वह वत्त मान (वृत्‌ : आम); कुम्भ करनेवाला कुम्भ- 
कार; जो किया जा रहा है वह क्रियमाण (काय) । 

भदिष्पत्‌--आानेवाला आगामी (आ + गस्‌ । इन्‌), होनेवाला भावी 

(भु +- इन्‌), कृ-- तव्य > कत्तव्य, करणीय (कृ | अनीय) करने योग्य जो किया 
जानेवाला है = करिष्यमाण (क्स्य: आन) । जो होनेवाला है=भू+-स्य ।: 
शतृ = भविष्यत्‌ । 

भूत--गम्‌ ' त (क्त) = गत्त (दिवस), बीत : आ=बीता दिन) । 

प्रातिपदिकों अर्थात्‌ संज्ञा, सवनाम विशेषण तथा अव्यय शब्दों से भी 

पाँच ही प्रकार के प्रत्यय होते हैं-- 

[क] पदकारक (पद बनानेवाला) संबन्ध वोधक विभक्ति प्रत्यय, जेसे-- 
एकवचन बालक - द्वितीया =बालक को, एकवचन वह - द्वितीया = 
उसे, यहाँ । पंचमी- यहाँ से आदि । 

[ख] स्त्री प्रत्यय; जैसे--महोदय से महोदया, श्रीमान्‌ से श्रीमती, सुन्दर से 
सुन्दरी, पंडित से पंडिताइन, मोर से मोरनी । 

[ग] धातु कारक नामधातु प्रत्यय जसे; हाथ से हथियाना, डर से डरना, 
लाज से लजाना, झूठ से झूठलाना । 


तद्धित प्रत्यय 


तद्धित उन प्रत्ययों को कहते हैं जो प्रातिपदिक से जुटकर फिर इस नए 
शब्द को भी नया प्रातिपदिक ही बना दते हैं। इस के भी दो भेद किए जा सकते 
हैं, (घ) अविकारी अब्यय (क्रियाविशेषण) बनानेवाले प्रत्यय तथा (ङ) विकारी 
प्रातिपदिक बनानेवाले प्रत्यय । इनमें (घ) अव्ययकारक प्रत्यय निम्नलिखित हैं-- 


CC-O. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


१०० माध्यमिक व्याकरण एवं रचना 

१ तः-साधारण+तः = साधारणतः, जन्म- तः जन्मतः, स्वतः, पूर्वतः, 

अतः, इतः, ततः । 

२. त्र-एकलर, सर्वत्र, अन्यत्र, परत्र । 

३, था--सवेथा, अन्यथा, यथा, तथा । 

४ दा--सबंदा, सदा, यदा कदा । 

५, धा--बहुधा, शतधा, सहस्रधा, द्विधा । 

६, वत्‌--पुर्ववत्‌, मातृवत, पितृवत्‌, भात्मवत्‌ पुत्रवत्‌, लोष्टवत्‌ । 

७, ण:--कोटिशः, शतशः, अनेकशः, क्रमशः, प्रायशः, अक्षरशः । 

८, सात्‌--भस्मसात्‌, भग्निसात्‌ । 

२, (ऽ)विकारी प्रातिपदिक बनानेवाले प्रत्यय; जेसे :-- 

१. अ-- (संतान) -कश्यप से काश्यप, कुरु से कौरव, पाण्डु से पाण्डव, यदु से 
यादव, रघ से राघव, मधु से माधव, पृथा से पाथ, मनु से 
मानव, पुत्र से पौत्र, सुमित्रा से सौमिल्ल । 

२, इ- (संतान) -दशरथ से दाशरथि, सुमित्रा से सौमित्षि। जनक का पुत्र 

„ जानकि, पुली जानकी; विदेह से वदेहि; वैदेही, पर्वत से 
पार्वति, पावती । 


३. भायन-- ,, शकट-शाकटायन, बदरी-बादरायण, शंख-शांखायन, द्वीप- 
ठे पायन । 

४. एय-- ,» याधिसेगाधेय, राधा से राधेय, कुन्ती से कौन्तेय, इतरा से 
ऐतरेय । 

५. य „ गग से गाग्य, शकल से शाकल्य, बभ्र से बाम्रव्य, दिति से 


दैत्य, अदिति से आदित्य, चणक से चाणक्य, पुलस्ति से 
पौलस्त्य, जमदग्नि से जामदग्न्य, कुरु से कौरव्य, वेन सो 
वैन्य, कोसल से कौसल्य कुटिल से कोटिल्य, अगस्ति से 
अगस्त्य, कुन्डिन से कोण्डिन्य, यज्ञवल्क से य।झवल्क्य । 

६, यायन (य--आयन)- कत-कात्यायन, संकृति-सांकृत्यायन, कोसल-- 

कोसल्यायन । 
इय-- क्षन्न से क्षत्रिय, स्वस्‌ से स्वस्िय, श्रोत्र से थोत्रिय । 

८. इष्ठ (सबसे अधिक)--स्वाद से स्वादिष्ठ, बली से बलिष्ठ, गुरु से गरिष्ठ 
4३ से यविष्ठ या कनिष्ठ, प्रशस्थ से श्रेष्ठ र 
ज्येष्ठ, वृद्ध से ज्येष्ठ, उरु । से `प्र 
कुर से दविष्ठ । ins 


CC-O. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


नव-शब्द-निर्माण १०१ 


९, ईयस्‌-गुरु से गरीय (गरीयस्‌), युवा से यवीय या कनीय, प्रशस्य से श्रय, 
उरु से वरीय, प्रिय से प्रय, दूर से दवीय। 
१०, उल--माता का भाई मातृ +उल = मातुल । 
११. क (भ) स्वार्थ--वाल से वालक, युवा (युवन्‌) से युवक, गोल से गोलक । 
(आ) समू ह - शत से शतक, दश से दशक, पञ्च से पञ्चक, सप्तक, त्रिक । 
१२. तर (दो में से अधिक)--लघु से लघुतर, गुरु से गुरुतर, महत्‌ (महान्‌) से 
हत्तर, सुन्दर से सुन्दरतर, स्थूल से स्थूलतर । 
१३. तम (सर्वाधिक) लघ्‌ से लघुतम, गुरु से गुरुतम, महत्‌ (महान्‌) से 
महत्तम, अल्पतम, निम्मतम, अधिकतम, न्युनतम, स्थलतम । 
१४, ता (सम्‌ह)--जनता, देवता । 
१५, व्य--'भ्राता का पुत्र ==श्रातृ +व्य = भ्रातृव्य । 
कृत तथा तद्धित प्रत्ययों से बने भाववाचक संज्ञा शब्द 


(क) संस्कृत 
१. भ--(अच्‌) इ से अय, उदय चि से चय, परिचय, संचय; जि से जय, पराजय, 
विजय; क्षि से क्षय, क्री से क्रय, नी से नय, परिणय, अनुनय; विनय; भी 
से भय, ली से लय, निलय । 
आ--( अप्‌) भू--भव, अनुभव, उद्भव) दु--दर, आदरः कृकर, संकर; 
ग्रह --ग्रह, संग्रह, निग्रह; यम्‌ -यम, संयम; हन्‌ वध । गम्‌--गम, 
आगम, संगम, निर्गम, उद्गम, शम, दम, क्रम, भ्रम । 


अ-- (घडा) पठ्‌-पाठ, मन्‌--मान, संमान, अपमान, अवमान, अभिमान} 
नश नाश, विनाश; रम्‌--राम, विराम; कम्‌-- काम; स्तु--स्ताव, 
प्रस्ताव; कृ-- कार, सस्कार, उपकार, अंगीकार, स्वीकार, तिरस्कार, 
आविष्कार, चमत्कार; तृ-तार, अवतार; भू-- भाव, प्रभाव, 
प्रादुर्भाव, आविर्भाव, तिरोभाव; त्यज्‌-- त्याग, परित्याग; हन्‌--घात, 
भाघात, स. -- सार; स्मृ--स्मार, अनुस्मार; भिद्‌-- भेद, विभेद; 
मिल-- मेल; रुधू-- रोध, विरोध; सिध्‌-- सेध, निषेध, श्लिष्‌-- 
श्लेष, विश्छेष; बुध-- बोध, प्रबोध; क्र्ध-- क्रोधः मुहं-- मोह, 
कुप--कोप, रुह--रोह, आरोह; ह-- हार, उद्धार, सहार, 
उपहार; शिष--- शेष्‌, विशेष; तुष्‌---- तोष, संतोष, कुच--फोच, 
संकोच; क्षिपू-क्षेप, सक्षेप, प्रक्षेप, लभ्‌ ---- लाभ; पच्चू->न्‍पाक, 


CC-O. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


माध्यमिक व्याकरण एवं रचना 


परिपाक, रभ से रम्भ, आरम्भ; लभ्‌ से लाभ; रञ्ज्‌ से रंग, राग, 
अनुराग, विराग; स्तृ से स्तार, बिस्तार; हस, से हारा, परिहास; 
शवस से श्वास, विश्वास; बन्धू से बन्ध । 

२. अन-अजे से अर्जन, उपार्जन; गुञ्ज्‌ से गुञ्जन; मस्ज्‌ से मज्जन; रक्ष्‌ से 
रक्षण, आरक्षण; गम्‌ से गमन, आगमन; पालि से पालन, प्रतिपालन; 
वारि से वारण, निवारण; ईक्ष्‌ से इक्षण, परीक्षण; ज्ञा से ज्ञान, 
विज्ञान, भभिज्ञान; अधि :इ से अध्ययन, दा से दान, प्रदान, अनुदान, 
आदान; धा से धान, परिधान, स निधान, विधान; शुष से शोषण, 
विद्‌ से वेइन, निवेदन, युज्‌ से योजन, प्रयोजन; तृ. ते तरण, उत्तरण; 
मन्‌ से मनन; मा से मान, अनुमान, प्रमाण, परिमाण, निर्माण; 
घट्‌ से घटन, स घटन; कृष्‌ ये कर्षण, आकर्षण; नी से नयन, आनयन, 
मनोनयन । 

३. अना---सूचि स सूचना; अथि से अर्थना, प्रार्थना; गवेषि से गवेषणा; घोषि से 
घोषणा, रचि से रचना; याचि से याचना; स्थापि से स्थापना; साधि से 
साधना; भावि से भावना, संभावना; अड्जि से अञ्जना; व्यंजना, तारि 
से तारणा, प्रतारणा; रञ्जि से रञ्जना, अतिरञ्जना | 

४, आ--वाधू से वाधा, चिन्त्‌ से चिन्ता, पुज से पूजा, चेष्ट से चेष्टा, चर्च से 

। चर्चा, पीड से पीडा, इष्‌ से इच्छा, शंस्‌ से शंस, प्रशंसा, रक्ष से रक्षा, 
सुरक्षा, शिक्ष्‌ से शिक्षा; दीक्ष से दीक्षा, क्षम्‌ से क्षमा, कृप्‌ से कृपा, सम + 
ख्या से सांख्या, वि / अवस्था से व्यवस्था, श्रद : ध्रा से श्रद्धा, जुगुप्स से 
से जुगुप्सा, बुभूक्ष से बुभूक्षा, जिज्ञास से जिज्ञ।सा, वाञ्छ से वाञ्छा लज्ज 
स ज्ज प्र - _} से ए ठ तत र प र है ~ 92 
से र्य ति- क्य | प्रतिष्ठा, निन्द्‌ से निन्दा, सेव्‌ से सेवा, ईक्ष्‌ से 
इक्षा, उप से कुण्ठ । काङक्ष रे 
ड समाक्षा, कुण्ड से कुण्ठा, आ! काङक्ष्‌ से आकांड्क्षा, 
प्रति; भा से प्रतिभा, उप मा से उपमा, नि विदा से निविदा । 

५, विधा से विधि; सम्‌ निधा से संनिधि 28004 

। ग ध, सम ति धा से संनिधि, सम्‌ धा से संधि, 

६, ति--भज से भर्ति स्‌ ञ्ज 
बि त, शक्‌ से शक्ति, सञ्ज्‌ से सक्ति. भासक्ति, रञ्ज से रक्ति, 
व्र क्त, म उन्न रि > ध व रि 

नम्‌ से नति, उ ति, सध्‌ से सिद्धि, प्रसिद्ध, मूच्छ से मृत्ति, 

रम्‌ से रति, विरति यम्‌ से यति, नियति, गम्‌ से गति, संगति मन 

से मति, मा से मिति, स्था से स्थिति, उपस्थिति, रुह से रूढि च से 
लब्धि, उपलब्धि, कृ से ० क नर 

शा डा कृति, विकृति, कू से को त्ति, प्री से प्रीति, भी से 

HN त, शुध्‌ से शुद्ध, बुध्‌ से बुद्धि, दृश्‌ से दृष्टि, सज से 


CC-O. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


नव-शब्द-निर्माण १०२ 


सृष्टि, म्ला सें म्लानि, हा से हानि; आप्‌ से आप्ति, समाप्ति, दीप्‌ से दीप्ति 
युज्‌ से युक्ति, मुच्‌ से मुक्ति । 
७, न्‌--यज्‌ से यज्ञ, प्रच्छ से प्रश्‍न, स्वप्‌ से स्वप्न, तृष्‌ से तृष्णा । 
, य--विद्‌ से विद्या, कृ से क्रिया, प्र-त्रज से प्रत्रज्या;, यज्‌ से इज्या, परि- 
चर्‌ से परिचर्या । 
8. म--कृ से कर्म, जन से जन्म, छद्‌ से छदम, मू से मम । 
(ख) हिन्दी 
१. शून्य -लूट, समझ, चमक, मार, पहुंच, चाह, मांग, रोक, हार, जीत। 
२, अन्त---भिड से भिडन्त । 
३, आ--घे रा, फेरा, झगडा, छापा, झटका, दौरा । 
४, भाई--लडाई, झड़ाई, चढ़ाई पिटाई, खदाई, पढ़ाई, लिखाई, सिलाई, कमाई 
धुलाई, बुनाई, रुलाई, हँसाई, फ्सिई, कढ़ाई । 
५ आत लगान, मिलान, थकान, दौरान, उढ़ान। “उठान” “उत्थान” का 
तद्भव हे । 
६, आप--+मिल से मिलाप । 
७ आपा--पूज से पुजापा । 
८. आव--बहाव, वचाव, छिड़काव, घुमाव, जमाव, लगाव, छिपाव, दुराव, 
ठहराव खिचाव, सुझाव, कसाव, तनाव । 
६ आंवट--लिखावट, सजावट, थकावट, मिलावट, रुकावट, बनावट | 
१०, आवत--कह से कहावत । 
११. आवना--पा से पावना । 
२, आवा--भूलावा, बुलावा, बहकावा, पहिरावा, छलावा, दिखावा, बढ़ावा । 
१३, आहट--बुलाहट, खुजलाहूट, चिल्लाहृट, घबराहट, जगमगाहट, कुलबुलाहट । 
१४ ई---हँसी, बोली, नापी, घुड़की, धमकी । 
१५ आरा--निपट से निपटारा । 
१६, एरा--बस से बसेरा । 
१७. ऐयो--बाँट से बॅटेया । | 
१८. ओऔती--चुनौती, मनौती । 
१७, औनी--ओसा-ओसौनी, पीस-पिसोनी, मीच--मिचौनी ( आँखमिचोती ) 
कट से क्टीनी, । | 
१८, औवल--मनौवल, नुकोवल, बुझौवल, भुलोवल । 
१९ क, को--बेठ से बैठक, बेठकी । 


| 


CC-O. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


माध्यमिक व्याकरण एबं रचना 


२०. त--बचत, खपत, रगत । 
ती---बढती; बढ ती, चलती, गिनती भरती, फबती, चकती, बोलती । 


२५१४ 
२२ न--चलन, रहन, लेन, देन, मुसकान, सूजन, कुढन घुटन, लगन । 
२३ ना--पढ़ना, लिखना, देना, सोना, छूना, जाना, कहता । 


२४ ती--करनी, कटनी, सोहनी, नोचनी, रोपनी, छंटनी । 
देनगी में देन कोई धातु नहीं अतः गी कृत, प्रत्यय नहीं । 
(आ) तदित 
(क) संस्कृत 
१: झ- बीर-बैर, पृरुष-पौरुष, मुनि-मौन, शुचि-शौच, सुहूद्‌-ीहादं, सुष्ठु-सौष्ठव, 
पट्‌-पाटव, गुरुःगौरव, लघृ-लाघव, मृदु-मादेव, युवा-योवन । 
, अक--वद्ध-वाद्ध क, रमणीय-रामणीयक, वहुल-बाहुलक । 
३, इमा--गुरु-गरिमा, लघु-लघिमा, महान्‌-महिमा, हरित-हरितिमा, पोत- 
पीतिमा, भरुण-अरुणिमा, प्रिय-प्रेम, (मा) मृदु-म्रदिमा । 


~~) 


४. ई (य--ई)--चतुर-चातुरी, मधुर-माधुरी । 
५, एय--कपि-कापेय । 


त) 


, ता-्रभु-प्रभूता, कवि-कविता, आवश्यक-भावश्यकता, विशेष-विशेषता, 
विद्वानू-विद्वत्ता, महान्‌-महत्ता, बुद्धिमान्‌-बुद्धिमत्ता; विद्यमान-विद्यमानता, 
सत्‌-सत्ता, उपयोगी-उपयो गिता, स्थायी-स्थायिता, सहाय-सहायता, 
बन्धु-बन्धुता, हानिकारी-हानिकारिता, हानिकर-हानिकरता, पत्नका र- 
प्रकारता (पटाका रिता नहीं) । 


७, त्व - प्रभु-प्रभुत्व, सत्‌-सत््व महान्‌-महत्त्व, विद्वानू-विद्वल्व, नप-नूपत्व, 
स्थायी-स्थायित्व, राजा-राजत्व, ममन्त्नी-मन्ह्ित्व, सती-सतीत्व, 
माता-मातृत्व, नेता-नेतृत्व, स्व-स्वत्व । 


८. य-सखा-सख्य, पण्डित-पाण्डित्य, सन्दर-सौन्दय, दत-दौत्य, चेतन-चैतन्य 
` विद्वानु-वेदुष्य, वणिक्‌-वाणिज्य, युवराज-यौवराज्य, सम्राट-साम्राज्य, 
राजा-राज्य, पतिग्रता-पातिञ्रत्य, पूरो हित-पौरोहित्य, सेनापति- 
नापत्य, अधिपति-आधिपत्य, स्वस्थ-स्वास्थ्य धीर-धेर्य, स्थिरः-स्थेर्य, 
नत्सल-बात्सत्य, विचित्ञ-बंचित्य, विभिन्न-गेभिन्न्य, इतिह-ऐतिहय 
पुनः पुन;-पौनः पुन्य । 
CC-O. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


नव-शब्द-निर्माण १०५ 


(छख) इिन्दी 
बर. दवा, लाझा) 
२. आई - अच्छाई, बुराई, भलाई, सचाई, पंडिताई, ओझाई, ढिठाई, चतुराई, 
लंबाई, चौड़ाई, सफाई । 
२, आयत ---अपनायत, पंचायत । 
४, आया--साफ--सफाया । 
५, आरा--छट-छटकारा । 
६, आस--मिठास, खटास । 
७, आहट--कंड़वाहुट, चिकनाहट । 
८, इयाली--हरा-हरियाली, खुश-खुशियाली । 
€, ई-- गृहस्थी, सावधानी, बुद्धिमानी, मास्टरी, दलाली, चोरी, महाजनी, 
खेती, किसानी, डाक्टरी, तेजी, डकती, विदाई, जुदाई, गुण्डई । 
१०, औती--बपौती, बुढौती । 
११. नी--चाँदनी । 


१२, पन--पागलपन, बचपन, लड़कपन, कालापन, पिछड़ापन, छुटपन, बडप्पन, 
अपनापन, सीधापन, भोलापन, खोटापन । 


१३, पा--बुढ़ापा, मुटापा, रंडापा, अपनापा । 
(ग) उदू 
१, आना - मिहनत-मिहनताना, नजर-नजराना; जुर्माना, हर्जाना । 
इन्सानियत, आदमियत, मालिक-मिलकियत्र, खासियत । 


९ 


, इयत 

३. ई--खशी, नेकी, बदी, गरीबी, हाजिरी, चालाको, सफदी, नवाबी, फकोरी, 
दुकानदारी, दुश्मनी, दोस्ती, शेखी, शोखी, यादगारी, दलाली, 
मंजूरी, बिदाई, नादानी, बेईमानी, गुलामी । 

४. गी--जिदा-जिदगी, मौजूद-मौजूदगी, रवाना-रवानगी, बन्दा-बन्दगी, सादा- 
सादगी, गंदा-गंदगी, ताजा-ताजगी । 

५. त--रईस-रियासत, मुखालिफ-मृखालफत, सूलतान-सलतनत, खादिम-खिदमत, 

शहीद-शहादत, वादशाह-बादशाहत, वजीर-वजारत, सदर-सदारत, 

हकोम-हिकमत, हाकिम-हुकमत, हजाम-हजामत, नफीस-नफासत, 

अहमक-हिमाकत, शरीफ-शराफत, शरीर-शरारत, जाहिल-जहालत । 


CC-O. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


१०६ माध्यमिक व्याकरण एवं रचना 
६, ती--ज्यादा-ज्यादती । 
कृत तथा तद्धित प्रत्ययो से बने विशेषण शब्द 


(अ) कृत्‌ 


(क) संस्कृत 


१, भ--उद्‌ + ज्वल + अ(अच्‌ ) = उज्ज्वल, चल -- भ = चल्‌, सु + छः +- भ (खल्‌) 
> सकर, दुष्कर, सलभ, दुलभ, सुगम, दुर्गम, कृश्‌ अ (क) = कृश 
प्रय-ज्ञाअ (क ) = प्रज्ञ, भूमि- स्था--अ(क) = भूमिष्ठ, तेजस -- 
ह+ अ(अभच्‌ ) > तेजोहर, पूजा 4 अह + अ = पूजाह, वन + चर + भ(ट) 
=वनचर भग्र +स्‌ | अ=भग्रसर,सूख + कृ +अ==सखकर, स्तन -- 

धे--भ (खश्‌) = स्तनंधय, वश ` वद्‌ -भ = वशंवद, ग्राम+गम - अ 
(ड) =ग्रामग, मध्य - स्था से मध्यस्थ, लोलुप से लोलप, समान दश से 
सदृश, भाष्य - कृ से माष्यकार (अण्‌), अ-! जन्‌ से अज (ड) । 


अक--पठ्‌--पाठक, लिख्‌--लेखक, रुध्‌ - रोधक, आ+- लोच्‌ - आलोचक, 
चलू - चालक, नी = नायक, तू. - तारक, मृ - मारक, हिसि--हिंसक, 
निन्द - निन्दक, वञ्च्‌-वञ्चक, नृत्‌---नरत्तक, घट -- घटक । 


~ 


३. अन--नन्द्‌--नन्दन, भौषि--भीषण, मुह--मोहन, पावि--पावन, क्रध --- 
क्रोधन, वृध्‌ - वर्धन (ह९ंवर्धन), मधु + सुदू-मधुसूदन । 

४. अनाय :-पठ्‌ पठनीय, दय्‌--दयनीय, रम्‌ रमणीय, चि चयनीय स्म्‌ 
स्मरण।य, उद्‌ -- लिख्‌-- उल्लेखनीय, शुच्‌ शोचनीय, दश दशनीय, 
मन्‌ मननीय, मानि--माननीय, वि- चारि-विचारणीय, दा -- 
दानीय । 


५. आक-भिक्ष्‌--भिक्षाक, वृ--वराक, लुण्ट्‌--लुण्टाक, जल्पू--जल्पाक । 
६. भालु---दय्‌-- दयालु, श्रद्‌ + धाः -श्रद्धालु, निद्रा--निद्रालु, कृप्‌ कृपालु, 
शी--शयालु. संशयालु । 


* इग्‌ -स्था ` स्थायी, अनु--जीव्‌ = अनुजीवी अनु -- या =अनुयायी, सुख -- 
दा=सुखदायी, भा -- गम -- आगामी गू--भावी, ब्रह्म-- चर =- 
ब्रह्मचारी, पयस्‌ '-आ : ह-पयआहारी । ने 


5, इष्णु-भु-भविष्णु, सह --सहिष्णु, वध ---गधिष्ण । 


Cs 


५. उ--इप्‌ - इच्छु, भिक्ष्‌--भिक्ष्‌, जिज्ञास--जिझासु, पिपास--पिपासु । 


CC-O. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


तव-शब्द-निर्माण १०७ 


१०. उक--कम्‌ से कामुक, भू से भावुक, लष्‌ से लापुक, अभिलापुक । 
११. उर-भञ्ज्‌ से भज् रु भासू स भासुर । 


~ 
स 


१२, ऊक-जागृ से जागरूक । 

१३. त (क्त)--गम्‌ से गत, नम्‌ से नत, रम्‌ से रत, हन्‌ से हत, मन से मत, ज्ञा से 
ज्ञात, स्था से स्थित, दा से दत्त, मा से मित, गा से गीत, पा से पीत, 
हासे हीन, छिद से छिन्न, भिद्‌ से भिन्न, क्री से क्रीत, कृ से कृत, 
कु से कीर्ण, विकीर्ण, दु, से दीणे, विदीणे, स्तू से स्तीर्ण विस्तीणं, 
ज्‌ से जीर्ण, श॒_ से शीर्णे, लिख से लिखित, रुज्‌ से रुग्ण, मुच्‌ से भुक्त, 
लग्‌ से लग्न, उद्‌ ! विज्‌- उद्विग्न, पच्‌ से पक्व, गुह से गूढ, | 
युज्‌ से युक्त, मुह से मूढ, स्वप्‌ से सुप्त, वच्‌ से उक्त, उच्‌ से 
उचित, व्यध से विद्ध, मूच्छ से मूत्त, प्रच्छ से पृष्ट, भ्रस्ज्‌ से भृष्ट 
सज्‌ से सृष्ट, दृश से दुष्ट, जन्‌ सें जात, ग्रह से गृहीत, लभू से, 
लब्ध, बन्ध्‌ से बद्ध, रभ्‌ से रब्ध, प्रारब्ध, ली से लीन, प्यायू से पीत 
क्षि से क्षीण, भञ्ज्‌ से भग्न, मस्ञ से मग्न, शुष्‌ से शुष्क, पुर, 
से पूर्ण, भधि--इ से अधीत । 

१४, ता (तृ)-वच्‌ से वक्ता, श्र, से श्रोता, जि से जेता, नी से नेता, प्रणता, क से 
कर्ता, स्था से स्थाता, अधिष्ठाता, हन्‌ से हन्ता, पच्छ से प्रष्टा, दृश्‌ 
से द्रष्टा, सज्‌ से स्रष्टा, बुध्‌ से बोद्धा, युधू से योद्धा, अभि--युज्‌ से 
अभियोक्ता, उप -- दिश से उपदेष्टा, प्र +-स्तु से प्रस्तोता, भुज्‌ से 
भोक्ता, विद्‌ से वेत्ता, अधि-+-इ से अध्येता । 

१५. तव्य---पठ से पठितव्य, विद्‌ से वेदितव्य, क्री से क्रतव्य, कु से कत्तव्य, ज्ञा 
से ज्ञातव्य, श्र, से श्रोतव्य, मन्‌ से मन्तव्य, वच्‌ से वक्तव्य, जिज्ञास 
से जिज्ञासितव्य, जि से जेतव्य, लिख से लेखितव्य, गम्‌ से गन्तव्य, 
हन्‌ से हन्तव्य, वस्‌ से वास्तव्य । 

.. तिम-कृ से कृतिम । 


~© 
67 


१७. मान(म्‌ + आन) - विद्‌ से विद्यमान, वृत्‌ से वत्तं मान, वि--राज्‌ से विराज- 
मान, देदीप्य से देदीप्यमान, जाज्वल्य से जाज्वल्यमान । 

१५. य-पठ्‌ से पाठ्य, त्यज्‌ से त्याज्य, लिख्‌ से लेख्य, विद्वेद्य, बुध्‌ से बोध्य, वच्‌ 

` से वाच्य (या वाक्य), खाद्‌ से खाद्य, लभ्‌ से जभ्य, रम्‌ से रम्य, ग्‌ से 

गम्य, सहे, से सह्य, शश से शक्‍य, नि + यम्‌ से नियम्य, हन्‌ से वध्य,क्षम्‌ 


CC-O. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


माध्यमिक व्याकरण एवं रचना 


१ ०८ 


क्षम्य,गुह ---गुहू य, शास्‌--शिष्य, स्तु-- स्तुत्य, पा--पेय, गा--गेय, 
धा--धेय, ध्या--ध्येय, नी ---नेय, जि--जेय, भू--भब्य, दृश्‌ दृश्य, 
भ्‌-भृत्य । 
१९, र--नेमु--नम्र, हिस्‌--हिख्न । 
२०, वर--स्था-स्थावर, भास्‌--भास्वर, नश्‌---नश्वर, गम्‌--गत्वर, जि-- 
जित्वर । 
(ख) हिन्दी 
१. ० या भ-पाकेट+-मार--० =पाकेटमार, चिडिया +भार -!-० = बिडी- 
मार, दिल--फेक-|- ० = दिलफेक । 
` अवकड़--भूल :-अक्कड़ = भुलक्कड़, बुझ +-भककड़ --बुझक्कड, पी--पियक्कड । 
अन--बुझा --अन =वुझावन, बसावन, खदेड्न, सुहावन, लुभावन । 
` अन्तु- उड़ अन्तु जउड्न्तु, घूम --अत्तूऱ्च्घुमन्तु । 
भंकू---उड़ + अंक्‌ = उड़' कू । 
. आ-(क)मीठ + बोल +मा =मिठबोला, नाम +ले-न/मलेवा, भाड़ -- भू ज- 
भड़भू जा, सिर --चढ-सिरचढा । | 
(ख) वेठ-बेठा, सो-सोया, पढ़-पढ़ा, खा-खाया, नहा--नहाया, जान-- 
जाना; देख-देखा, धो--धोया, पढ़ा-पढ़ाया । 
७. आऊ>बिक --आऊ = बिकाऊ, टिक -टिकाऊ, दिखा-दिखाऊ, उड़ा-उड़ाऊ, 
चला-चलाळ, कामचलाऊ, कमा-कमाऊ, धर--धराऊ | 
८. आक, भाका, थाकू--तंर-तेराक, लड़-लड़ाका, उड़-उड़ाक, उड़ाक । 
९, आव-सणा -- भाव =सजाव (दही)। 
१०. आवना-सुहा-सुहावना, लुभा-लुभावना, डरा-डरावना, (सुहा + भना = 
सुहाना) । 
११, इयल-मर-मरियल, भड़-भड्यिल, सड़-स डियल । 
१२. इया-बढ़-बढ़िया, घट-घटिया । 
१३. ई-चमक-चमकी । 
१४. उभा-छाँट-छंटुआ, ठोक - ठोकुभा (ठेकुआ), फॅक-फेंकुआ,पोस-पोसुआ । 
१५, मत 2. ल लग-लागू, (पिछलग्गू), घोंट-षोंट, 
दमघाटू ) उतर-उतारु, बिगाइ-बिगाइ,, (दु कि 
१६, एरा--कमा-कमेरा (डा), नृट-नुटेरा। ” क 


nh 2 ०८ ~ >० 


CC-O. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


नतव-शब्द-निर्माण 


१७. 
१८. 
१६, 
9. 


१०६ 
ऐया--बच-वचेया, रच--रचेया । 
भोड,भोडा---हॅस--हेंसोड, भाग--भगोड़ा । 
ना -लदना (बेल), कुढ़ना (आदमी), रोनी या सुहानी (सूरत) । 
वया-'गवया, खेवेया, रखवेया पृछवैया, सुनवैया । 


वाला, सार, हार और हारा कृत प्रत्यय नहीं, क्योंकि पढ्नेवाला, मिलन- 


सार, राखनहार, रोवनहारा आदि में प्रकृति भाग धातु नहीं, कृत प्रत्ययान्त है । 


(आ) तद्धित 


०८ 


७. 


प. 
€. 
१०. 


hit 


CC-O. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


(क) संस्कृत 


` श--चन्द्र— चान्द्र, सूर्य- सौर, प्रथिवी--पाथिव, भूमि--भौम, ऋषि 


आर्ष, निशा--नश, शरद्‌--शारद, रजस्‌--राजस, तमस्‌-तामस, 
विष्णु-वेष्णव, शक्ति--शाक्त, मथुरा ---माथ्र, मिथिला--मेथिल, 
चक्षुष्‌-चाक्ष्‌प, विवस्वत्‌ -वेवस्वत, व्याकरण--वैयाकरण, 
पाण्डू--पाण्डव, भरत--भारत, सर्वभूमि--सार्वभौः । 


, आयन (य+ आयन =यायन --वदरी--वादरायण, शकट--शाकटायन,' 


संकृति सांक्रत्यायन, वत्स--वात्स्यायन, कोसल--कोसल्यायन । 


` आल, आट--वाक--वाचाल, वाचाट । 
. इ दशरथ--दाशरथि, सुमित्रा--सौमित्नि, मर्त्‌--मारति । 


. इक--वेद---वे दिक, हृदय--हादिक, पिता -पेतृक, तार्किक, आथिक, 


देनिक, मासिक, वाषिक, साप्ताहिक, पाक्षिक, नेष्ठिक, नेतिक, 
भौतिक, लौकिक, धार्मिक, सात्त्विक, नाविक, तात्कालिक, सामयिक, 
आध्यात्मिक, देहिक, सैनिक, धनिक, वधिक, वेतनिक, योगिक, ओद्यो- 
गिक, सावली किक, मानसिक, सार्वजनिक, भाधुनिक, सांप्रतिक, ऐहिक, 
सार्वत्रिक, पारलिक, पारस्परिक, पुरातात्त्विक । 


, इत--पृष्पित, पल्लवित, कुसुमित, अंकुरित, प्रतिबिम्बित, द्विगुणित । 


इन्‌--गुणी (गुणिन्‌), धनी, क्रोधी, {कामी, सुखी, दुःखी, रोगी । 
इन--मल +-इन==मलिन । 

इम--अग्र--अग्नरिम, पश्चात्‌-पश्चिम । 

इय-यज्ञ -- इय = यज्ञिय, राष्ट्र -- इय ==राष्टरिय, श्रोत -- इय ==श्ोद्िय । 
इल-पक -{-इल = पं किल, फेतिल, जटिल, तुन्दिल, धूमिल। 


११० माध्यमिक व्याकरण एवं रचता 


१२. ईन-ग्राम : ईन -- ग्रामीण, सवंजन-सरवंजनीन, विश्वजन-विश्वजनीन, कुलीन । 

१३. ईय--भारतीय, स्वर्गीय, भवत्‌--भवदीय, राजन्‌--राजकोय, स्व-- स्वकीय, 

पर--परकौय । 

१४. एय- -कुन्ती--कौन्तेय, अग्नि--आग्नेय, पथिन्‌ ¬ पाथेय, पुरुष--पौरुषय। 

१५. ठ--कर्म--कमंठ, जरा-- जरठ । 

६ तंन--पुरा--प्रातन, अद्यतन, चिरंतन, सनातन, सदातन । 
१७, त्य दक्षिण -दाक्षिणात्य, पश्चात्‌ -- पाश्चात्य, पुरस्‌ ~ पौ रःत्य । 
८ मन्ममध्य--म- मध्यम, आदिम, अधम, परम | 

१९. मत्‌ (मान्‌ या वान्‌ )--वुद्धिमान , श्रीमान्‌, आयुष्मान्‌, विद्यावान्‌, गुणवान्‌, 

यशस्वान्‌ । 

२०. मय-जलमय, मृद्‌ +- मय = मृन्मय, तेजोमय, विष्णुमय, दुःखमय । 

२१. मिन्‌ (मी)--वाच्‌ + मिन्‌ (ग्मिन्‌ ) = वाग्मी । 

२२, य--श्राम- ग्राम्य, धन--धन्य, वध--वध्य, सभा--सभ्य, मुख--मुख्य, 
अन्त-अन्त्य, वन--वन्य, सोम~ सोम्थ, तुला -तुल्य, न्याय--न्याय्य, 
धर्म--धर्म्ण, पथिन --पथ्य, सदस्‌--सदस्य, मूर्धा (मूर्धन्‌) मूर्धन्य, 
शरण- णरण्य, गगं--गार्ग्य, शक--शाक्य, अगस्ति अगस्त्य, कुण्डिन- 


कौण्डिन्य । 
२३. र--मुख--मुखर, मधु - मधुर, नग--नगर, कुञ्ज--कुञ्जर । 
२४. ल--मांस--मांसल, वत्स वत्सल । 
२५. विन्‌ (वी)--मेधा- मेधावी, माया-मायाती,तपस्‌-तपस्वी,यशस्‌-यशस्वी । 
२६. श--लोम+ श -= लोमश । 
चित्‌ तद्धित प्रत्यय नहीं, अव्यय है कदाचित्‌ (कुहचित्‌) किचित्‌ । 


(ख) हिन्दी 
१. आ--भूखा, प्यासा. मेला, प्यासा, ठंडा, साठा । 
२. भाऊ--पंडिताऊ 
३. आया--पर--पराया (माल) ) 
४. आर--गाँव--गंवार, दुध- दुधार । 
५, भालू-झगड़ाल्‌ । 
६. इम--स्वण--स्वागम (अवसर), बंक--बंकिम, रक्त--रक्तिम । 


७. इयल--दाढ़ी---दढियल । 


CC-O. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


नव-शब्द- निर्माण 


बन 
धन 
७ 


` ऊऱपेटू, बाजारु, नक्क्‌, गरजू । 
१४ 

i: 
, एला--सौत-सौतेला । 
१७, 
, ऐत -लठी--लठेत, डाका--डकेत, नाता---ततैत । 


१११ 


इया--दुखिया, छलिया, सुखिया, लखिया, बखेडिया, अढ़तिया, कलकतिया, 


मथुरिया, बंवइया (आम), झंझटिया (आदमी), मखनिया (कुआँ), 
मटिया (तेल , पनिया (साँप) । 


, इल - बोझ--वो झिल । 
1 


ई--देशी, बिहारी, वंगाली, हिन्दी, भारी, ऊनी, ऊपरी, भीतरी, पहाड़ी, 
माली (हालत), बाहरी, लखनवी, हवाई, एशियाई, चंपा-चंपई । 


: ईला--रंगीला, रसीला, छवीला, जहरीला, पनीला, भड़की ला, शर्माला, 


लजीला, कंटीला, नुकीला, रोबीला, वर्फीला, चमकीला, चटकोला । 
उआ--गेरुआ, मछआ । 


ऊनी--बात--बातूनी । 


एरा--काँसा कसेरा, मौसा--मौसेरा, ममेरा, फुफरा चचेरा । 


एड़ी--गाँजा--गँजेड़ी, भाँग--भेंगेडी । 


. ऐल-खपरा--खपरंल (मकान), तोंद से तोंदेल, गुस्सा से गुस्सैल । 

. ऐला--बन-वनेला, म्‌*छ--मुँछेला, विष--विषैला, कषाय--कसैला । 
- आवन, भावना या औना--भयावता (दृश्य), घिनौना (रूप) । 

20९ 


ला---अगला, पिछला, लाडला, धु धला, सुनहला, रुपहला । 


, वन्त (वन्ती) --दयावन्त, गुनवन्त, धनवन्त, लाजवन्ती, बेलवन्ती, फुलवन्तो । 
. वाल, वाला -गयावाल, प्रयागवाल, रिक्शावाला, पैसावाला, लाजवाला, 


दयावाला, आमवाला, पढ़नेवाला, जानेवाला । 


५, बॉ--पांचवाॉँ, छवाँ, सातवाँ, आठवाँ, नवाँ । 
:. हा-कवीर--कबिरहा, भूत--भूतहा (घर), सांप--सँपहा (आम), गाली-- 


गरिहा (औरत) । 


, हर--खेती--खे तिह र, 
, हर वा हारा-रोभन (न) निहार, देखनहार, बोलनहार । 


(ग) उडू 


आना मस्ताना, दोस्ताना सालाना (जलसा), भौरताना (तौर-तरीका), 
वचकाना (स्वभाव) । 


: आनी--मर्दानी (रानी), जिस्मानी, रूहानी । 


CC-O. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


'माध्यमिक व्याकरण एवं रचता 


३, आव'र-दस्तावर, पेशावर, जोरावर, 

४, इस्दा--शमिन्दा । 

५, ई-फारसी, पाकिस्तानी, देहाती, कानूनी, खाकी, खूनी, इल्मी, जिगरी, खुदाई । 
६ ईन--नभमकोन, शौकीन, रंगीन । 

६, ईना--कमीना (भादमी) । 

७, मन्द--अक्लमन्द, जरूरतमन्द, दोलतमन्द । 

८. वर---नामवर, जानवर,ताकतवर, हिम्मतवर । 

९, वार--उम्मीदवार, माहवार । 
१०. दार-ईमावदार, दुकानदार, फौजदार, तहसीलदार, खरीदार, ठोकेदार । 
११, ताक--दर्दताक, खौफनाक । 


दब्द-निर्माण के लिए निदश 


यदि किसी शब्द से संज्ञाशब्द (भाववाचक संज्ञा) बनाना है, तो निम्नलिखित 
उपायों में से यथावसर यथास्थान कोई उपयुक्ततम सरलतम उपाय करना चाहिए । 


१, यदि किसी धातु से भाववाचक संज्ञा शब्द वनाना है, तो उसमें फोई भाव- 
वाचक प्रत्यय जोड़ देना चाहिए; जेसे--पठ से पठन या पाठ, पढ़ से पढ़ाई, 
रुक से रुकावट, रह से रहन, झुक से झुकाव, खा से खान या खाना | 


~ 


, यदि किसी कृदन्त विशेषण से कृदन्त ही संज्ञा शब्द बचाना है, तो विशेषणकारक 
प्रत्यय को हटाकर उस की जगह कोई संज्ञाकारक प्रत्यप जोड़ देना चाहिए; 
जेसे--विचारित से विचार, उद्घृत से उद्धरण, श्रद्धेय से श्रद्धा, परित्यक्त से 
परित्याग, प्रसिद्ध से प्रसिद्धि, उपलब्ध से उपलब्धि, कमाऊ से कमाई, चाल से 
चलती आदि । : 


३. पर इससे तद्धित भाववाचक प्रत्यय भी जोड़ा जा सकता है; जैसे:--श्रद्धय से 
श्रद्ध यता या श्रद्धा, प्रसिद्ध से प्रसिद्धता या प्रसिद्धि, दयालु से दयालुता या दया 


नम्र से नम्रता या नमन, नश्वर से नश्वरता या नाश, शासक से शास हता या 
शासन, संयुक्त से संयुक्तता या संयोग । 


४. यदि किसी प्रातिपदिक से तद्धित प्रत्यय के द्वारा संज्ञा शब्द बनाना है, तो 
उसमें संज्ञाबोधक प्रत्यय जोड़ देना चाहिए ; जसे--गुरु से गुरुत्व, महान से 

' महत्ता या महिमा या महत्त्व, शुचि से शुचिता या शौच, युवा से यौवन 
चतुर से चातुरी, कुशल से कौशल, लघु से लाधव, महात्मा से साहा. 
सुन्दर से सोन्दयं, सुन्दरता, मुष्ठ से सौष्ठव भादि । ए 


CC-O. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


नव-शब्द-निर्माण ११२ 


यदि विशेषणबोधक प्रत्ययान्त से संज्ञा शब्द बनाना है, तो दो उपाय हैं-आगे 
एक संज्ञाबोधक प्रत्यय जोड़ देना; जैसे :-" बुद्धिमान से वुद्धिमत्ता, अथवा 
विशेषणबोधक प्रत्यय को हग लेना; जैसे :>-बुद्धिमान से बुद्धि । इसी प्रकार 
दयालु से दयालुता या दया, प्रार्थी से प्राथिता या प्राथना, गुणवान्‌ से गुणवत्ता 
या गुण, धार्मिक से धामिकता या धर्म, ऐच्छिक से ऐच्छिकता या इच्छा, 
आग्नेय से आग्नेयता या अग्नि, ऐतिहासिक से ऐतिहासिकता या इतिहास, 
भोगोलिक से भोगोलिकता या भूगोल, नेतिक से नैतिकता या नीति, तपस्वी 
से तपस्विता या तप, शौयेवान्‌ से शौर्यवत्ता या शोय , सूखी से सुखित्व 
या सुख, सुखमय से सुखमयत! या सुख, गन्धवान से गन्धवत्व या गन्ध, 
विलासी से विलासिता या विलास । किन्तु दूसरा प्रकार अधिक अच्छा है । 
विशेषण बनाने के लिए भी प्रायः बे ही विधियाँ हैं, जैसे :--- 


१. धातु में विशेषण शब्द बनाने के लिए विशेषणकारक करत्‌ प्रत्यय का योग; 
जैसे :--दा से देय, ज्ञा मे ज्ञात, सह से सहिष्णु, त्यज्‌ से त्याज्य, पठ से 
पाठक, भूल से भुलक्कड़, उड से उडन्तू, लट से लुटेरा आदि । 

२. यदि कृत्‌ प्रत्ययान्त संज्ञा शब्द से कृत्‌ प्रत्ययान्त ही विशेषण बनाना हैं, तो 
सज्ञा प्रत्यय हटा कर विशेषण प्रत्यय जोड़ देना चाहिए; जैसे :--प्रदान से 

प्रदेय या प्रदत्त, बंधन से बद्ध, दर्शन से दर्शनीय दृश्य या दुष्ट, विधान से विहित 
शिक्षा से शिक्षित, उद्दीपन से उहीप्त या उद्दीपित प्रार्थना से प्रार्थी, प्राथित, 
या प्राथेनीय, शासन से शासक, या शिष्य, निषेध से निषिद्ध विजय से 
विजेता, विजित या विजेय, हँसी से हँसोड, कुढ़न से कुढ़ना, चलन से चाल 
थकान से थका । न 

२. किन्तु इससे तद्धित विशेषण प्रत्यय भी जोड़ा जा सकता है; जैसे :---विजय 
से विजेय, विजित या विजयी, क्षमा से क्षम्य क्षमी या क्षमावान्‌, बुद्धि से बुद्ध 
या बुद्धिमान्‌, आरोह से आरूढ़ या आरोही, शम से शान्त या शमी, दया से 
दयालु या दयावान्‌, ज्ञान से ज्ञात या ज्ञानी, उपकार से उपकृत या उपकारी, 
प्रज्ञा से प्रज्ञ, प्रज्ञावान्‌ या प्राज्ञ, अनु राग से अनुरक्त 'या अनुरागी, समास से 
समस्त या सामासिक, आलोक से आलोकित या आलोकमय । 

४. सामान्य सभी भ्रतिपदिकों से विशेषण बनाने के लिए किसी भी विहित तद्धित, 
प्रत्यय का योग करना चाहिए; जैसे--सुख मे सुखी, धन से धनिक या 
धनवान्‌, दन्त से दन्त्य या दन्तुर या दन्तावल, यश से यशस्वी, दिन से दैनिक, 
पश्चात्‌ से पश्चिम या पाश्‍चात्य, इह से ऐहिक, अधुना से अधुनातन या 
आधुनिक, प्रागितिहास से प्रागैतिहासिक, अ:समुद्र से आसमुद्रीय । 


CC-O. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


११४ माध्यमिक व्याकरण एवं रचना 


५ तद्धितान्त संज्ञा शब्द से ही विशेषण बनाना हो, तो तद्धित संज्ञा प्रत्यय हटा 
लेता अथवा तद्धित विशेषण प्रत्यय जोड़ देना दोनों में से-विवक्षा के अनुकल 
कोई किया जा सकता है; जैसे :--सामर्थ्ये से समर्थ या सामर्थ्यवाग्‌, शौय से 
शूर या शौर्यवान्‌, सौहाद से सुहृद्‌ या सोहादंपूर्णे ! 

` समास की सहायता से भी प्रसंग के अनुसार विशेषण बनाए जा सकते हैं; 
जैसे : अध्ययन से अध्ययनशील, अध्ययनपरायण नीति से नैतिक या नी तियुक्त, 
नीतिसंगत, सौहाद से सौहादंपूर्ण, तके से तार्किक, तर्कपरायण या तकसंगत, 
कुशल से कुशली या सकुशल, बल से वलवान्‌ या सबल, अवकाश से 
सावकाश, श्रद्धा से श्रद्धालु या श्रद्धान्वित, मुक्ति से मुक्त या मुक्ति-प्राप्त, 
परिवार से सपरिवार, वितय से विनीत, विनयी, विनयशील या विनय- 
शाली, आनन्द से आनन्दित या सानंद, गौरव से गोरवित या गौरवान्वित, 
रोग से रोगी या रोगग्रस्त, तेज से तेजस्वी या तेजोदीप्त, सादगी से सादा 
या सादगीपसंद, कण्ठ से कण्ठ्य या कण्ठस्थ, चाँद से चाँद-सा या चाँदनुमा 
संमुख से संमुखीन या संमुखस्थ, नमन से नत, नम्र या नमनशील, प्रसंग से 
प्रासंगिक या प्रतंगागत, प्रसंगप्राप्त, उद्देश्य से सोहृश्य, लक्ष्य से लक्ष्यभ्रष्ट, 
संतान से निःसन्तान या संतानवान्‌, ग्रीवा से उद्ग्रीव या ग्रंवेयक, मुख से 
उन्मुख या मुख्य । 


Hl) 


समास 


दो शब्दों का मिलकर एक नया शब्द बनाना अथवा दो शब्दों के योग से 
बना एक नया शब्द समास कहलाता हे । समास होने पर दोनों की विभक्तया 
तथा संबऱ्धबोधक शब्द लुप्त हो जाते हैं और दोनों का समुदाय एक नया शब्द 
बन जाता है, जिसमें प्राप्त संधि अनिवाय हो जाती है। इस से नये सिरे से एक नई 
विभक्ति आती है। समास को तोड़ कर समझानेवाला वाक्यांश या पद-समूह 
विग्रह कहलाता है; जेसे---पाठशाला समास है, पाठ के लिए शाला विग्रह । संधि 
भोर समास में निम्नलिखित अन्तर हैं :--(क) संधि एक से अधिक वर्णो का मेल 
है, समास एक से अधिक पदों (शब्दों) का। (ख) संधि को अर्थ-विशेष की नहीं, 
केवल ध्वनि-विशेष की अपेक्षा रहती है, समास को अर्थ-विशेष की ही मुख्य 
भपेक्षा रहती है, ध्वनि-विशेष की अपेक्षा गौण। (ग ) संधि में वर्णविकार होता 
हे, समास में शब्द-विकार, वह भी अनिवार्य रूप से नहीं; जैसे :---'यद्यपि में इ का 
यू हुआ है, “सजातीय” में समान का स, 'महाविदुषी' में 'महती' का 'महा' आदि । 
'बिद्यामन्दिर' में समास होने पर भी कोई विकार नहीं हुआ । (घ) सन्धिस्थल में 


CC-O. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


तव-शब्द-निर्माण ११५ 


समास आवश्यक नहीं; जेसे अतएव, यद्यपि में संधि है, समास नहीं पर समासस्थल में 
परता आवश्यक हे; जसे :--सुर- ईश - सुरेश । (ङ) संधि एक शब्द में भी होती 
९ 4५ पवन, गव्य, समास सदा अनेक प॒दो में ही होता है। संधि 
विच्छेद कहा जाता है, समास का विग्रहृ । ह ना र पाय री 
परिस्थितियाँ हो सकती हैं; उन के ही अनुसार समास के चार प्रकार होते हैं :-- 
अव्यणी भाव 
(क) इस समास में प्रायः पहला पद प्रधान होता है। (ख) पहला पद 

प्राय: अव्यय भी होता है। (ग) समास से बना अर्थात समस्त पद भी अव्यय, 
क्रियाविशेषण ही होता है, अतः वह सदा लिग, वचन और विभक्ति से हीन रहता 
हे । (च) इस का विग्रह, अर्थात्‌ इस के दोनों पदों का स्वतन्त रूप से पृथक्‌ प्रयोग 
प्रायः नहीं होता, क्योंकि यह प्रायः नित्य समास होता हे । यह अनेक गर्यौं मे 
विहित हैं। जसे = 

(१) से ले कर' या तक :-आजन्म (जन्म से लेकर) आपाद, आमरण 
(मरण पर्यन्त) आजीवन, यावज्जीवन, आजानु, आदि । 
क्रम-ज्येष्ठ के क्रम से = अनुज्येष्ठ । 


तत्पुरुष 
तत्पुरुष में प्रायः दुसरा पद प्रधान होता है। इसमें प्रथमतः दो श्रेणियां 
होती हैं :--(क) जिसमें दोनों पद दो वस्तुओं को कहते हैं और भिन्न-भिन्न विभ- 
क्तियों में रहते हैं, उसे व्यधिकरण तत्युरुष कहत हैं (ख) जिसमें दोनों पद एक ही 
वस्तु को कहते तथा एक ही विभक्ति में रहत हैं, उसे समानाधिकरण । 
व्यधिकरण तत्पुरुष 

व्यधिकरण तत्पुरुष के निम्नलिखित मुख्य भेद होते हैं :--- 

१. द्वितीयातत्पुरुष :---अवकाश को प्राप्त =भवकाश प्राप्त, आशा को 
अतीत = आशातीत, संकट को आपन्न = संकटापन्न, सत्ता को आरूढ -- सत्तारूढ, 
मन को पसन्द = मनपसन्द । | - 

२. तृतीयातत्पुरुष :--कालिदास से रचित: कालिदास-रचित, कष्ट से 
प्रप्त =कष्टप्राप्त, हस्त से लिखित हस्तलिखित, संकट से ग्रस्त = संकटग्रस्त, 
क्रोध से अन्धा - क्रोधान्ध, मद से माता -मदमाता । 


CC-O. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


१ १६ माध्य मिक व्याकरण एवं रचना 


९४ 


चतुर्थीतत्पुरुष :--ईश्वर के लिये अर्पण = ईशवरापंण, लवा के नर 
उचित-- बालको चित, विद्या के लिए आलय = विद्यालय, गृह के लिए भन्त्री = 
गुहमन्ल्ली, छात्र के लिए उपयोगी = छात्रोपयोगी, राह के लिए खच= राहूखच, 
गाय के लिए ग्रास गोग्रास । 

विशेष---देश के लिए - देशार्थ, न्याय के लिए = च्यायार्थ आदि । 


४. पञ्चमीतत्पुरुष :--लोक से भय = लोकभय, भय से भीत > भयभीत, 

मार्ग से भ्रष्ट = मार्गभ्रष्ट; सेवानिवृत्त, दूरागत, देश से निकाला --देशनिकाला । 

| ५. पष्ठीतत्पुरुष :- -लोक का नायक=लोकमायक, अवध के नरेश = 
अवधनरेश, देश का रत्न =-देशरत्न, भाग्य के विधाता == भाग्य-विधाता, राजा का 
दरवार राजदरवार । | 

६, सप्तमीतत्पुरुष : वन में वास *[[वनवास, रण में कुशल = रणकुशल, 
सभा में पटु = सभापटु, शिला पर लेख -- शिलालेख, आप पर वीती= आपबीती, 
घोड़े पर सवार = घुड़सवार । 

७. जिस व्यधिकरण तत्पुरुष में दूसरा पद किसी धातु से कृत्‌ प्रत्यय कर 
बनाया गया होता है, उसे उपपद तत्पुरुष कहते हैं, वह नित्य समास होता है । 
उस के दोनों पद बिता समास के (पृथक्‌ पृथक्‌) नहीं रहते; जेसे-जलद = जल को 
देनेवाला, उरग = उर से जानेवाल!, अण्डज = जण्डों से उत्पन्न, गृहस्थ = घर में 
रहनेवाला, दिनकर = दिन करनेवाला, क्षणस्थायी, सत्यवादी, संपत्तिशाली भस्मी 
भूत, समीकरण, ग्रन्थकार, भुखमरा, चिड़ीमार, कठफोड़वा । 

=, एकदेशि-समास--इसमें पहला खण्ड अवयव भौर दूसरा समुदाय का 
बोधक रहता है, जो प्रायः षष्ठ्यन्त रहता है, जैसे :---अहन्‌ (दित) का मध्य 
(भाग) =मध्याहून, अपरभाग = अपराहूण, पुर्वभाग :: पूर्वाह्‌ ण, राति का अपर 
भाग = अपररात्र, काय का पूर्व (भाग) =पुवकाय । 


समाणाधिकरण तत्पुरुष 


इसे ही कमंधारय कहते हें । इस में निम्नलिखित स्थितियाँ रह सकती हैं--- 

१. पहला पद विशेषण रह सकता है--महान्‌ पुरुष = महापुरुष, शुभ 
आगमन = शुभागमन, कटु उक्ति -कटूक्ति, पक्व अन्न - पक्वान्न । 

२, दोनों पद विशेषण रह सकते हैं--श्वेत और रक्त = श्वेत रक्त, पहले 
सुप्त फिर उत्थित == सुप्तोत्थित, कृष्ण और लोहित = कृ ष्णलोहित, देखा भौर 
सुना=देखासुना, खाया भौर पीया = खायापीया, खटमिट्ठी । 


CC-O. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


नव-शब्द-निर्माण ११७ 


३, पहले उपमान रह सकता हैं, बाद में साधारण धर्म--घन की भाँति 
श्याम = घनश्याम, कमल के समान कोमल > कमलकोमल, दुग्धोज्ज्वल, वज्चकठोर, 
माटी की तरह मेला =मटमेला । | 

४. पहले उपमेय और बाद में उपमान भी रह सकता हे-सिह के समान 
नर = नरसिह, कमल के समान चरण = चरणकमल, चन्द्र के समान मुख = मुखचन्द्र । 

५, उपमान के बाद भी उपमेय रह सकता है---चन्द्र के समान भुख = 
चन्द्रमुख, कमल के समान नयन = कमलनयन । | 

६, रूपक कर्मेधारर--इसमे भी पहले उपमेय रहता है, पर उपमेय को 
उपमान के समान नहीं, उपमान रूप समझा जाता है, इसे ही रूपक कमंधारय 
कहते हैं, जेसे :---मुखरूपी चन्द्र>-मुखचन्द्र । इसी भाँति भवसागर, जगज्जाल, 
विद्याधत, शोकानल, दुःखसागर, वचनामृत, आशालता । 

७, पहले 'क्‌' अव्यय रह सकता हे । यह नित्य समास होता है; जैसे :-- 
कु +पुत्र = कुपुत्र, कु + मार्ग = कुमार्ग, कु-- पुरुष = कापुरुष (कु=का), कु~- 
राह -- क्राह । 

म. पहले 'न' अव्यय रह सकता हे । इसे नञा तत्पुरुष कहते हैं। ऐसी 
स्थिति में 'न' के स्थान में आगे व्यंजन रहने पर 'अ' तथा स्वर रहने पर अन्‌ हो 
जाता है; जेसे--न--ज्ञान = अज्ञान, न -]- योग्य = अयोग्य, न अवसर = अनवसर, 
न आस्था अनास्था, न+३ष्ट=भअनिष्ट, न--उवित = अनुचित, न+-ट्ट = 
अटूट । हिन्दी में न का व्यंजन के पूर्वं अन आदेश भी मिलता हैं, न+-जाना = 
भनजाना, न-| देखा = अनदेखा, न - भला = अनभल, न -- बत-- अनबन । ऐसे ही 
अनपढ़ आदि । 

कहीं-कहीं 'न' यथावस्थ रह जाता हैं; जैसे :--न + गण्य = नगण्य (अगण्य 
भी होता है, दूसरे अर्थ में) । ऐसे ही नकुल, नख, नपु सक, नक्षत्र, नास्तिक आदि। 

९. कोई संख्या भी रह सकती हे । संख्यापूर्वषड कमंधारय को ही द्विगु 
कहते हैं; जैसे :---तीन भुवनों का समूह = तिभुवन, सात ऋषियों का समूह = सप्ति, 
नो रत्नों का समूह = नवरत्न । इसके अन्त में कोई स्त्रीप्रत्यय भी आ सकता हे; 
जेसे--तीन लोकों का समुदाय = विलोकी, सौ अब्दों (वर्षो) का समूह -- शताब्दी; 
और तद्वित भी; जैसे :--तीन-तीन मासों पर होनेवाला --ढ्ौमा सिक, छह-छह माहों 
पर होनेवाला -- छमाही । 

१०. मध्यमपदलोषी तत्पुरुष भी इसी का भेद है, इसमें मध्य का एक पद 
लुप्त रहता हे, जेसे--मर्यादारक्षक पुरुष = मर्यादापुरुष ,छायाप्रद तरु--छायातरु 
IRIS भवन =भानन्दभवन, चन्द्र सदुश मुख := चन्द्रमुख, सिहासन, भिक्षान्न, 
पर्णकुटी, स्वर्णाक्षर, यमयातना । 


CC-O. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


११८ माध्यमिक व्याकरण एवं रचना 


~ 


११, मधुर व्यसकादि--भिन्न देश - देशान्तर, दूसरा काल = कालान्तर, 
्रन्य विषय = बिषयान्तर, केवल लेश = लेशमात्र, केवल एक = एकमात्र । 

१२, प्रादि-इसमें पूर्व खंड कोई उपसर्ग रह सकता है । यह नित्य समास 
होता है, जैसे :--प्रकृष्ट आचार्य = प्राचार्य, उपनिदेशक, प्रचार, पराजय, अपमान, 
संसार, अनुभव, अत्याचार, अतीन्द्रिय आदि । 

१३, कोई दूसरा अव्यय भी रह सकता हैं, जसे :-तिरस्कार, अन्तर्धान 
प्रादुर्भाव, आविष्कार, नमस्कार, सहशिक्षक आदि । 

बहुब्री हि 

जिस समास में न पुवेपद प्रधान रहता हैं, न उत्तरपद, किसी अन्य पद का 
भथ प्रधान रहता है, उसे बहुब्रीहि कहते हें । जिन दोनों पदों में समास होनेवाला 
है, वे चाहे परस्पर समानाधिकरण (एक-विभक्तिक =प्रथमार्‍त) रह सकते हें 
चाहे व्यधिकरण (भिन्न-विभक्तिक) । साथही जिस अन्य पद के अर्थ में समास 
हो रहा है, वह द्वितीया से सप्तमी तक किसी भी विभक्ति में रह सकता है । 
'भर्थात्‌ विग्रह करने पर (समास को तोड़ने पर) निम्नलिखितों में से कोई भी अथ 
हो सकता हे :-ऐसा हे (क) जिसको, (ख) जिसके द्वारा, (ग) जिसके लिए, (घ) 
'जिस से, (ङ) जिसका तथा (च) जिसमें। इस प्रकार बहुब्रीहि के निम्नलिखित 
भेद हो सकते हैं :--- 


समानाधिकरण बहुब्रो हि 


१. समानाधिकरण द्वितीया बहुब्रीहि-प्राप्त है राज्य जिसको बह 
प्राप्तराज्य, भवाप्त हे सकल काम जिसको वह अव।प्तसकलकाम । 

२. समानाधिकरण तृतीया बहुब्रीहि---जित हैं इन्द्रियां जिसके द्वारा वह 
जितेन्द्रिय, दत्त है चित्त जिसके द्वारा वह दत्तचित्त; कृत हे कृत्य जिसके 
द्वारा वह कृतकृत्य । 
| ३. समानाधिकरण चतूर्थी बहुत्रीहि--समपित है कृति जिसके लिए बह 
-सर्मापतकृति (गुरु, पिता, माता आदि) । इसके उदाहरण अत्यल्प मिलते हैं । 

४. समानाधिकरण पंचमी वहुत्रोहि-लुप्त है विभक्ति जिससे वह लुप्त- 
विभक्तिक पद, विगत हे श्री जिससे वह विगतश्री या विश्री (नगरी); नहीं है उत्तम 
जिससे वह अनुत्तम (सुख), निकल गया है भय जिससे वह निर्भय । 

ह ५. भाग करण षष्ठा बहुत्रीहि सर्वाधिक उदाहरण इसीक मिलते 
080000.) द पिय जिसका वह मधुरमरिय बद्ध हे भूल जिसका बह 


बद्धमूल, स्वाथ है ण जि दिने 
० CE RT (परमा लक्ष्य) जिसका वह स्वार्थपरायण, उन्नति 
-0. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


नव-शब्द- निर्माण ११€ 


हैं शील जिसका वह उन्नतिशील, कटा है सिर जिसका वह सिरकटा, कटी 
हे नाक जिसकी वह नकटा, चल हे मन जिसका वह मनचला। 


६. समानाधिकरण सप्तमी बहुब्रीहि--ब्यक्ति है प्रधान जिसमें वह 
व्यक्तिप्रधान, नहीं है कण्टक जिसमें वह अकण्टक, लगा है तार जिसभें 
वह लगातार, जमा हु घट जहाँ वह जमघट, आधा है जल जिसमें वह 
अधजल (गगरी), पत्त झडते हैं जिसमें वह मौसम पतझड़ । 


प्रायः विद्वानों को भी समानाधिकरण तत्पुरुष के साथ समानाधिकरण 
बहुब्रीहि का भ्रम हो जाता है। यह याद रखना चाहिये कि तत्पुरुष में उत्तर 
पद को प्रधानता रहती है, बहुब्रीहि में अन्य पदार्थ (जिसका, जिसमें) की। इसी 
को तुलना ते भ्रम का निवारण कर लेना चाहिये, जैसे--- 


१. विशेषण पूर्णपद :- महान्‌ पुरुष = महापुरुष यह कर्मधारय है और महान्‌ 
हैं आशय जिसका वह महाशरा यह बहुब्रीहि । महाबाहु आदि भी ऐसे ही हैं । 

२, उपमाथक--चन्द्र के समान वदन चत्द्रवदन । राम का चन्द्रबदन 
देखकर आँखें जुड़ा गई [कर्मधारय] । चन्द्र के समाने वदन है जिसका =चन्द्रवदन; 
चन्द्रवदन राम को देखकर आँखें जुड़ा गई । इसी प्रकार कुशाग्रबुद्धि, चन्द्रमुखी, 
शूपंणखा, कमलनयन, राजीवलोचन, मुसलधार (मुसलाधार) वृष्टि आदि । 

३. मध्यम-पद-्लोपो--मेघ के गजेन के समान गर्जन = मेघगर्जेन (कमं- 
धारय), मेघ के नाद (गर्जन) के समान नाद है जिसका वह = मेघनाद (बहुत्री हि) । 
इसी प्रकार, मृगनयना, कोकिलकण्ठी, गजानन, वृकोदर, पिकबैनी, बंदरमु हा आदि। 


४. निषेधा्थक--न --ज्ञान = अज्ञान---नञ्ञ्‌ तत्पुरुष । नहीं है बल जिसमें 
वह = अबल--बहुब्रीहि । इसी प्रकार, नहीं है सार जिसमें वह = असार, अनादि, 
अनन्त, अनर्थक, अनाथ, अबला, अनाय(स, अनन्तर, अनधिकार, अनुपम आदि सभी 
नखडा, बहुब्रीहि हें (नव्य तत्पुरुष या नञा समास नहीं) । . 

५. भव्ययपुर्वपद---प्रकृष्ट हे बल जिसमें वह प्रबल, निर्गत है भय जिससे 
वह निभंय, निर्जीव, निधन, निर्बल, विगत हैं धव (पति) जिसके वह विधवा आदि । 

६. संख्यापूवपद--तीन लोक < त्रिलोकी, पाँच पाल्न = पञ्चपात्र तत्पुरुष 
(द्विगु) है। किन्तु पाँच नद हैं जिस प्रदेश में, अथवा पाँच तद वाला प्रदेश = पंचनद 
(पंजाब ., दश हैं आनन जिसके वह दशानन (रावण) बहुब्रीहि है । इसी प्रकार 
द्विभु न, चतुभुज, तिभूज, त्रिकोण, चतुष्पथ, चतृष्पद, चौपाया, चौपाई, तिरंगा, 
सतखण्डा, दुनली आदि बहुन्नीहि है (द्विगु नही) । | 


CC-O. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


१२० माध्यमिक व्याकरण एवं रचना 


09 


७. कु पूर्वपद वाला--कृत्सित पात्र = कृपात्त, कुत्सित बुद्धि = कुबुद्धि, तत्पुरुष 
(कमंधारय) है । उसकी कुवुद्धि से ही यह हुआ है। कुत्सित है बुद्धि जिसकी वह 
कुबुद्धि (बहुत्रीहि) हे । वह कुवुद्धि है । कुचेला, कुढंगा में भी बहुत्रीहि ही है । 

बहुब्रीहि में कहीं-कहीं अवधारण अर्थ भी छिपा रहता है; जैसे :--प्रज्ञा ही है 
चक्षु जिसका वह प्रज्ञाचक्षु (नेत्नहीन विद्वान्‌) । तप हो हे धन जिसका वह = 
तपोधन, नाम या कीत्ति ही है शेष जिसका वह -- नामशेष, कीपिशेष । 


द्ध: 
स्‌ 


इसमें एक पद प्रथमाप्त रहता हे, दूसरा अन्य विभक्त्यन्त; जैसे :---पद्म है 
नाभि में जिसके वह पद्मनाभ । चन्द्र हे शेखर पर जिसके बहर चन्द्रशेखर, 
नाभि से जन्म हे जिसका वह --नाभिजन्मा इत्यादि । 

बहुब्रीहि के कुछ और भेद-- 

१. सहार्थक तथा समानार्थक -कुशल के साथ =सकुशल, आनन्द के साथ -- 
सानन्द, परिवार के साथ-=सपरिवार; सजीव; समान है उदर जिसका वह= 
सोदर या सहोदर; समान, सगोत्र, सवर्ण, सजातीय । 

२. दिगन्तरालवाचक - जिस बहुब्रीहि से दो दिशाओं की मध्यवर्ती 
या समीपवर्ती दिशा सूचित होती है, उसे दिगन्तरालवाचक बहुब्रीहि कहते हैं 
जसे- उत्तर भोर पूव के बीच की दिशा--उत्तरपूर्व दिशा, दक्षिण और पश्चिम के 
बीच को दिशा - दक्षिणपश्चिम । 

3. सख्यान्तरालवाचक--उपयु क्त प्रकार से बहुत्रीहि द्वारा दो संख्याओं के 
पास की सख्या भी सूत्रित की जाती है; जेसे:--दो और तीम के पास की संख्या = 

| दोतीन, हजार ओर दा हजार के पास की संख्या=हजार-दो-हजार । 
र | में देश औँ ० खु ~ f Er अर >> ग है: 
ऱ्य इ दिशा और संख्या से भिन्न अन्तराल भी इस समास से सूचित 
के ज र दन “आज आर कल के बीच या पास का काल---आजकल; पूस 
भोर माघ के बीच या पास ` पसः 2 
सुचित हाता हृ । इस प्रकार 'थोड़ा-बहुत” में मावा का अन्तराल । 
४. कर्मेव्यतिहारवाचक--जहाँ यह भ क र 
- त टा रवाचक--जहाँ यह भाव प्रकट करना होता है कि परस्पर 
॥ गय क्र दो अ “~ ~ है ७ हि & ~ है 
A ह जक ह स में लड़ रहे हैं, वहाँ भी बहुब्रीहि होती है; 
: $ कर किया गया झगड़ा-केशाकेशि, दण्ड (लाठी) से मार 
'मार कर किया गया झगडा-दण्डादण्डि । हिन्दी के त 
तपती नि तती १९ के मुक्कामुको, लाठालाठी, 
, केह * कै ह उदाहरण हैं। हिन्दी में कहीं दूसरे खण्ड में 
CC-O. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


नव-शब्द-निर्माण १२१ 


थोड़ा या बहुत परिवर्तेन भी हो जाता है; जैसे :--धव काधुक्की, काटाकटी, आपा- 
धापी, गालीगलौज । कहीं दूसरा शब्द सर्वथा भिन्न, सदृशार्थक भी रहता है; जैसे-- 
छीना-झपटी, कहा-सुनी, खींचा-तानी, लिखा-पढी, तू-तू-मे-में आदि । 

बल्कि हिन्दी में झगड़े से भिन्त अर्थ में भी यह समास होता हैं; जौसे-- 
लुक्का-चोरी, लीपापोती । 

जहाँ परस्पर करने का भी भाव नहीं है, वहाँ भी यह देखा जाता है; 
जैसे :--बू दाबाँदी, मोटामोटी, आनाकानी आदि । 


चदव | 
जिस समास में सभी पदों की प्रधानता बनी रहती है उसे दन्द्र कहते हैं । 


इस के निम्नलिखित दो भेद होते हैं : 

१. इतरेतरयोग--डसमें प्रत्येक पद की पृथक्‌ पृथक प्रधानता रहती है, 
इसी लिये यह अनेकवचन रहता है; जेसे:--राम और लक्ष्मण-रामलक्ष्मण । यह 
तीन चार पदों वाला भी होता हे; जैसे : -राम-लक्ष्मणन्मरत-शत्र घ्न कहाँ खेल रहे 
होंगे ? यहाँ नून-तेल-धनियाँ-मिच-अदरख नहीं विकते हैं । वे आँख-कान-नाक-गला 
विशेषज्ञ हैं । 

२. समाहार द्रन्द्र-¬इस में सभी पदों को प्रधानता सुरक्षित रहने पर भी 
वास्तविक प्रधानता समाहार अर्थात्‌ समुदाय की होती है। इसीलिये यह सदा 
एकवचन रहता है; जेसे :-अन्न और जल-अभ्तजल, मैंने उन का अन्न-जल खाया 
है। पान और फूल-वहाँ पान-फूल मिल जाता है। आहार-निद्रा-भय-मेथून सव 
पशुओं का एक सा है । स्टेशन के पास दही-चूड़ा-नीनी भी मिल जाती है। हिन्दी 
का आवागमन, हवापानी आबहवा आदि इसी के उदाहरण हैं । 

३. विकत्पार्थक-हिन्दी में विकल्प अर्थ में भी इन्द्र देखा जाता है; 
जसे :-गुण-दोष- (गुण या दोष), सुख-दुःख, हाँ-ना आदि । 

हेन्दी के सभी युग्मात्मक शब्द द्वन्द्व के ही प्रकार-भेद हे, जिन के निम्न: 
लिखित प्रकार हैं :-- 

१. दो परस्पर विरुद्धाथेक--नरनारी, लेन-देन, जीवन-मरण, जोड़तोड, 
उतार-चढ़ाव, उधेड-बुन । 

२. दो सदृशाथक--बोलचाल, उछल-क्‌द, लेखा-जोखा, मोल-तोल । 

३. दो पर्याय (अभिन्नार्थक) 
पीट, रुपया-पंसा ! 


नन्हा-मुन्ना, बाल-बच्चा, सेवा-शुश्र षा, मार- 


CC-O. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
Fe 


माध्यमिक व्याकरण एवं रचना 


४. पहले सार्थक शब्द फिर उसका अनुरणन मात्र--धूम-धाम, देखरेख, 
भीड़-भाड, देख-दाख, बचा-खूचा, कभी-कभार । 

प पहले निरर्थक तब साथंक--आमने-सामने, आस-पास, अडोस-पडोस । 

६, दोनों निरथक, केवल समुह साथक--ऊल-जलूल, ऊटपटांग, अनाप- 
शनाप, लगभग । 

टिप्पणी--कुछ ऐसे भी स्थल होते हैं, जहाँ समास तो है, पर वे अव्ययीभाव, 

तत्पुरुष, बहुत्रीहि और द्वन्द्व चारो से बहिभू त है। इन्हें सुविधा के लिए दे.बल 
समास ही कह देते हैं; जेसे-जो पुव में भूत है वह भूतपूर्व । इसके स्थल 
विरल हैं । 


अलुक समास 


साधारणतः समास होने पर सभी पदों की भूल विभक्तियाँ लुप्त हो जाती 
हैं भौर समुदाय से एक विभक्ति आती है, क्योंकि समुदाय ही एक प्रातिपदिक 
बन जाता ह । परन्तु कभी कहीं बीच को विभक्ति जमी रह जाती है, नहीं 
हटती । इसे ही अलुक्‌ (लुक्‌ - हटना) समास कहते हैं। ऐसा कई समासों में होता 
है, जेसे-- 
' तत्पुरुष--वनेचर, युधिष्ठिर, मनसिज, सरसिज, दिवोदास, अन्तेवासी, 
पश्यतोहर । 
बहुव्री हि--कण्ठेकाल, उरसिलोमा । 
भव्ययीभाव--पारेगंग, मध्येगंग । 
हिन्दी में भी बलात्कार में पंचमी का भलुक है । 


प्र आदि (उपसर्ग निपात तथा) अव्यय 


सस्कृत में प्र भादि २२ उपसर्ग (निपात) तथा कुछ और ऐसे अव्यय हे, जिनका 
ल पृथक्‌ प्रयोग नहीं होता । प्रादि सदा किसी दुसरे शब्द (प्रायः क्रिया); के 
टा हो जुड़ रहते हें , इन सबो को निपात भी कहते हैं। इनके योग से शब्दों का 
7 बहुत बदल जाता है, परन्तु ठीक-ठीक यह बता देना कठिन है कि किस उपसर्ग 
का क्या अथ हे । 


उपसर्ग 


प्र, परा, अप, सम्‌, अनु, अव, £ 
0107 नि (निर्‌), दुस्‌ (दुर्‌), वि, आ, नि, अधि, 
म, थत, सु, उद्‌, अभि, प्रति, परि, उप । 
CC-O. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


नव-शब्दऽनिर्माण १२३ 


एक ही मूल शब्द विभिन्न उपसगो के योग से विभिन्न अर्थ प्रकट करता है । 
इसके कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैं-- 

हार--प्रहार, आहार, संहार, विहार, परिहार, उपहार, उद्धार, नीहार । 

कार प्रकार, आकार, विकार, उपकार, अपकार, अधिकार, प्रतिकार, 

संस्कार । 

भव--प्रभव, विभव, परिभव, उद्भव, सम्भव, पराभव, अनुभव, अभिभव । 

ये प्रादि निपात जहाँ भी कहीं किसी सज्ञा या विशेषण से जुडते हैं, वहाँ कोई- 
न-कोई समास अवश्य रहता है । यह सोचना भ्रम है कि उपसर्ग का योग समास 
से स्वतंत्र रूप में नए शब्द के निर्माण का साधन है; जैसे-- 

अव्ययीभाव : आजीवन, प्रतिदिन, सम्मुख, अभिमुख, अधिगृह, उपगृह । 

तत्पुरुष : प्राचाय, प्रज्ञ, संख्या निधि, सुलभ, निष्ठा, संदेश, आवास, प्रतिज्ञा , 
अतीर्द्रिय, निर्वासन । 

बहुत्रीहि : प्रबल (प्रकृष्ट हे बल जिस में), निर्बल (नहीं है बल जिस में) 
उन्मुख (ऊपर हे मुख जिस का), विमुख (विपरीत है मुख जिसका) । कुपुत्र, अज्ञान, 
सकुशल, आविष्कार, प्रादुर्भाव आदि के कु, अ, स आविस्‌ और प्रादुस्‌ आदि संस्कृत 
के तथा अनजान, निडर आदि के अन, नि आदि हिन्दी के उपसग की भाँति ही 
प्रयुक्त होते हैं। खुशबू, बेईमान, लापरवाह्‌, नासमझ, बदनाम आदि के खश, 
बे, ला, ना, बद आदि उदू के उपसग हे । 

उपसर्ग, अव्यय पूर्वसग योग 

प्र--प्रलाप, प्रयत्न, प्रदत्त, प्रलोभन, प्रदर्शन, प्रदान, प्रकोप, प्रचलित, प्रफूल्लित। 

परा--पर।जय, पराभव, पराक्रम, परामर्श । 

अप--अपहरण, अपकार , अपसरण, अपादान, अपमान, अपराध, अपकष । 

सम्‌--संस्कार, समालोचना, संयुक्त, संभव, संख्या, संगति, संघ, संचय । 

अनु--अनुराग, अनुशीलन, अनुकरण, अनुसरण, अनुचर, अनुमान, अनुभव । 

अव--अवमान, अवसर, अवतार, अवगत, अवधि, अवनत, अवस्था, अवज्ञा । 

निस्‌--निर्वाह, निष्क्रृति, निर्गम, निश्चय, निर्णय, निर्यात. निष्पन्न, निदे श । 

दुस्‌--दुस्तर, दुष्कर, दुगं म, दुर्दम, दुर्जय, दुलभ, दुःसह । 

वि--विन्यास, व्यापक, व्याधि, व्यवहार, विकल्प, व्यवस्थित, विभव । 

अआ आकार, आहार, आगम, आधार, आदान, आयत, आराम, भादेश । 

नि--निवारण, निवास, निगम, निदान, निधि, निपात, निलय, निदेश । 


CC-O. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Ko “१ 


१२४ माध्यमिक व्याकरण एवं रचना 


भधि--अधिकार, अधिगत, अध्ययन, अध्यास, अधीक्षक, अध्यवसाय । 
अति--अतिशय, अतिक्रमण; अतिचार, अतिपात, अतिरिक्त, अतिवाहन । 
अपि-अपिगलन (पिघलना), अपिधान, भपिशलन, (फिसलना) । 
सु--सुकर, सुगम, सुलभ, सुपच, सुपठ, सुरम्य । 
उद्‌--उद्‌भावना, उत्कृष्ट, उत्पात, उद्गम, उद्धार, उच्चारण, उज्ज्वल । 
अभि-अभिकरण, अभिगम, अभिजन, अभिधान, अभिभव, अभिमान, 
अभिसरण । 
प्रति-प्रतिकार, प्रतिज्ञा, प्रतिष्ठा, प्रतिदान, प्रत्तिपत्ति, प्रतिभा, प्रतिमा । 
परि--परिश्रम, पर्याप्त, परित्यक्त, १रिवर्तत, परिभव, परिष्कार, परिचय । 
उप--उवाजेन, उपकार, उपचय, उपेक्षा, उपाय, उपधा, उपपत्ति, उपादान । 
अब्यय - संस्कृत :--तिरस -तिरस्कार, तिरोभाव, तिरोधान । 
भन्तर्‌-अंतभोव, अंतर्धान, अन्तरगत । 
आविस्‌ आविष्कार, आविर्भाव, प्रादुर्भाव, नमस्कार, पुरस्कार, 
साक्षात्कार आदि में भू या कृ के साथ विभिन्न अव्ययों का 
का योग । 
हिन्दी-नि-निरोग, निडर, निड़धक, निहत्था । 
सु--सुघड़, सुडौल, सपूत । 
क्‌--कुकाठ, कुघड़ी, कुढंग, कपूत । 
अन--भनगिनत, अनमोल, अनजान । 
अ--अपढ्‌, अथाह, अलग । 
उदू 
गेर-गेरहाजिर, गरवाजिब, गरकानूनी, गेरमुनासिब, गैरसरकारी । 
ना-नापसन्द, नापाक, नालायक, नासमझ, नादान । 
ला--लापता. लाजवाब, लापरवाह, लावारिस । 
बे- बेवजह, बेवकूफ, बेरहम, बेईमान, बेइन्साफ, बेकसुर, बेइन्तजाम । 
कम-क्रमजोर, कमवबत । 
खुश--खुशबू खुशदिल , खुशनसीब । 
बद-- बदमाश, बदनाम, वदकिस्मत, बदबू । 
हम--हमदर्द, हमऊम्र, हमराही । 


ph 
हः Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


< 


नव-शब्द-निर्माण १२५ 


दब्द-द्वित्व 


कभी-कभी वाक्य में किसी अर्थ-विशेष को प्रकट करने के लिये कोई शब्द 
दो (या दो से अधिक) बार भी कहा जाता है; इसे द्वित्व या द्विवचन (या पुनरुक्ति) 
हते हें ॥ यह सब प्रकार के शब्द-भेदों का होता है । यह द्वित्व समासवत 
ही समझा जाता हे । प्रकरण-भेद तथा शब्द-भेद से पुनरुक्ति द्वारा निम्नलिखित 
अध प्रकट किये जाते हैं :-- 
१, व्यापकता (वीप्सा, प्रत्येकता)--बच्चा-बच्चा जानता है (संज्ञा द्वित्व) । 
२, विभिन्नता--देश-देश के लोग आये हैं, कौन-कौन आया है (सर्वनाम 
द्वित्व) । 
क्रम--वह दि7-टिन दुवला होता गया । 
आधिक्य--ट॒कड्टा-टकड़। कर दिया । 
सजातीयता-पले-पीले फल हैं (विशेषण द्वित्व) । 
पारस्परिकता-भाई-भाई का प्रेम दुलभ हे । चोर-चोर मोसेरे भाई । 
७, सादृश्य--वह आजकल खोगः-खोया (या पीला-पोला) दिखता है । 


OE 90 TO AS 


८ प्रकार, रीति-वह भाग/-भागा मेरै पास पहुचा। धीरे-धीरे बोलो 
(क्रियाविशेषण द्वित्व) । 


8. मनोवैगों का आधिक्य-- 


भय ~ साँप-साँप | शोक--ड्राय-हाय ! 

घृणा--छि: छिः ! राम राम! क्रोध - मारो-मारो (क्रिया द्वित्व) ! 
हर्षे--माँ माँ ! गाड़ी गाडी ! आादर--आइये आइये । 
प्रशंसा--वाह वाह ! प्राथना--क्ृष्ण कृष्ण ! 


शीघ्रता, आतुरता--बचाभो बचाओ। ताहि ताहि। पानी पानी ! 
अनादर--बस बस, हटो हटो ! 
क्रिया--द्वित्व से कुछ भिन्न प्रकार के भी अर्थ निकलते हे-- 


१ पौनः पुन्य (बार-बार)--जय जप जय गिरिराज किशोरी; पूछ पूछ कर 
दो । चिट्ठी देते देते हार गया । 


२, निरंतरता--रोता रोता घर पहु चा अंसुवन जल सींच सींच । 
३ आधिक्य--पढ़ते पढ़ते सिर में दद होने लगा । 
४, अबधि--चढ़ते चढते ही गाड़ी खुल गई । पहले पहले । 


CC-O. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan "oS 


१२६ माध्यमिक व्याकरण एवं रचना 


७०७ 


५ सन्देह--क्या ठिकाना; दें दें न दें। 

६ हठ--करू गा, करू गा, सौ बार करूंगा । 

पुनरुक्त शब्दों के वीच कोई अव्यय भी प्रविष्ट हो जाता है अथवा 'ओं' का 
आगमन हो जाता है; जसे - वहाँ कुछ-न-कुछ होगा, जीवन में दुःख-ही-दुःख हे, वहाँ 
हजारों-हजार आदमी थे । कहीं-कहीं यह शब्द-समृह अव्ययीभाव समास-सा 
एक शब्द बन जाता है, जिससे अक्सर सप्तमी या तृतीया विभक्ति भा कर लुप्त 
हो जाती है; जैसे--वह मन-ही-मन दुःखी हुअ', वात-ही-वात झगड़ा शुरू हो गया; 
दिनों दिन बढ़ता गया; हाथों हाथ वहाँ पहुंच गया । 


दोनों के बीच आई 'का' विभक्ति (क) कहीं वस्तु की यथावस्थता व्यक्त करती 
है; जेसे--वह मूर्ख का मूख रह गया; (ख) कहीं प्रचूरता; जँसे--घर का घर जल कर 
खाक हो गया; (ग) कहीं शीघ्रता; जैसे वात की बात में वह आ पहुँचा । “कहाँ का 
कहाँ” दोनों स्थानों की दूरी वताताहै। और ”कहाँ से कहाँ” कही दूरी, कहाँ 
अनुताप, जेसे-अब तक वह कहाँ का कहाँ, या कहाँ से कहाँ पहुँचा होगा। मैंने 
कहाँ से कहाँ यह बताया । “क्या से क्या” भी दो स्थितियों का अंतर ही बताता 
हे। “कम से कम” में निर्धारण सूचित होता है। गरम गरम का गरमा 
गरम भी हो जाता हे । ऐसे ही धड़-धड = धडाधड । 


समासवत्‌ हो जाने के कारण इस द्विरुक्त प्रातिपदिक से तदिधत प्रत्यय भी 
जुड़ते हैं, पुनः पुनः से पौनःपुन्य, वाह वाह से वाहवाही, गरमागरम से 
'गरमागरमी' धडाधड से धडाधडी, भागो भागो से भागाभागी । 


संज्ञा विशेषण सूची 


संज्ञा विशेषण संज्ञा विशेषण 
भंश अंशो अचल आंचलिक, अंचलीय 
आंशिकता आंशिक अंजन अक्त, निरंजन 
अंक अंकित भजना आंजनेय 
भंकन अंकनीय अच्छाई अच्छा 
अंकुर अंकुरित अणु आणविक 
अंक्रण अंकुरणीय अधिकार अधिकारी, अधिकृत 
भंकुश निरंकुश भतिरंजना अतिरंजित 
अंग अंगी,आंगिक अतिरेक | अतिरिक्त 


CC-O. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


संज्ञा विशेषण 
अध्ययन अधीत, अध्येतव्य, अध्येता 
अध्यात्म आध्यात्मिक 
अनय अनयी, अनयपूर्ण 
अनीति अनीतिपूण 
अनुकम्पा अनुकम्पनीय, अनुकम्पित 
अनुज्ञा अनज्ञात, अन्‌ज्ञय 
अनुभव अनुभवी 
अन्भूति अनुभूत 
अनुभवन अनुभवनीय 
अनुमान अनूमेय, अन्‌मानित 
अनुमिति अनुमित 
अनुमोदन अनुमोदित, भनुमोदनीय 
अनुराग अनुरागी 
अनुरक्ति अनुरक्त 
अनुवाद अनुवादित अनुवाद्य 
अनुवदन अमुवदनीय, अनुवादाह 
अनुष्ठान अनुष्ठित, अनुष्ठेय 
अनुस्मार अनुस्मा रित 
अनुस्मारण अन्‌स्मारणीय 
अन्तर अन्त रित, निरन्तर 
अन्तराय सान्तराय, निरन्तराय 
अन्तर्धान अन्तहित, भन्तधंय 
अन्धता, अन्धापन अन्ध 
अन्न अन्नमय, अन्नपूर्ण 


अन्वय, अन्वयन, अन्विति अन्वित 
भपनापन, अपनायत अपना 
अपमान अपमानित 
अपाय अपेत, अपेय 
अपिधान अपिहित, अपिधेय 

अपेक्षा भपेक्षित, सापेक्ष, अपेक्षणीय 


संज्ञा 


अपोह 
अपोहून 


> 


विशेषण 


अपो हित, अपोहनीय 
अपोहू य 


अभिधा, अभिधान अभिधेय, अभिहित 


अभिलाष 


अभिलाषा 


अभिषेक 
अभ्यास 
अभ्यसन 
अरण्य 
अगला 
अध 


अचन, अचना 


अर्चा 
अर्जन 


अथ आर्थिक, 
अर्थन, अथना 


अपण 
अलकरण 


अलक्कति 
अलंकार 


अवतरण 
अवतार 


अवसाद 
अवधान 


अवनति 
अवनमन 


अवरोध 
अवरोधन 


अवलम्ब, 
अवलम्बन 


अभिलषित, अभिलाषी, 
अभिलपषणीय 


अभिषिक्त, अभिषेचनीय 


अभ्यासी, अभ्यस्त, 
अभ्यसनीय 

आरण्यक 

अगंलित, निरगंल 

अर्ध्य 

अचित, अचेतीय, 

अर्च्या 

अजित, अजनी 

अर्थवान्‌, अर्थी, सार्थक 

अथित, अथनीय, अर्थ्य 

आपत, अपर्ण;य, भर्प्य 

अलंक रणीय 

अलक्त 

सालंकार, आलंकारिक 

अवत'रणीय 

अवतीण 

अवसन्न 

अवहित, सावधान 

अवनत, अवनमनीय, 

अवनम्य 


अवरुद्ध, अवरोधी, 
अवरोद्धव्य, भवरोध्य ` 


अवलंबित, 
अवलंबनीय, अवलंबी : 


CC-O. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


१९८ 


सञ्ञा 


भवसान 
भाकलन 
आकषण 
झाकाश 

आकांक्षा 


आख्यान, आख्या 


आग 
आगम, 
आगमन 
भाघात 
आचमन 
भावरण 
आचार 


भाडम्बर 


आततायिता 


आतंक 
आत्मा 
आदर 
आदि 
आधिक्य, 
झाधान 


आधार 


आयु 
आरम्भ 


आराधना 


विशेषण 

अवसित 

आकलित, आकलनीय 
आकृष्ट, आर्काषत 
आकाशीय, आकाशस्थे 
आकांक्षित, साकांक्ष 
आख्यात, आख्येय 
अगिया 
आगत, आगामी, 
आगन्तुक 

आहत 

आचमनीय 
आचरणीय, आचाय, 

आचरित, आचारी 


आडम्बरी, आङम्बरपूर्ण 


आततायी 
आतंकित, सातंक 
आत्मीय, आत्मतीन 
आदरणीय, थादृत 
आदिम, आद्य 


अधिकता अधिक 


भाधेय, आहित 
भाधारित, आधृत 
आयुष्मान्‌, आयुष्य 


आरब्ध, आरम्भक, 
आरम्भणीय, आर म्भिक 


आराध्य, आराधित 


भारोप,भारोपण--आरोपित, अ।रोपणीय 


आरोहण, 


आरोह 
थालस्य 


CC-O. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


आरुढु, आरोहणीय, 
आरोही 


आलसी, अलस 


माध्यमिक व्याकरण एवं रचना 


संज्ञा विशेषण 
आलोक, आलोकित, 
आलोकन आलोकनीय 
आलोचन आलो चित, 
आलोचना आलोच्य, आलोचनीय 


आवरण, आवृत्ति आवृत, आवरणीय 


आवत्त न आवृत्त, आवर्त्ती 
आवृत्ति आवत्त नीय, थार्वत्तित 
आविष्कार आविष्कृत 
आवेश आविष्ट 
आशा आशावान्‌, आशामय 
आश्चर्य आश्चायत, आश्चर्यान्वित 
आश्रय, आश्रयण आश्रित, आश्रयणीय 
आसक्ति आसक्त 
आसत्ति आसन्न 
आसन आसीन 
आहुति आहुत, भाहवनीय 


आह्वान, आहूति आहूत, भाद्वातव्य 
इच्छा इच्छित, इच्छ, इष्ट, ऐच्छिक 


इज्जत जतेदार, इज्जती 
इतिहास ऐतिहासिक 
ड्न्दु ऐन द्व्‌ 
इन्द्र ऐन्द्र, इन्द्रिय 
इन्द्रजाल ऐन्द्रजालिक 
इन्द्रिय ऐन्ट्रियिक 
इनाम इनामदार 
इल्जाम मुलाजिम 
ड्ल्म आलिम 
इहलोक ऐहलौकिक 
ईक्षण, ईक्षित, ईक्ष्य, ईक्षितव्य 
ईक्षा इक्षणीय 
ईप्सा ईप्सित, ईप्सु, ईप्सितव्य 


नव-शब्द-निर्माणः 


संज्ञा विशेषण 
ईमान ईमानदार 
ईर्ष्या ईर्ष्यालु, ईर्ष्यी, ईष्यित 
ईश्वर ईश्वरीय 
ईसा ईसवी, ईसाई 
ईहा ईह्ति, ईहनीय 
उक्ति उक्त 
उच्चारण उच्चारित, उच्चारणीय, 
उच्चार उच्चायं 
उड्डयन उड्डीन 
उड्डान उड़ब्तू, उडाका 
उत्तर उत्तरी, उत्तरित 
उत्तरण, उतीणंता उत्तीर्ण 
उतावली उतावला 
उत्कष उत्कृष्ट 
उत्कण्ठा उत्कण्ठित 
उत्तेजना उत्त जित 
उत्पत्ति, उत्पाद, उत्पन्न, 
उत्पादन उत्पादक, उत्पादित 
उत्साह उत्साहित, उत्साही 
उद्गम, उद्गति उद्गत 
उदय, उदयन उदित, उदीयमान 
उदीची उदीच्य 
उद्घार, उद्ध त, उद्धारक, 
उद्धरण उद्धरणीय 
उद्बाधन उद्बुद्ध, उद्बोधक, 
उद्बोध उद्बोधनीय 
उद्धव उद्धत, उऱद्वाबक 
उद्योग उद्योगी, औद्योगिक 
उद्वेग उद्विग्न, उद्द जक 
उपकार, उपकारी, उपकारक, 
उपकृति उपकाये, उपकृत 


+ 
CC-O. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
७ 


१२६ 

संज्ञा विशेषण: 
उपचार उपचरित, उपचारक, 
भौपचारिक 

उपज उपजाऊ 
उपदेश, उपदेष्टा, उपदिष्ट, 
उपदेशन उपदेशक, उपदेश्य 
उपट्रव उपद्रवी, उपद्र त, उपद्रवग्रस्त 
उपनयन उपनीत, उपमेय, 
उपनिषद्‌ उपनेतव्य औपनिषदिक 
उपनिवेश क्षौपनिवेशिक, उपनिविष्ट 
उपन्यास औपन्यासिक, उपन्यस्त 
उपमा, उपमित, 
उपमिति उपमान, उपमेय 
उपयोग उपयोगी, उपयुक्त 
उपलब्धि, उपलम्म उपलब्ध, उपलभ्य 
उपस्थिति उपस्थित 
उपहार, उपहरण उपहरणीय 
उपहृति उपहूत, उपहत्त व्य 
उपहास उपहसित, उपहसनीय 
उपाय उपेत, उपेय 
उपासक उपास्य, उपासनीय 
उर (उरस्‌) भौरस, उरस्य, 
उल्लास उल्लसित, सोल्लास 
उल्लेख, उल्लिखित, उल्लेख्य 
उल्लेखन उल्लेखनीय 
उपवास उपोधित 
ऊँचाई ऊँचा 
ऊन ऊनी 
ऊपर ऊपरी, उपरण। 


ऊर्जा, जेन अजित, ऊर्जस्वी, ऊर्जस्वल 
र्ञाम ऊमिल 


माध्यमिक व्याकरण एवं रचना 


.१.२.० 

सज्ञा विशेषण संज्ञा विशेषण 
'ऊह, ऊहा ऊहय, ऊहित, ऊहनीय कतल कातिल 
"ऋजुता, आजेव ऋजु कत्था कत्थई 
ऋण त्रणी, ऋणग्रस्त कन्नौज कनौ जिया 
कद्धि ऋद्ध कथन कथित, कथ्य, कथनीय 
ऋषि कपट कपटी 
एकेत्ब, एकता, ऐक्य एफ कापर कपूरी 
एकीकरण एकीकृत 

2 कमाई कमाऊ 

न ए 

एकीभाव भूत कमीनापन कमीना 
एतद्‌देश एतद्देशीय 

एशिया एशियाई TE करुणामय, करुण 
एषण इष्ट, एषणीय" कारुणिक, करुणावान्‌ 
एहसान एहसानमन्द कलुप, कालुष्य कलु वित 
ऐकमत्य, मतैक्य एकमत "ता कल्पित, कल्पनीय 
ऐश ऐयाण छि कल्याणकर, कल्याणप्रद 
यी "लत कवित्व, काव्य कवि 
ओज ओजस्वी की कम 
ओछापन ओछा द कर्मठ, कर्मण्य 
ओठ शोष्य फा कर्ता 
ओहुदा ओहदेदार रुल कलं कित 
औचित्य उचित छा - कृत्त, कर्तनीय 
औरत औरताना जि कर्जदार 
कवःड़ कंकरीला कसरत कसरती 
कगाली काल झप कम्पित, कम्पनीय, 
कंगूरा कंग्रेदार कम्प्र, कम्पायमान 

क ञ्चूः की कन्य 

ह (लत [ कानीन 
कटक कटकित केलम कलमी 
र गोफ कबल कवचित 
कच्चापन कच्चा काम कंमाऊ, कमेड 
कठिनता, काठिन (कचा) कया 
9 ७ न्य कठिन काम सकाम, कामुक, कामी 
कड़वापन, कड़वाहट ` कड़वा काल Ef VO हक 
क | हु कालिक 
$ड़ापन, कडा 

कडापन) कडाई कड़ा कालापन, कालिमा काला 


CC-O. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


भव-शब्द-निर्माण 


संज्ञा विशेषण 
कामना काम्य 
कामकाज कामकाजी 
कागज कागजी 
कांचन कांचनमय 
“कांटा कंटी ला 
'कान्ति कान्त 
काय, काया कायिक 
कातरता, कातयं कातर 
काहिली काहिल 
किताब किताबी 
किराया किरायेदार 
किस्मत किस्मतवर 
किस्सा किस्सागोई, किस्सागो 
कीत्ति कीतिशाली, कीतिकर 
कीत्त न कीत्त नीय, कोत्तित 
कुशलता, कोशल कुशल 
कुण्ठा कुण्ठित 
कुटुम्ब कौट्म्बिक 
कुत्सा कुत्सित, कुत्स्य 
कुल कुलीन 
कुसुम कुसुमित 
क्‌ण्डल क्‌ण्डलित, कुण्डली 
क्‌दरत क्‌दरती 
क्‌बड़ कबड़ा 
कृति कर्त्ता, कृत, करणीय 
कृतित्व कृती 
कुपणत।, कापंण्य कृपण 
क्रया कृपालु, कृपावान्‌ 
कृशता, कार्श्ण कृश 
कृषि, कषण कृषक-कृषीवल, कर्षणीय 


१३१ 
संशा विशेषण 
कृष्णता, काष्ण्यं कृष्ण 
केन्द्र केन्द्रीय 
केसर केसरिया 
केवल्य केवल 
केकर्य, किकरता किकर 
केशोये, किशोरता किशोर 
कौमार्य, कौमार कौमारक कुमार 
कौटिल्य, कटिलता कुटिल 
कौम कौमियत को मी 
कौवाली कौवाल 
कोप कुपित 
क्रम क्रमिक 
क्रमण, क्रान्ति क्रान्त, क्रमणीय 
क्रय, क्रयण क्रीत, कतव्य 
क्रिया सक्रिय, क्रियावान्‌ 
क्रीडा क्रीडाशील 
क्लम, क्लान्ति क्लान्त 
क्रोध क्रोधी, क्रद्ध 
क्लेद क्लेद्य, किलन्न 
क्लेश क्लिष्ट 
क्षण क्षणिक 
क्षति क्षत, क्षतिग्रस्त 
क्षमता क्षम, सक्षम 
क्षमा क्षमी, क्षमावान्‌, क्षमाशील 
क्षात क्षत्त्र, क्षत्रिय 
क्षेप, क्षेपण क्षिप्त, क्षेपणीय 
क्षुधा क्षुधित 
क्षेत्र क्षेत्री, क्षेत्रीय, क्षेत्रिय 
क्षोभ क्षब्ध, क्षुभित 
खण्ड, खण्डन खंडित, खंडनीय 


CC-O. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


१३२ 


संज्ञा विशेषण 
खटाई, खटास, खट्टापन खट्टा 
खब्त खब्ती 
खयाल खयाली 
खरबूज खरबूजी 
खरापन खरा 
खरावी खराब 
खरीद, खरीदारी खरीदार 
खच खर्चीला 
खतरा खतरनाक 
खपड़ा खपड़पोश, खपड़ल 
खनन खात, खननीय 
खस्तगी खस्ता 
खाक खाको, खाकसार 
खानदान खानदानी 
खातमा खतम 
खाना खाऊ 
खामोशी खामोश 
खारापन खारा 
खासियत खास, खासा 
खिचाव, खिचावट खिचा 
खिदमत खिदमतगार, खादिम 
खिलाफत खलीफा 
खीझ खीझा 
खुदी खुद 
खू राफात खु राफाती 
खून खूनी 
खूबी खूब 
खेती खेतिहर 
खेद खिन्न 
खेल, खिलवाड़ खिलाड़ी 


CC-O. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


माध्यमिक व्याकरण एवं रचना 


संज्ञा विशषण 

खेरात खेराती 
खोज खोजी 
खोट, खोटापन खोटा 
खोंचा खोंचाफरोश 

खौफ खौफनाक 
ख्याति ख्यातः 
ख्वाहिश ख्वाहिशमन्द 
गभीरता, गांभीय गंभीर 
गगन गगनचम्वी 
गठन गठीला 
गंगा गांग, गांगेय 
गति, गमन गत, गम्य, गंतव्य 
गंदगी गन्दा 


गन्ध, गन्धवत्ता-गन्धवान्‌, गन्धी, गान्धिक 
गणन, गणना गण्य, गणनीय, गणित 


गधापन गधा 
गप्प, गप, गपोड़ा गप्पी, गपोड 
० गंधकी 
गन्धवं गान्धवे 
गफलत गाफिल 
गर्म गसगीन 
गया गयावाल 
गरज गरजमन्द, गरजू, 
गरुर मशरूर 
गव गर्वीला 
गर्हा गहित, गहय 
गवेषणा गवेषित, गवेषणीय 
म्य गश्ती' 
गाँठ 

|| गाठदार 
गान, गायन गेय 
गाँव 


गवई, गंवार 


मव-शब्द-निर्माण 


सञ्ञा विशेषण 
Ei च्छा 
उहा गुच्छेदार 
गु डई गुडा 
520७ गुणी, गुणीभूत, गौण 
गुणन गुणित 
युनाह्‌ गुनाहगार 
०7 गुस्सावर 
Pg ग जित 
ग्‌ के । 
रह गृही 
गाहुस्थ्य, गृहस्थी गहस्थ 
(000 ड 
| गहुआ 
'गरीयत गैर 
गोपन, गृहन गृप्त, गोप्य, गृढु, 
गोपनीय 
गोबर गुबरंल 
गौड़ गौडीय, गौडी 


गौरव, गुरुता 


गुरु, गौरवान्वित 
गुरुत्व, गरिमा 


ग्रह, ग्रहण गृहीत, ग्राह.य, ग्रहणीय 
ग्रन्थि, ग्रन्थन ग्रन्थिल, ग्रथित 
ग्रास, ग्रसन ग्रस्त, ग्रसित 
'ग्लानि ग्लान 
घर बरेलू, घरू, घरेया 
'घषण घषित 
'घात, वध, हनन वध्य, हत 
'घिन घिनौना 
घाव घायल 
घृणा घृणित, घृणी 
'घूमना घुमन्तू, घुमक्कड़ घृमावदार 
घूस घूसखोर 
घोषणा घोषित 
प्राण घ्रोय, घात 


CC-O. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


१३३ 

सञ्ञा विशेषण 
चक्र चक्रित, चक्री, चक्रधर 
चक्षु चाक्षुष, चक्षुष्य, चक्षुष्मान 
चगापन चंग! 
(प्र) चण्डता, च ण्डिमा चण्ड 
चन्द्र चार्द्र 
चन्द्रमा चान्द्रमस 
चन्द्रिका चन्द्रिकामय' 
चमत्कृति, चमत्कार-चमत्कृत, चमत्कारी 
चरित्र चारितिक, चरित्रवान्‌ 
चर्चा चतित, चचेनीय 
चवण, चवंणा यवित, चव्यं 
चटोरापन चटोरा, चटोर 
चट्टान चट्टानी 
चतुराई, चातुरी, चातुर्य चतुर 
चमक चमकीला 
चम्पा चम्पई 
चरवाही चरवाहा 
चरमं चमंमय, चमंण्य 
चलन चलाऊ, चलनसार 
चाल चलित, चलायमान, चालू 
चाचा चचेरा 
चाट्कारता, चाटूकारी चाट्कार 
चाटुकारिता : चाटुकारी 
चापलूसी चापलूस 
चाँद चाँदनुमा 
चिकनाहट, चिकनाई चिकना 
चिकित्सा चिकित्सक, चिकित्सित 
चिट्ठी चिट्ठीरसा 
चिर चिरंतन 
चेतना, चैतन्य चेतन 


१३४ 
संज्ञा विशेषण 
चीन चीनी, चिनिया 
चुम्बक चूम्बकीय 
चुम्बत चुम्बित 
चुगली, चुगल चूगलखोर 
चुप्पी, चूपको च्‌प्पा, चपका 
च्‌स्ती च्‌स्त 
चेष्टा सचेष्ट, चेष्टावान्‌ 
चेत चेती, चेता 
चोरी, चौर्य चोर, चौर 
चोटी चोटीदार 
चौड़ाई चौड़ा 
चौधराई चौधुरी 
च्यवन, थ्य_ति च्यत 
छत्र छत्रित, छात्र 
छ्द्य छ्ग्ी 
छ्न्द छान्दस, छन्दोमय 
छल, छलावा छलिण, छली 
छवि छवीला 
छ्ल्ला छल्लेदार 
छाया छायामय 
छाँह छाँह्दार 
छिछोरापन छिछोरा 
छिद्र छिद्रित, छिद्रमय, सच्छिद्र 
छ्त छ्तहा 
छेदन छेत्ता, छिन्न, छेद्य, छेदनीय 
छोटाई, छोटापन, छुटपन छोटा 
जईफी जईफ 
जंग जंगी 
जजाल जंजाली 
जखम जखमो 


माध्यमिक व्याकरण एवं रचनाः 


संज्ञा 


जगत्‌ 
जटा 

जडता, जाड्य 
जनन 

जप 

जबान 

जवानी 
जमीन 
जमानत 


विशेषण 


जागतिक 


जटिल, जटाल, जटी 


जड़ 


जनित, जात, जनकः 


जपी, जपनीय 
जवानी 

जवान 
जमीतदार 
जामिन 


जय-- जेय, जित, जयी, जित्वर, जिष्णु 


जरा 
जरूरत 

जर्दी 

जल 

जल्दी 

जल्पन 

जवाब 
जहाजरानी 
जहालत 

जंगल 

जागृति, जागरण 


जातीयता, जाति जातीय 
जादू जादुगर 
जाल जाली 
जिन्दगी जिन्दा 
जिजीविषा जिजी विष 
जिज्ञासा जिज्ञासित, जिज्ञासु, जिज्ञास्य 
जिद जिद्दी 
जिम्मेदारी जिम्मेदार 
जिम्मा 


जरठ, जीर्ण, जरी 
जरूरी 

जर्द 

जलीय 

जल्द 

जल्पित, जल्पाक 
जवाबी 
जहाजरान 
जाहिल 

जंगली, जांगलिक 
जागरूक, जाग्रत 


जिम्मेव । 
क्षैः Kosha 


CC-O. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized By Siddhanta eGangotri Gya 


नथ-शब्द-निर्माण 


संज्ञा 

जिस्म 
जीवन, 
जीव 

जुआ, जूभा 
जुगुप्सा 
जुदाई 
जुझार, जूझना 
जेब 

जेहन 
जोगी 

जोश 

ज्ञान 


ज्ञापन 
ज्योति 
ज्योतिष 
ज्वर 
ज्वलन 
झंकार 
झंझट 
झक 
झगड़ा 
झुठाई, झूठापन 
झुर्रो 
टंकन 
टकसाल 
टहल 
टालना 
टिकना 
टटा 


(७-७0. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


विशेषण 


जिस्मानी, जिस्मी 


जीवित, जीवी, 
जेविक, जेव 
जुआड़ी 
जुगुप्सित 

जुदा 

जुझारु, जुझाऊ 
जेबी 

जहीन 

जोगिया 
जोशीला 


शातव्य, ज्ञाता, ज्ञानी, 


ञेय, ज्ञात 
ज्ञापित 


ज्योतिष्मान्‌, ज्योतिम॑य 


ज्योतिषी 


ज्वरित, ज्वरी, ज्वरग्रस्त 


ज्वलित 

झंकृत, झंकारित 
झझटी, झंझटिया 
सक्को 


झगड़ालू 


झूठा 

झर्रीदार 
टंकित, टकनीय 
टकसाली 
टहलुआ 

टालू 

टिकाऊ 

टंटिहा 


१३५ 

संज्ञा विशेषण 
देढापन टेढ़ा 
टोना टोनहा 
टोह टोही, टोट्टिया 
ठड, ठढ़ ठंडा, ठंढा 
ठकुराई ठाकुर 
ठगंती, ठग ड ठग 
ह्राव, ठहराना ठहेराऊ 
ठोका ठीकेदार 
डंक डंकदार 
डकती, डाका डकेत, डाकू 
डर डरू, डरपोक 
डराना डरावना 
डाक डाकिया 
डाह डाही 
ड्बना ड्ब्बा 
डेढ़ डेढ़ा, डेवढ़ा, डयोढ़ा 
डोरा डोरिया 
ढलाई, ढाल, ढलना ढलवाँ, ढालू 
ढिठाई ढीठा 
ढिलाई, ढील ढीला 
ढोलक ढोलकिया 
तंगी तंग 
तन्द्र तन्द्री 
तन्द्रा तन्द्रालु, तन्द्री, तन्द्रिल 
तजुरवा तजुरबेदार 
तट तटीय 
तत्काल तात्कालिक, तत्कालीन 
तत्परता, तात्पयं तत्पर 
तत्त्व तात्त्विक, तत्त्ववान्‌ 
तत्सामीप्य, तत्समीपता तत्समीपं 


१२६ 


संज्ञा 


तटस्थता, ताटस्थ्य 


तन्मयता 
तप, तपस्या 
तपन, ताप 
तबला 
तबाही 

तम्‌ (तमस्‌ | 
तमाशा 

तरग 

तरण 

तरलता 
तरुणाई, तारुण्य 
तक 

तण, तृप्ति 
तष, तबंण, 
तृषा, तृष्णा 
तलब 

तल्खी 

ताकत 

ताजगी 
ताडन, ताडना 
तादथ्य 

तारक 

ताल 

तालु 

तीखापन 
तितिक्षा 
तितीर्षा 
तिमिर 
तिरस्कार 
तिरहुत 


बिशेषण 


तटस्थ 

तन्मय 

तपस्वी, तापस 
तप्त 

तबलिया, तबलची 
तबाह 

तामस, तमोमय 
तमाशाई, तमाशबीन 
तरंगित 

तीण, तरणीय, तायं 
तरल 

तरुण 

ताकिक, तर्को 
तृप्त, तपं णीय 
तृषित, तषित, 
तृष्णावान्‌ 
तलबगार 

तल्ख 

ताकतवर 

ताजा 

ताडित, ताडनीय 
त्दर्थ 

तारकित 

तालिया 

तालव्य 

तीखा 

तितिक्षु 

तितीष्‌ 
तिमिरमय 


तिरस्कृत, तिरस्करणीय 
तिरहुतिया : 


CC-O. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


माध्यमिक व्याकरण एवं रचना 


संज्ञा 
तिरोधानं 
तिरोभाव 
तिल, तेल 
ताम्बूल 
तिलिस्म 

तीर 

तुङ्गता 

तुन्द 

तुक, तुकवन्दी 
तुतलाहट 
तुनक 
तुक 
तुला, तुलना, 
तुलन 

तुष्टि, तोष, तोषण 
टण 

तेज, तेजस्विता 
तेजी 

तेल 

तेरना 

तोंद 

त्याग, त्यजन 
त्रास, त्रसन 
त्राण 
त्रासन 
हटि 
त्रिकाल 
त्वचा 
त्वरा, त्वरण 
थकान, थकावट 
थोथापन 


विशेषण 


तिरोहित, तिरोधेय 
तिरोभूत 
तेलिक 
ताम्बृलिक 
तिलिस्मी 
तीरवर्ती 
-तुङ्ग 

तुन्दिल 
तुक्कड़ 
तोतला 
तुनकमिजाज 
तुर्की, तुर्काना 
तुल्य, तुलनीय 
तुलित 

तुष्ट, तोषित 
तृणमय 
तेजस्वी, तेजस 
तेज 

तेलिया 
तेराक 

तोंदल 


त्यक्त, त्यागी, त्याज्य 


तरत, शासित 

वात, ताता, त्रातव्य 
त्तासित 

त टित, त्र टिपूर्ण 

त कालिक 

त्वाच 

त्वरणीय, त्वरित 
थका, थकित 

थोथा 


“मव-शब् द-निर्माण 


संज्ञा घिशषण 
दलन दलित 

दस्त दस्तावर, दस्ती 

दाम्पत्य दम्पति 

दाक्षिण्य दक्षिण 
दाक्ष्य, दक्षता दक्ष 
दाखिला दाखिल 
दाग दागी, दागदार 
दंड, दंडन दण्डनीय, दण्डी. दंड्य 

दन्त दन्त्य, दन्तूल, दन्तुर 
दंभ दंभी, दांभिक 
दाढ़ी दडियल 
दद्‌ दद्दनाक, दर्दमन्द 
दानव दानवी 
दाना दानेदार 
दाम दामी 
दायित्व दायी 
दारण दीणं, दारक, दारित 
दारिद्रय, दरिद्रता दरिद्र 
दारू दारुमय 
दृढता, दाढ य, द्रढिमा द्ढ 
दारोगाई, दारोगागरी दारोगा 
दास्य, दासता दास 
दिखावा, दिखावट दिखावटी, दिखाऊ 
"दिदृक्षा ददृक्ष 
दिन देनिक 
दिमाग दिमागी, दिमागदार 
दिल दिलदार, दिलवर, दिलेर, 
दिलावर, दिली 

दिल्लगी दिल्लगीवाज 
दिवाला दिवालिया 
देशन, देश दिष्ट, देशी, देशीय 


संज्ञा 
दीस क, 
दीनता, दंन्य 
दीप्ति, दी पन 
दीवानी 
दुःख, दुख 


दुआ 
द्ध 

दुनिया 

दुम 

दौ रात्म्य 
दुबलापन 
दुग्‌ ति 
दुलार 
दुषण, दोष 
दृत्य, दोत्य 
ट्‌ 

देना 

देह 

देव 

दोला, दोलन 
दोलत 

द्वार 

द्रव 

द्रोह 

द्वीप 

दंगा 

दंश, दंशन 
दकियानू सी 
दक्खिन | 


१३७ 


विशेषण 

दीक्षित 

दीन 

दीपक, दीप्त, दीपित 


- दीवान 

दुःखमय, दुखिया, 
दुःखी, दुःखित, 

| दुआगो 
दुधिया, दुधार, दुधल 
दुनियावी, दुनियाई 
दुमदार 

दुरात्मा - 

दुबला 

दुगेत 

दुलारा 

दूषित, दुष्ट, दोषी,दुष्य 
ट्त 

दूबिया 

देवेया 

देहिक, देही 

देविक 

दोलित, दोलायमान 
दौलतमन्द 
दौवारिक 

द्रवित, द्रूत 

द्रोही 

द्वैपायन 


दंगाई, दंगई, दंगेत 
दष्ट, दंशित 
दकियानूस 
दविखती 


CC-O. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


१३८ 
संज्ञा विशेषण 
दक्षिण दाक्षिणात्य 
दगा दगावाज 
दधि दाधिक 
दफा दफादार 
दबाव, दबना द्ब्ब्‌ 
दमन दम्य, दान्त, दमित, 
द्म दयनीय, दमी 
दया दयालु, दयावान्‌, दयामय 
दरिया दरियाई 
दपं दप्त, दपित, दर्पी 
दर्शन, दृष्टि दृश्य, दर्शनीय, दृष्ट 
' दल दलीय 
दलदल दलदला 
दादा ददिया 
दान दत्त, दातव्य, देय, दानी 
दाह, दहन द्ध, दहतीय, दाह्य 
दिमाग दिमागदार, दिमागी 
धन धनवान्‌, धनी, धनिक 
धनुष धनुष्मान्‌, धानुष्क 
धरण धृत, धर्त्ता 
धारण धाय, धारित, धारणीय 
धरना धराऊ 
धमं धामिक, धर्मी, धम्यं 
धषण धषित, धषणीय 
धवलिमा धवल 
धातु धातुमान्‌, धातुमय 
धान धानी 
धाष्ट्‌ य, धृष्टता धृष्ट 
धेयं, धृति धीरता धीर 
धु घलापन, धुरध धु धला 
घुआओं घुआँयध 
धुरा, धुरीण, धुये 


CC-O. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


माध्यमिक व्याकरण एवं रचना 


संज्ञा 
धूप 
धूम 
ध्यान 
ध्वंस 
ध्वज 
ध्वतन, ध्वनि 
नकल 
तवकाशी 
नाक 

नख 

नगर 
नजदीक 
नमन, नति 


नदी 


नय, नयन, नीति 
नफासत 
नभ 

नमस्या 
नरक 

नरमी 

नत्त न, नृत्य 
नशा 

ताश 

नासा 

नमक 

नहर 

नाद, नदन 
नासिका 
नाटक 
नापित्य 
नाभि 


विशषण 
धूपित 
धूमिल, धूमी, ध्र 


ध्येय, ध्यात, ध्यातव्य, ध्यानी 


ध्वस्त 

ध्त्रजी 

ध्वनित, ध्वन्य 
नकलची, नकली 
नक्काश 

नवकू 

नखी 

नागरिक, नागर 
नजदीकी 

नत, नम्य, नमनीय 
नादेय 

नीत, नेय, नेतव्य 
नफीस 

नभस्य 

नमस्य 

नारकीय, नरकी 
नरम 

नत्तित, नतेक 
नशवाज, नशीला 
नश्वर, नष्ट 
नस्य 

नमकीन 

नहरी 

नादित, नदित 
नासिक्य 
नाटकीय, नाटको 
नापित 

नाभ्य, नभ्य 


नव-शब्द-निर्माण 


सांज्ञा विशषण 
ताम नामी 
ताव नाव्य 
निन्दा, निन्दन-निन्दनीय,निन्दित,निन्द्य 
निकष निकृष्ट 
निष्कषे निष्कृ*्ट 
निगडन, निगड निगडित 
निराकरण निराकृत, निराकरणीय 
निगरण निगीणे 
निठुरपन, निठुराई निठ्र 
निडरपन निडर 
निद्रा 


निद्रित, निद्रालु 
निधान, निधि निहित, निधेय 
निवेदन निवेदित, निवेदनीय, निवेद्य 
निष्पत्ति, निष्पाद-- निष्पन्न, निष्पाद्य 


निष्पादन निष्पादित, निष्पादनीय, 
निपुणता, नैपुण्य निपुण 
निमित्त नैमित्तिक 
नियुवित, नियुक्त, नियोज्य 
नियोजन नियोजक, नियोजनीय 


निवृत्ति, निवत्त न निवत्त 
निवृ त्त, निर्वेत्त न निवृत्त 
निव ति, निर्वाण नि वृत 
निष्ठा नैष्ठिक, निष्ठित 
निशा नेश 
निसग नेसगिक 


नीचता, निचाई--नीच, नीचा, निचला 
नील 


निलहा 
टि नैतिक 
तै नेक 


नुमाइश 


सज्ञा विशषण 
नुम।इन्दगी नु 
नोक नकीला 
नोदन, नोद-- नोदित, नोदी, नादनाय 
नौकरी नकट 
नौबत नौबती 
न्यसन, न्यास - न्यस्त, न्यासी, न्यसनीय 
न्याय न्यायी, न्यायसंगत, नैयायिक 
न्यूनता हर 
पंक पाकल 
पंक्ति प 
पंगुता | पु 
पंचायत पंचायती 
पंजर पंजरित 
पंडिताई, पांडित्य पंडित 
पँवारा पेवरिया 
पक्ष पाक्षिक, पक्षी, पक्षीय 
पच्छिम पञ्छिमी, पछी 
पछाँह पछा 
पटना पटच हिया 
पटुता, पाटव पटू 
पठन, पाठ पाठ्य, पठित, पठनीय 
पडोस पडोसो 
पण, पणन पण्य, पणित, पणनोथ 
पतन, पात पतित, पदनशोतल 
पतंजलि पातंजल 
पत्थर पथरीदा 
i पथ्य, पाथेय, पथिक, पाल्य 
NS पदाति, पार्क 
पद्य 


१३९. 


पद्यमय, पच्चाकक 


CC-O. Dr. Ramdev Tripathi ००००० णी पाही. By Siddhanta eGangotri २१७१6१ 


“4४० 


संज्ञा. विशेषण 
“पय पयस्य, पयस्वी, पयस्विनी 
परख पारखी 
परमाथे पारमाथिक, परमार्थी 
'परंपरा, पर्य परंपरित, परंपरागत 
पराजग्र पराजित, पराजेय, परा जिष्णू 
पराभव पराभूत, 
'पराभवन पराभवनीय 
परामशं, परामृष्ट, 
'परामर्शन १रामशंनीय 


परिक्षय-परिक्षित्‌,परिक्षित, परिक्षीण, 


परिचय परिचित, परिचायक 
"परितोष पारितोषिक, परितोषणीय 
परिचर्या, परिचारक, 
परिचरण परिचरणीय 
“परिणाम, परिणमन 'परिणत्न 
परिभव, परिभवन परिभत 
“परिधाषा परिभाषित, 
परिभाषण पारिभाषिक 


परिमाण, परिमिति-परिमित, परिमेय 


परिवत्त न - परिवत्त नशील, परिवत्तित, 


'परिवृत्ति परिवत्त नीय, 

परिवर्त्ती, परिवृत्त 
'परिषद्‌ पारिषद्य, परिषद्बल 
'परिष्वजन, परिष्वळ्‌ ग परिष्वकत्त 
परीक्षा परी क्षित, परीक्ष्य, 
परीक्षण परीक्षणीय 
'परुषत।, पारुष्य परुष 
पर्दा पर्दानशील 
पर्यटन पर्यटक, पय टित, पर्यटनीय 
पवे. पावेण 
पर्वत पर्वतीय, पावेत 


माध्यमिक व्याकरण एवं रचना 


सज्ञा विशेषण 
पलायन पलायित, पलायमान 
पल्लव, पल्लवन पल्लवित 
पशु पाशविक 
पस्ती पस्त 
हरा पहरेदार, पहरू 
पहुनाई पाहुन 
पसु पांसन, पांसुल 
पाक पक्त्र 
पाचन पाचक, पाच्य 
पाणिनि पाणिनीय 
पातिव्रत्य पतिव्रता 
पाद पाञ्च 
पान पेय, पानीय 
पानी पनीला, पनिहा 
पार पारीण 
पारतन्ट्र्य, परतन्त्रता परतन्त्र 
पारावार पारावारीण 
पाथेक्य, पृथकृत्व पृथक्‌ 
पालन पालक, पालित, पाल्य, 
पालनीय, पालतू 
पाश, पाशन पाशित 
पिण्ड पिण्डित, पिण्डीभूत 
पिता पित्र्य, पैतृक 
पिधान पिहित, पिध्चेय 
पिपासा पिपासित, पिपासु 
पिशाच पेशाचिक 
पीछा, पीछे पिछला, पिछड़ा 
पीड़न, पीड़ा पीडित, पीडनीय 
पीतिमा, पीतता पीत 
पुस्त्व वसान रन Koshe 


i(C PR 1 
CC-O. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized By Siddhanta 


नव-शब्द-निर्माण 


संज्ञा विशेषण 

पुच्छ पुच्छल 
पुञ्ज पुञ्जित, पुञ्जोभुत 
पुर पौर 
पुरस्कार पुरस्कृत, पुरस्कायं 
पुराण पौराणिक 
पुरोहिती, पौरोहित्य पुरोहित 
पुलक पुलकित 
पुश्त पुश्तेनी 
पुष्प पुथ्पित 
दूजा पूजित, पुज्य, पूजनीय 
पुजन {जइं, पुजारी, पूजक 
दरण, पुत्ति पुर्ण, पुरणीय, प्रित 


पूरब, प्रवीपन पूरबी, पुरवा, पुरविया 


परथिवी पार्थिव 
पेच, पेचीदगी पेचीदा 
पेट पेट 
पतरा पतरेबाज 
पशुन्य पिशुत 
पोल पोला 
पोशीदगी पोशीदा 
पोष, पोषण पोषित, पोष्य 
पुष्टि पोषणीय, पुष्ट 
पोस पोसुभा 
पुरुष, पौरुष पौरुषेय 
पौर्वापयं पूर्वापर 
प्यार प्यारा 
प्यास प्यासा 
प्रकटन, प्राकट्य प्रकट, प्रकटित 
प्रकरण प्राकरणिक 


प्रक्षप, प्रक्षेपण प्रक्षिप्त, प्रक्षे प्तव्य 


CC-O. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
hr 


१४क 
संज्ञा बिशेषण: 
पकाश, प्रकाशन प्रकाशित, प्रकाशनीय 
प्रज्ञा, प्रज्ञान प्रज्ञ, प्रज्ञात, प्रज्ञय 
प्रणाम, प्रणमन, प्रणति--प्रणत, प्रणम्य 


प्रतिभा प्रतिभावान्‌, प्रतिभाशाली, 
प्रातिभ 

प्रतियो गिता प्रतियो गीः 
प्रतिष्ठा प्रतिष्ठित, लब्ध प्रतिष्ठः 
प्रतिपालन प्रतिपाल्य, प्रतिपालक, 
प्रतिपालितः 

प्रतीति प्रतीत, प्रतीयमान, प्रातीतिक 
प्रत्यय प्रत्येतव्य, प्रतीत्य, प्रत्येयः 
प्रत्याशा प्रत्याशित 
प्रपंच प्रपंचीः 


प्रभाव प्रभावित, प्रभावशाली, प्रभावी 


प्रमाण प्रमाणित, प्रामाणिक, प्रमेय 
प्रवास प्रोषित, प्रवासी 
प्रवृत्ति, प्रवत्त न प्रवृत्त, प्रवत्तित 
प्रविधि प्रावधिक 


प्रवेश, प्रविष्टि प्रविष्ट, प्रवेष्टव्य 
प्रशंसा, प्रशंसन---प्रशस्त, प्रशस्य, प्रशस्य 


प्रशस्ति प्रशंसित, प्रशंसनीय 
प्रसंग, प्रसक्ति प्रातंगिक, प्रसक्त 
प्रसाद प्रसन्न 
प्रसार प्रसत 
प्रसारण प्रसारित 
प्रस्थान प्रस्थित 
प्राक, प्राची प्राच्यः 
प्राचीनता प्राचीन 
प्राण प्राणी, प्राणवान्‌ 
प्राणन प्राणित 
प्राथम्य, प्रथमता प्रथम 


१४२ 
संज्ञा विशेषण 
प्राप्त, प्राप्य, प्रापणीय 
प्राथित, प्राथ नीय 


प्राप्ति, प्रापण 
प्राथेन, प्रार्थना 


प्रसव, प्रसुति प्रसूता 
प्रेरण, प्रेरणा प्रेरित, प्र रणीय 
प्रेषण प्रेषित, प्रेष्य, प्र पणीय 
प्रौढि, प्रौढता प्रौढ 
प्लवन, प्लव, प्लुति प्लुत 
प्लावन प्लावित 
फरियाद फरियादी 
फायदा फायदेमन्द, मुफीद 
फेन फेनिल 
बखेडा बखेडिया 
बच्चा, बचपन, बचपना बचकाना 
वडप्पन, बड़ाई बड़ा 
बन बनेला 
बफे बर्फीला 
बहहष्कार बहिष्कृत, बहिष्करणीय 
बहुतायत, बहुलता ' बहुत 
बाहुल्य, भूमा बहुल, बहु 
बाजार बाजारू 
बाधा बाधित, बाध्य, बाधाग्रस्त 
बालपन, बाल्य बाल 
बिलगाव चिलग 
बीच बिचला 
बीज बीज्‌ 
बुजुग बुजुर्गी बुजुगाता 
बुद्धि, बुद्धिमत्ता बुद्धिमान्‌ 
बुनियाद बुनियादी 
बुभुक्षा बुभुक्षित, बुभुक्षु 
बुराई, बुरापन बुरा 
बुजंदी बुलन्द 


माध्यमिक व्याकरण एवं रचना 


संज्ञा घिशेषण 

बृहस्पति बाहस्पत्य 
बेवफाई बेवफा 
बोझ बोझिल 
बोध, बोधन बुद्ध, बोद्धा, बाद्धव्य 
बोलती बोलता 
ब्याह ब्याहता, व्याहा 
ब्रह्म ब्राह्म 
ब्रह्मचर्य ब्रह्मचारी 
भंग, भञ्जन भग्न, भंगुर 
भक्षण भक्ष्य, भक्षक, भक्षित, भक्षणीय 
भगवत्ता, भागवत, भगवन्मय 
भगवान्‌ भगवदीय 


भजन, भक्ति- भक्त, भजमान, भजनीय 
भट्टी, भठियारपन भठियारा 
भड़क, भड़कना भड़की ला, भड़केल 
भय भीत, भीरु, भेतव्य, 
भीति भयंकर, भयानक, भयावना 
भरण, भृति-भृत, भृत्य, भतंव्य, भरणीय 


भत्सन भत्सित, भत्संनीय 
भलाई, भलापन भला 
भव, भवन भूत, भव्य, 
भाव, भूति भवितव्य 
भस्म भस्मसात, भस्मीभूत, भस्मित 
भाँग भँगेडी 
भाईचारा, भायप भाई 
भार, भारीपन भारी 
भाव, भावना भावित, भावुक 
भाषण भाषित, भाष्य 
भाषा भाषिक, भाषणीय 


भिक्षा, भिक्षण--भिक्षु, भिक्षक, भिक्षित 
भीख भिखारी 


CC-O. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


नव-शब्द-निर्मांब 


सज्ञा विशेषण 
भूत भूतहा, भुताह 
भूमि भौम 
भषण, भूषा भूषित, भूषणीय 
'भेद, भेदन भिन्त, भेद्य, भेदिया 
भ्र श, भ्रशन भ्रष्ट 
भ्रम, भ्रान्ति भ्रमित, भ्रान्त 
मक्षिका माक्षिक 
मंगल मांगलिक, मंगलमय, मँगला 
मगध मागध 
मजा मजेदार 
मजाक मजाकिया 
मज्जन मग्न, मज्जनीय 
मति मत, मतिमान्‌ 
मनन मननीय, मननशील 
मद मत्त, मदिर 
मदद मददगार 
मधु मधुमय, मधुमान्‌ 
मधुरता, माधुयं, मधुरिमा मधुर 
मध्य मध्यम 
मन मनस्वी, मानस, मानसिक 
मनीषा मनीषी, मनीषित 
मरण, मृति मृत, मरणशील 
मृत्यु .मत्य 
मदे, मर्दानगी मर्दाना 
मर्म मामिक 
मर्यादा मर्यादित, मर्यादोचित 
मल, मालिन्य मलिन, मलीमस 
मलवा मलबाभरा 
मलयालम मलयाली 
मसखरापन, मसखरी मसखरा 
मशाल मशालची 


१४३ 
संज्ञा विशेषण 
महंगी, मेह॒गाई मॅहग। 
महिमा, महत्ता, महत्त्व 

मह(नता महान्‌ 
माँग मँगता, मँगन 
मातम मातमी 
मात्रा साविक 
मात्सय, मत्सर मत्सरी 
माने, मिति मित, मेय 
मानव मानवीय, मानवो चित 
साया मायावी, सायी, मायिक 
माजेन मृष्ड, माजित, मार्जनीय 
मालवा मालवीय 
मासूमियत मासूम 
माह माहवारी 
मिठास, मिठाई, मीठापन मीठा 
मिलन, मिलना मिलनसार 
मिल्कीयत मालिक 
मिश्रण मिश्र, मिश्रित 
मीआद मीआदी 
मीमांसन मीमांसक, मीमांसित 
मीमांसा मीमांस्य 
मीलन मीलित 
मुक्ति, मोचन मुक्त, मोचनीय 
मुख मुखर, मुख्य, मौखिक 
मुखालफत मुखालिफ 
मुगल सुगलिया 
मुद्रण मुद्रित, मुद्रणीय, मुद्रणाधीन 
मुद्रा मुद्रांकित 
मुमुक्षा मुमुक्ष, मुमुक्षित 
मुमूर्षा मुमूष, मुमूवित ` 


CC-O. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


१५४ 
संज्ञा. विशेषण 
मुरौवत मुरोवती 
मुदेनी मुर्दा 
मुत्ति मूत्त, मृत्तिमान्‌ 
मूर्धा मृधेन्य 
मुदुता, मार्दव, म्रदिमा मुदु 
मेधा मेधावी 
पेल मेला 
मोद, मोदन मुदित, मोदनीय 
मोह मूढ़, मोहन, मुग्ध, मीहक, 
मोहित 
मोजूदगी मौजूद, मौजूदा 
म्लानि म्लान 
यजन, याग, याजी, यजनीय 
यज्ञ, इष्टि यज्ञीय, इष्ट 
यदुच्छा यादृच्छिक 
यति, यमन, यम यत, यमी, यमित 
मन्त्र, मन्त्रण मन्तित 
यश यशस्वी, यशस्य 
यष्टिका याष्टीक 
याचन याचक, याचित, 
याचना याचितव्य 
यात्रा यात्री, यात्रिक (उपकरण) 
यापन यापित, याप्य, यापनीय 


युग युगीन, युग्य 


युक्ति, युक्त, योक्तव्य, योज्य, 
योग युज्जान, योगी, यौगिक 
युद्ध, योधन योद्धा, योध्य, युद्धीय 
युयुत्सा युयुत्सु 
योनि ।यौन 
यौवन युवा 


CC-O. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


माध्यमिक व्याकरण एवं रचना 


संज्ञा विशेषण 
रक्षा रक्षक, रक्षित, रक्षणीय 
रक्षण रक्षी, रक्ष्य, रक्षितव्य 
रंग, रक्ति, राग रंगीन, रक्त, रागी 
रचना रचित, रचयिता, रचनीय 
रज राजस, राजसिक 
रजा राजी 
रति, रमण रत, रम्य, रमणीय 
रथ रथी, रथ्य 
रफ्‌ रफूगर 
रस रसिक, रसवान्‌, रसीला, 
रसिया, रसदार 
रहम, रहमत रहीम, रहमदिल 
राधा राधेय 
राह राहगीर, राही 
रिहाई रिहा 
रुचि रुचिर, रोचक, रुच्य 
रुद्र रौद्र 
रूढ़ि रूढ 
रूप रुपवान्‌, रूपी, रूप्य 
स्पा रूपहला 
रेखा रेखांकित, रेखित 
रेचन रेचक 
रेत, रती रेहीला 
रोग रुग्ण, रोगो 
रोब रोबदार, रोबीला 
रोम रोमश 
रोयाँ रोयदार 
रोशनी रशान 
रोष, रुष्टता स्ष्ट 
ह लक्षित, लक्ष्य, लक्षक 
लक्षणा लाक्षणिक 


नव-शब्द-निर्माण 


संज्ञा विशेषण 
लगाव, लाग, लगन लग्न, लागू 
लंघन लंघित, लंघनीय, लंध्य 
लज्जा लज्जित, लज्जालु, 
लाज लजीला 
लडकपन लडका 
लफ्ज लफ्फाज, लफ्जी 
लय, लयन लीन, लय, लयदार 
लवन लब्ध 
लहर लहृरदार 
लाघव, लघिमा, लघ्‌ता लघ्‌ 
लाठी लठेत 
लाइ लाडला 
लात लतियर (ल), लतखोर 
लालसा लालसित 
लाला लालायित 
लाली, लालिमा, ललाई लाल 
लावण्य लवण 
लेप, लेपन लिप्त, लेप्य 
लेह लेहू य, लीढ 
लोक लौकिक 
लोप लुप्त 
लोभ लोभी, लुब्ध 
लोहा लोहिया 
वंश वंश्य, वंशज 
वक्तृता वक्ता 
वचन, उक्ति उक्त, वक्तव्य, वाच्य 
वजारत वजीर 
वचञ्चन) वञ्चना वझ्चित, वञ्चनीय 
बत्स, वात्सल्य वत्सल 
वध, हनन, हत्या, घात हुत, वध्य, 

हन्तव्य 


१४५ 
संज्ञा विशेषण 
वत वन्य, बॅनेला 
वपन, वाप उप्त, वपनीय 
वपु वपुष्मान्‌ 
वफा वफादार 
वसन वाच्त, वमनीय 
वय वयस्क, वयस्य 
वरण, वर, वार, वृति वृत, वरणीय 
वर्ग वर्गीय, वग्य, वर्गीण 
वर्गीकरण वर्गीकृत, वर्गीकरणीय 
वर्चस्‌ वचेस्वी, वचेस्वान्‌ 


वजन, वर्जना 
वर्णन, वणेना 


वाजित, वजनीय, वज्ये 
वणित, वण्यं, वणंनीय 


वर्धन, वृद्धि वृद्ध, वधिष्ण्‌, वर्धतीय 
वषण, वर्षा वषु क, वर्षी 
वलय वल यित 
वश वश्य, वशी, वशंगत 
वस्तु वास्तविक 
वहन, वाह ऊढ, वाहूय, वहनीय 
वाक्‌ वाचाल, वाग्मी, वाचिक 
वाचस्पति वाचस्पत्य 


वाञ्छा, वाञ्छन वाञ्छित, वाञ्छनीय 


वाणिज्य वणिक्‌ 
वादन, वाद वादी, वाद्य 
वाथु वायव्य, वायवीय 
वारण वारित, वाय, वारणीय 
वाद्ध क, वाद्ध क्य वृद्ध 
वाष्प वाष्पित 
वास उषित, वासी, वासित 
विकल्प वैकल्पिक 
विकास, विकसन विकसित, विकस्वर 
विकिरण विकीणं 


CC-O. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


१४६ 


हंशा 

विकृति, विकार, 
नबिकरण 

विघ्न 

विद्या 

विद्वत्ता, वेदुष्य 
विद्य त्‌ 

विधि 

विधान 

विनय, विनति 
विपद्‌, विपदा, 
विपत्ति 

विपयंय, वपरीत्य 
विपर्यास 


विभजन, विभाग, 
विभक्ति 


विभूति, विभव, घैभव 


बिमाता 
विरति, विराम 
विरह 
बिरोध 
विश्रम्भ 
विश्वास 


बिषय 
निषाद 
बिस्तार, विस्तृति 


विस्मय, विस्मिति, 


विस्मयन 


बिश षण 


घिकृत, विकारी 


विध्नित 
विद्यावान्‌, सविद्य, 
फुतविद्य, विद्वान्‌ 
वैद्य त, विद्युत्वान्‌ 
वैध, विहित 
विधेय, विधायक 
विनत, विनम्र 
विपन्न, विपद्ग्रस्त 


विपरीत 
विपयस्त 


विभक्त, विभाज्य 


विभु 

वमात्नय 

विरत 

विरही, विरहित 


विरुद्ध, विरोधी, विरोधनीय 


विश्रब्ध 


विश्वसनीय, विश्वस्त, 


विश्वासी 

विषयी, वेषयिक 
विषण्ण, विषादी 
विस्तृत, विस्तीणं 


विस्मित 


विस्मरण, षित्मृति विस्मृत, विस्मरणीय 
बेध, वेधन, ब्यधन विद्ध, वेधक, वेधनीय 


बेधव्य, विधवात्व 


विधवा 


माध्यमिक ध्याकरण एवं रचना 


संज्ञा विशेषण 
वे धूर्य, विधुरता विधूर 
व्यंजन, व्यंजना, व्यक्त, व्यग्य, 
व्यङ ग, व्यक्ति व्यंजनीय 
व्यय, व्ययन वीत, व्ययित, 

व्ययनीय, व्ययसाध्य 
व्यववान व्यवहित 
व्ववस्था, व्यवस्थिति व्यवस्थित 
व्यवहार व्यवह्ृत , व्यवहत्त व्य, 

व्यवहार्य, व्यवहारपट्‌ 
व्यसन व्यस्त, व्यसनी 
व्याकरण वैयाकरण 


व्याख्यान, व्याख्या व्याख्याता, व्याख्येय, 
व्याख्यात, व्याख्यातव्य 


व्याघ्र वेयाध्र 
व्यादान व्यात्त 
व्याधि व्याधित, व्याधिग्रस्त 
व्यापार, व्यापृति व्यापारी, व्यापृत 
व्यास वेयासिक 
णक शवको 
शक्ति शक्त, शकय, शाक्त, 
शक्तिमान्‌, शावतीक 
शमन, शम, शमनीय, शमी, शान्त 
शान्ति 
शयन शयित, शयालु 
शरण शरण्य 
शरद्‌ शारद, शारदीय, शारदिक 
शराफत शरीफ 
शरीर शारीरिक, शरीरी 
शन्त शत्तिया 
शमं शमिन्दा, शर्मीला 
शहादत शहीद, शहीदी 
शादी शादीशुदा 


CC-O. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


नव-शब्द-निर्माण 


संज्ञा विशेषण 
शात शानदार 
शाप शप्त, शपनीय 


शासन- शिष्ट, शिष्य, शासक, शासित 


शिर शिरस्य 
शिक्षा शिक्षित, शैक्षिक, शिक्ष 
शिक्षण शिक्षणीय, शैक्षणिक, शिक्षक 
श्यु खल श्र खलित, शू खलक 


शुषा, शुश्रषण शुश्न ष, शुश्र षित 


शुचिता, शौच शचि 
शरुआत णरू 
शिशुता, शैशव श्‌ 
शोक शोच्य, शोकाकुल, शोकमय 


शोधन, शुद्धि, शुद्ध, शोधनीय, शो धित, 
शोध शोधक, शोध्य, शोधार्थी 


शोभा 
शोषण, शोष 


शोभित, शोभन, शोभनीय 
शुष्क, शोषित, शोषणीय 
श्रद्धा श्रद्धेय, श्रद्धालु, श्रद्धास्पद 
श्रवण, श्रति श्रूत, श्रवणीय, श्रव्य 
ध्री श्रीमान्‌ 
श्लाधन, एलाधा श्लाध्य, श्लाघनीय 


श्लेषण, रेष शिलष्ट, स्लेष्य, इलेषणीय 
संयोग, संयोजन संयुक्त, संयोज्य 
संशय संशयित, सांशयिक, संशयी, 

संशयान, संशयालु, संशयास्पद 
सस्कृति, संस्कार, संस्करणीय, 
सस्करण संस्कृत 
सख्य सखा 
सभा, सभ्यता सभ्य 
समझ समझद।र. 
सफर, मुसाफिरी मुन्ना कर 


सहायता, साहाय्य सहाय, सहायक 


CC-O. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


१४७ 
संज्ञा विशेषण 
संग, सक्ति, सञ्जन सक्त, संगी 


संक्रम, संक्रमण संक्रामक, संक्रमित 
संक्रान्ति संक्रान्त, संक्रमणीय 
संगीत- संगीतज्ञ, संगीतकार, सांगीतिक 
सजा सजायाफ्ता 
संजीदगी संजी दा 
संदेह संदिग्ध, संदेही, संदेहास्पद 
संधान, संधि स हित, संधेय, संधित 
संध्या सान्घ्य 
संपद्‌, संपदा, संपत्ति संपन्न 
संपादन संपादक, संपादित, संपाद्य 
संमान संमानित, संमान्य, सांमानिक 
साधन, साधना-साध्य, साधित, साधनीय 
सावधानी सावधान 
सिद्धि सिद्ध 
साल सालाना 
सुन्दरता, सौन्दये सुन्दर 
स्थिति स्थित, स्थायो, स्थावर 
स्थान, स्थानीय 
स्थापन, स्थापना स्थापित, स्थापनीय 
स्थिरता, स्थयं स्थिर 
स्नान स्नात 
स्नेह, स्नेहन स्निग्ध, स्नेही 


स्परद्धो, स्पधनीय 
स्पृष्ट, स्पृश्य, स्पर्शनीय 


स्पर्धा, स्पधेत 
स्पशं, स्पशंन 


स्पृह स्पृहित, स्पृहणीय 
स्फृत्ति, स्फूरण स्फत्त, स्फुरित 
स्मिति, स्मय, समयन, स्मित, स्मेर 
स्मृति, स्मरण स्मृत, स्मरणीय. स्मातं 
संग्राम सांप्रामिक 
सरवण, स्रति सूत, सवणीय 


१४५ माध्यमिक व्याकरण एवं रचना 


सस्ता विशेषण संज्ञा विशेषण 
स्वप्न,स्वपन,स्वाप,सुष्ति सुप्त,स्वप्निल हवा हवाई 
स्वदन, स्वाद स्वादु, स्वदनीय हान, हानि होन, हेय, हातव्य 
स्वस्थता, स्वास्थ्य स्वस्थ हिरण्य हिरिण्मय 
स्वीकृति, स्वीकार स्वीकृत, स्वीकार्य, हिंसन, हिसा ठिंसक, हि, हिसित 

स्वीकरणीय देय हार्दिक, हृद्य, सहृदय 
हंसी हें सोड़, हसमुख हैरत हैरतअंगेज 
हरण, हति, हार हृत, हरणीय, हाये होश, होशियारी होशमंद, होशियार 
हषं, हपंण हृष्ट, हषित ह्यास, हसन हसित, हस्व 


वाक्यांश या पद-समू ह 

भाषा का एक अंग पद भोर वाक्य का मध्यवर्ती भी होता है, अर्थात्‌ बह 
भनेक पदों से वन कर भी एक वस्तु का ही बोधक रह जाता है, कोई एक भी पूरी 
बात ठीक से नहीं व्यक्त कर पाता, क्योंकि इसमें समापिका क्रिया नहीं रहती 
है । इसे ही वाक्यांश या पद-समूह कहते हैं । यह समापिका क्रिया से हीन अपूर्णाथं क 
रहते हुए भी अपने आपमें भाषा की एक सार्थक इकाई है। यह वाक्यांश विशेषण 
भी हो सकता है संज्ञा भी, अव्यय भी और उहेश्य-भिन्न किसी कारक से युक्त शुद्ध 
क्रिया, धातु भी । 

जसे, अथ से इति तक अशुद्ध है, वह आंख का अन्धा है, गाँव का गाँव 
उजड गया, वह ज्यों का त्यों रह गया हे । अपने हाथ से अपना काम करनेवाले 
अधिक सुखी रहते हैं सूरन के डूबते हो चिडियाँ चहकने लगी । इसी प्रकार उनके 
भाने पर, आप को इच्छा के अनुसार, दिन भर का भूखा, घर से लोट कर, पाँव 
पसार कर सोये रहना आदि । मुहावरे प्रायः ऐसे ही वाक्यांश होते हैं, जिन से 
वाक्य की शोभा ही कुछ ओर हो जाती है। उनकी चर्चा भागे की जायगी । 


अनेक णब्दों के लिए एक शब्द 
वहुब्नी हि 


अगतिक--जिसकी कोई गति नहीं। अजय--जो जीता नजा सके । 
थजातशत्र--जिसका कोई शत्रू नहीं जनमा । अतिभि-जिसके आने की तिथि 
शात न हो। अह्वितीय-जिसके समान कोई दूसरा नहीं। अनन्य--अन्य से 
रहित, जिसके समान कोई अन्य नहीं। अनन्योपाय-जिसका या जिसे. कोई 


हसरा उपाय नहीं । भनाथ--जिसका कोई नाथ नहीं । अनायास - जिसके लिए 
CC-O. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


नेव-शब्द-निर्माण १४६ 
कोई आयास न करना पड़ । अनुलोम--ऊपर से नीचे की ओर आनेवाला । 
अन्यमनस्क---जिसका मन कहीं और है। अपत्तीक--बिना पत्नी का। 
भपलक-- बिना पलक गिराए। अभय, निर्भय, निर्भीक -. भय से रहित । आगत- 
पतिका--जिसका पति आया हे । भागमिष्यत्‌पतिका--जिसका पति आनेवाला 
हैं। आजानुबाहु-जिस की बाहे घुटनों तक हैं । एकच्छत्र, अप्रतिशासन--- 
जिसका प्रतिद्वन्द्वी शासक नहीं । एकटक गाएक ही है टक (पलक) जिसमें । 
कपोतग्रीव--कबुतर को तरह छोटी गर्दन वाला । कुशाग्रबुद्धि--जिसकी बुद्धि 
कुश के अग्न भाग को भांति तीखी है। कृतकृत्य, कृतकाय, कृतार्थ --जिसका 
उद्दशय हरा हो चुका है। खड्गहस्त--जिसके हाथ में खड्ग है। गुरुपाक--- 
जिसके पाक (पचने) में कठिनाई होती है। गोधूलि--वह काल जब गोओं के 
लोटने की धूल उडती है। चक्रपाणि---जिसके हाथ में चक्र है, विष्ण | चतु- 
भु ज--जिसे चार भूजाए' हैं विष्णु । चतुष्पद, चौपाया--जिसे चार पाँव हों । 
चन्द्रशेखर, चन्द्रमोलि, चन्द्रचूड---जिसके सिर पर चन्द्रमा हैं। जितेन्द्रिय--जिसने 
इन्द्रियो को जीत लिया है। तिमँजिला, तिनमंजिला---तीन मंजिलो वाला । 
ल्निकोण--तीन कोणो वाला। ब्विभृज--तीन भुजाओं वाला । तिविध--तीन प्रकारो 
वाला । दत्तचित-जिसने चित्त दिया (लगाया) है (किसी एक काम में) | 
रशानत, दशमुख दशवदन-दस मुहोंवाला। दीघंबाहु-लम्बी भजाओं वाला । 
दुबु दि--वुरी बुद्धि वाला । दुबोंध--जिसे कठिनता से बोध होता हृ । दुर्धषे-- 
जिसका घर्षण (पराजय) कठिनता से हो सके । दुभिक्ष - जब कठिनाई से भिक्षा 
मिलती हुँ (अकाल ) | दृढ़प्रतिज्ञ-दृढ़-प्रतिज्ञा वाला । देवमातृक--- 
वर्षा के जल के पालित (देश) । दोभाब (दोआबा)--जिसके दोनों ओर जल 
हे। द्वीप--जिसके चारो ओर जल है। द्विपद--दो पाँवों वाला । घर्मात्मा 
धम में है आत्मा जिसकी | नदीमातृक---तदी जल से सींचे प्रदेश वाला। निरं- 
कुश--बिना अंकुश का। निराधार--बिना आधार का | निरामिप-- बिना 
आमिष (मांस) का । निगु'ण---बिना गुण का, गुणहीन। निदय- बिना दया 
का । निनिमेष--बिना निमेष (पलक) गिराए। निर्मम--बिना ममता का । 
निमू ल--बिना मूल का । निष्पाप--बिना पाप का । निस्तेज--विना तेज का 
तेजोहीन। निरक्षर--अक्षर भी नहीं जानने वाला । ्रयुतपन्नमति -पत्युपन्न 
प्र उत्पन्न) बुद्धिवाला । प्रवत्स्यत्‌पतिका--जिसका पति प्रवास में जानेवाला 
₹। प्रोषितपतिका--जिसका पति प्रवास मैं हे। भरनहृदय--टटे हृदय 
वाला । बदकिस्मत--बुरी किस्मत वाला । हाबाहु--महान्‌ बाहुभो त । 
महाशय--महान्‌ आशय वाला । महोदय--महान्‌ उदय वाला । मुक्तकण्ठ 
उन्मुक्तकण्ठ -- खुला हे कंठ जिसका। मुक्त (उन्मुक्त) हृदय खुले हृदय 


CC-O. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


१५० माध्यमिक व्याकरण एवं रचनां 


वाला । मुक्तहस्त--हाथ खोलकर, खुले हाथ वाला । मेघनाद---मेघ के समान 
गर्जन वाला । लब्धप्रतिष्ठ--प्रतिष्ठा प्राप्त करनेवाला । लम्बोदर--लंबे पेट वाला? 
गणेश । लापरवाह--जिसे कोई परवाह नहीं। लघुपाक--शीघ्र पच जानेवाला । 
वस्त्रपाणि-जिसके हाथ में बज्र है, इन्द्र । विपत्तीक--बिना पत्ती का । 
विधुर--जिसकी पर्नी मर चुकी है । विद्यूत्मभ--बिजली की भाँति चमक वाला । 
विधवा--पंतिहीन, मृतपतिका । विरूप--विकृत रूपवाला । बीणापाणि- हाथ में 
वीणावाला, सरस्वती । शूलपाणि--हाथ में शूल वाला, शिव। सपत्नीक - पत्नी के 
साथ । सदय--.दयावाला । सपरिवार--परिवार के साथ । समवयस्क--तुल्य 
अवस्था वाला । सोल्लास--उल्लासपुवंक । सहोदर, सोदर एक उदर से उत्पन्न । 
सुग्रीव--सुन्दर गदेन वाला । सधवा--जिसका पति जीवित हैं। सहनशील-- 
सहने का स्वभाव हे जिसका। सामिष--मांस के साथ। साक्षर--भक्षर 
(लिखना-पढ़ना) जानने वाला । सुहृद्‌-सुन्दर हृदय वाला। सुशील--अच्छे 
स्वभाव वाला । 


उपपद तत्पुरुष 

अग्रज--जो भागे (पहले) उत्पन्न हुआ हे । अग्रणी, अग्रसर, अग्न सर--जो 
भागे चलता हे । भग्रशोची--जो आगे की बात सोचता है । अतुज-बाद में जन्म 
लेने वाला, भाई । अन्त्यज--अभग्तिम वणे (शूद्र) से उत्पन्न होने वाला । भण्डज-- 
अंडे से जन्म लेने वाला, पक्षी। अनुग, अनुगामी, अनुचर--पीछे-पीछे चलने 
वाला । अत्तेवासी--गुरु के पास रहकर पढ़ने वाला । अवश्यंभावी - अवश्य 
होनेवाला । भव्ययीभाव-जो अव्यय नहीं था उसका अव्यय हो जाना । 
अल्पभाषी--कम व्रोलने वाला । भश्वारोही (घुइसवार)--घोडो पर चढ़ा व्यक्ति । 
भसूयं पश्या--कभी सूरज को नहीं देखनेवाली राजमहिला । आकाशचुम्बी, 
गगनचूम्बी--भाकाश को चूमनेवाला । उरग--छाती के बल चलनेवाला, साँप । 
भतलस्पर्शी--अत्यन्त गहराई तक पहुँचने वाला। कलाकार-कला को करने- 
बाला । कलाविदू--कला को जाननेवाला। कृतज्ञ--किए हुए (उपकार) को 
जाननेवाला, नमकहलाल । कृतध्त--उपकार को नहीं मानने वाला । खेचर, 
नभश्चर--भाकाश में चलने वाला । गृहस्थ--घर में रहने वाला । गोचर-- 
इन्द्रिय का विषय । चक्रधर--चक्र धारण करने वाला, विष्णु। चिरस्थायी-- 
अधिक दिन ठहरने वाला । जलज --जल में उत्पन्न 
लानलेवा--जान लेने वाला। त्रिकालज्ञ या a, ह. 
जानने, देखने वाला । दिनकर--दिन करने वाला, सुरज । दीघंजीवी -- 


CC-O. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


तव-शब्द-निर्माण १५१ 


अधिक दिन जीने वाला । दुनिवार--जिसका निवारण कठिन है। दुर्वोध-- 
जिसे समझना-समझाना कठिन है। दुर्गम--जहां जाना कठिन है। 
दुलेभ--जिसे पाना कठिन है। दुस्तर--जिसका पार पाना कठिन है। दुर्वह-- 
जिसका वहन (ढोना) कठिन हैं । दुःसह---जिसका सहना कठिन हे । दुःखद--दुःख 
देने वाला । दुष्कर--जिसका करना कठिन है। दुःखकर--दुख उत्पन्न करने 
वाला । द्रवीभूत-जो पहले द्रव नहीं था, अब द्रव हो गया । द्रतगामी--तेज 
जानेवाला । द्वारपाल--द्वार की रक्षा करने वाला । ट्विज-दो बार जन्म 
लेने वाला; ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य । धनद--धन देने वाला, कुबेर । निशाचर- 
रात में चलने वाला, राक्षस । नृत्यकार-- नृत्य करने वाला । प्रियवादी, प्रियंवद- 
प्रिय बोलने वाला । बहुज्ञ-बहुत जाननेवाला । बहुदर्शी-जो बहुत देख चुका है। 
बहुभाषा विद्‌-बहुत-सी भाषाएँ जाननेवाला। बहुभाषाभाषी- बहुत-सी भाषाएं बोलने 
वाला । प्राणदा-प्राण देने वाली । प्रियदर्शी-प्रिय (सुन्दर) दिखाई देने वाला। भूधर 
महीधर-पृथ्वी को धारण करनेवाला, पहाड़ ! रोमांचकारी-रोमांचित करनेवाला । 
मधुर (मृदु, मिष्ट) भाषी-मधुर भाषण करने वाला। मनोहर-मन को हुरने 
वाला, सुन्दर। मितभाषी--तौलकर (कम) बोलने वाला । यशोदा--यश को देने 
वाली । वशंवद, वशवत्ती, वश्य--व॒श में रहने वाला। विश्वहितंषी--विश्व 
का हित चाहनेवाला । विशेषज्ञ-विशेष रूप से जाननेवाला। शत्त घ्न--शत्र, 
को मारनेवाला । संगीतज्ञ-संगीत जाननेकाला । समदर्शी-सबशो सम देखने 
बाला। समोकरण--जो सम नहीं है, उसे सम करना। सव्यसाची- बाएँ 
हाथ से भी वाण चलानेवाला। सरसिज, सरोज--जलाशय में उत्पन, कमल । 
सवेज्ञ-सब कुछ जाननेवाला। सर्वभक्षी-सब कुछ खानेवाला । सुखद, 
सुखप्रद-सुख देनेवाला । सुगम--जहाँ जाना सरल है । स्तनपायी-थन 
पिलाने, पीनेवाला प्राणी । सुलभ--जिसे पाना सफल है। सूचीकार-सूई का 
काम करनेवाला, दर्जी । स्वणेकार--सोने का काम करने वाला, सुनार । 


हितेषी--हित चाहनेवाला । 
द्वितीया तत्पुरुष 
आशातीत--जिसकी भाशा नहीं को जाती है। इन्द्रियातीत, गोतीत-- 
जहाँ तक इ्द्रियों की पहुंच नहीं है। कष्टसहिष्णु--कष्ट को सह लेने वाला। 
त्षिगुणातीत--जो सत्‌, रज, तम तीनों गुणों से परे है । वचनातीत--जो कहा नहीं 
जा सकता है। वर्णतातीत--जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। 
संकटापन्न--संकट को प्राप्त। स्थानापन्न--दुसरे के स्यान पर अस्थायी रूप से 


काम करने बाला । 


CC-O. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


१५२ माध्यमिक ब्याकरण एव रचनां 


तृतीया तत्पुरुष 

मनलदग्ध-आग से जला, झूलसा। आचारपूत--भाचार से पवित्न, 
पवित्न आचरण वाला। कण्टकाकीर्ण--काँटों से भरा [जिस पर काटे बिखरे 
पड़े हैं]। कष्ट-साध्य--कष्ट से सिद्ध करने योग्य । क्षुधातुर--भूख से व्याकुल । 
तकसंगत--तक के अनुकूल । मनःपृत-जिसे मन पवित्र मानता हो। रक्ता- 
क्त, रक्‍तरंजित-खून से भींगा, रंगा । विचारगम्य-जहाँ तक विचार जा 
सकता है। विधिप्रदत्त-जो विधि द्वारा दिया गया है। शिरोधार्य--जो सिर से 
[या पर] धारण करने योग्य है। शोकदग्ध- शोक से जला । 


चतुर्थी तत्पुरुष 
णयनागार--सोने के लिए कमरा । स्नानागार- नहाने के लिए कमरा । 
भिक्षाटन--भिक्षा के लिए भटन । 


पंचमी तत्पुरुष 
भाकाशवृत्ति--भाकाश से प्राप्त वृत्त, अनिश्चित जीविका । ईसापूर्व- 
ईसा से पुवे) कत्तव्यच्युत--कत्तव्य से च्युत । जन्मान्ध-जन्म से ही अंधा । 
विक्रमपूवं--विक्रम से पूर्व सेवा-निवृत्त, सेवामुक्त = सेवा से निवृत्त । 


षष्ठी तत्पुरुष 
अन्नप्राशन--बच्चे को पहले-पहल अन्न खिलाना। कारयकर्ता--काभ 
करनेवाला | काकदन्तपरीक्षण--अस्तित्वहीन वस्तु का विश्लेषण-श्रम । 


जठरानल--जठर (पेट) की आग--पाचनशक्ति । जलयान--पानी पर चलनेवाला- 
यान । दिग्दर्शक-- दिशा दिखानेवाला। देशाटन--देश-देश का घमना । दावानल--- 
दाव (वन) की आग । नगरपालिका--नगर की रक्षा करनेवाली संस्था । पंडित- 
राज--पंडितों के राजा, सब से बड़े पंडित । पथ (माग) प्रदर्शक -- मार्ग दिखाने- 
वाला । पुत्रवधू--पुतोहू, पुत की पत्नी। पारदर्शक--पार को दिखानेवाला । 
पितृहून्ता--पिता को मारनेवाला । पुष्पकीट--फूल में (या पर) रहनेवाला कीड़ा । 
भयजनक--भय उत्पन्न करनेवाला । भूतेश--भूतों का स्वामी । भविष्यवक्ता-- 
भविष्य को बात करनेवाला । भूगर्भवेत्ता-धरती के भीतर की स्थिति जाननेबाला । 
मनोवृत्ति-मन को बृत्ति (गति अवस्था) । मातृहऱ्ता--माता की हत्या करने 
बाला । गुगनिर्माता-नए युग का निर्माण करनेवाला | युद्धपोत--लड़ाई का 


CC-O. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


~ 
५ 


नंवं-शंब्द-निर्माणं १५३ 


जहाज, जंगी बेड़ा । लोमहपंक, रोमांचक -- रोएँ खड़ा कर देनेवाला । विद्य द्बेग-- 
बिजली का वेग या बिजली की भांति वेग। विश्वपर्यंटक--विशव का पर्यटन 
करनेवाला । सवंदमन--सबका दमन करनेवाला । संदेहास्पद--संदेह का 
स्थान । सिंहणावक--सिह का वच्चा । हस्तलावव हाथ का लाधव (सफाई, 
चालाकी) । हृदय-विदारक -हृदय को विदीणं करनेवाला । 
सप्तमो तत्पुरुष 

अग्रगण्य--आपे आगे (सर्वप्रथम) गिनने योग्य । अरण्यरोदन--जंगल में 
रोना, जहाँ कोई सुननेवाला नहीं । क्षणभंगुर -क्षण मात्र में नष्ट हो जानेवाला । 
नरश्रेष्ठ --मनुष्यो में श्रेष्ठ । पुरुषोत्तम--पुरुषों (नरों) में उत्तम । किकत्त व्य- 
विमुढु---क्या करना चाहिए इस विचार में अक्षम । युधिष्ठिर--युद्ध में स्थिर 
रहनेवाला । रणमत --रण में (या से) मतवाला । विषयासक्त--विषयों (सांसारिक 
भोगों) में आसक्ति वाला । सर्वसाधारण, सर्वसामान्य जो सब में साधारण रूप 
से पाया जाय । 

कर्मधारय [प्रथमा तत्पुरुष, समानाविकरण तत्पुरुष | 

अतिशयोक्ति--वढ़ा-चढ़ाकर कही गई बात। आदिप्रबत्त क--पहला 
प्रवत्तं क (किसी मत का) । चलसंपत्ति-गतिशील संपत्ति (भूमि आदि से भिन्न) । 
काकवन्ध्या-- एक बार के प्रसव के बाद बाँझ बनी स्त्री । नवजात--नया जनमा । 
दुरधोज्ज्बल-दूध की भाँति उजला। नवागन्तुक--नया भाया हुआ। पुरु 
सिंह--सिंह के समान वीर पुरुष। प्राक्कथन--किसी मुख्य वक्तव्य के पूर्व का 
कथन, भूमिका । पर्णङुटी--पत्तों से बनायी गई कुटी। युवराज--युवक जो 
राजा होनेवाला है, राज्य का उत्तराधिकारी । वज्रवधिर-जो बिलकुल न 
है । बाडवानल- सामुद्रिक (ज्वालामुखी की) आग । लोह-पुरुष--लोहे की भाँति 
दृढ़ पुरुष। सत्याग्रह--सच्चा आग्रह, या सत्य का (के लिए) आग्रह । 
समशीतोष्ण--जो समान ही शीत तथा उष्ण है, न अधिक ठंडा है और न अधिक 
गर्म । सवसाधारण (साम।न्य)--सभी साधारण जत । 


प्रादितत्पुरुष 
अनुयोजक--अपील करनेवाला। अनुभूत--जिसका अनुभव किया जा चुका 
है । अतिवृष्टि-बहुत अधिक वर्षा। अत्युवित--बढ़ा-चढ़ाकर कहना । अनुकरणीय-- 
अनुकरण करने योग्य । अतीदिय--जो इर्द्रिय से प रे हो, इन्द्रियातीत । अच्तःपुर-- 
भीतर का नगर, रनिवास, महिलाओं का महल । अन्तर्भाव भीतर होता या 
कर लेना । अतीत--बीता हुआ। अनुमित--जिसका अनुमान किया गया हे । 


((.-0. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


१५४ माध्यमिक व्याकरण एवं रचना 
भभिनेता--अभिनय करनेवाला । अभिज्ञ--भच्छी तरह जाननेवाला । आगत -- 
आया हुआ । आगामी--आनेवाला । आपान--इकट्ठा होकर (शराव) पीना । 
आलोचक--भालोचना करनेवाला । आलोच्य--आलोचना के योग्य । उद्घारक--- 
उद्धार करनेवाला । कुकमं--कुत्सित कर्म । दुर्दम्य--जिसका दमन कठिन हे । 
दुभद्य-जिसे भेदना कठिन है। दुर्लडः ध्य--जिसका लांधना कठिन है । दुष्प्राप्प-- 
कठिनता से पाने योग्य । दुराग्रह--बुरा (अनुचित) आग्रह । निगीणं--निगला 
हुआ। निर्देशक--निर्देशन करनेवाला । परित्यक्त--छोड़ दिया गया । पुन- 
रुकित--एक से अधिक वार कहना । पुरस्कार--आगे बढाने के लिए दिया गया 
इनाम । प्रतिलोम (विलोम), विरूप (विवाह)--तिम्न वर्ण के पुरुष के साथ उच्च 
वर्ण की कन्या का (विवाह) । प्रतितिधि--जो किसी के बदले आया है । प्रतिमृत्ति-- 
किसी आकृति की नकल । प्रत्यागत---लौटकर अःया हुआ। प्रातराश-- प्रातः 
काल का जलपान। प्रत्युपकार--उपकार के वदले किया गया उपकार । 
प्रपणे-जिसके सभी पत्ते झड़ चुके हों अथवा जिसमें सुन्दर पत्तो हों। बहिष्कार -- 
बाहर निकाल देना, अस्वीकार । विक्रता--विक्रस करने (बेचने) वाला । 
बिख्यात--विशेष रूप से ख्यात, प्रसिद्ध विज्ञ--विशेष रूप से जाननेव।ला। 
विश्वसनीय, विश्वस्त--जिस पर विश्वास किया जाता हे। व्याख्याता--व्याख्या 
करने, व्याख्यान देनेवाला । सदावत्त (सदाग्रत)--जहाँ सदा धर्मार्थ खाद्य पेय 
बॅटता रहता है। संदिग्ध--जिस पर संदेह किया जा सकता है। समीक्षक-- 
समीक्षा करनेवाला । संमेलन--बहुत से लोगों का किसी एक उद्देश्य से मिलना । 
सगम--जहां भनेक नदियों या व्यक्तियों का मिलन हो । सुकर्म- अच्छा कमं । 
झुभाप्य सरलता से पाने योग्य । स्वयंसेवक- स्वेच्छा से सेवा करनेवाला । 


नञा तत्पुरुष 

अकथनीय--जो कहने योग्य न हो, कहा नजा सके । अखाद्य--नहीं 
खाने योग्य । अगोचर--जो इन्द्रिय का विषय न हो, इन्द्रियातीत। भनिन्त्य, 
मचिन्तनीय--जो चिन्तन के योग्य नहीं है। अजेय--जो नहीं जीता जा सके । 
भज्ञ--कुछ नहीं जाननेवाला । अतकित--जिसका पहले से अनुमान नहीं किया 
गया हो । दृश्य, अलक्ष्य--जो देखा नहीं जा सकता । जग व ना का 
भभाव, भवषण । भनिवाय--जिसका निवारण नहीं किया जा सकता । अपार- 
दशक--जिसके भारपार नहीं देखा जा सकता । अपरिमेय, अपरिमित-जो मापा 
न जा सके । अनिर्वचनीय-जिसका वाणी से विश्लेषण नहीं किया जा सकता । 
भप्रमेय--जो प्रमाण से सिद्ध न हो 1 अप्रत्याशित-- जिसकी प्रत्याशा न की 
जाती हो । भभेद्य-जो भेदा न जा सके । अमर-नहीं मरनेवाला । अमानुषिक-- 


CC-O. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


नव-शब्द-निर्माण १४५ 


मनुष्यता के प्रतिकूल । अमोध-व्यर्थ नहीं जानेवाला । अलौकिक--जो लौकिक 
नहीं है, लोक में अपटु या दुर्लभ । भवेतनिक--बिना वेतन का। अश्रतपूवं-जो 
पहले कभी नहीं सूना गया । अवैध--जो विधि अर्थात्‌ कानून के अनुकूल न हो । 
अव्याहत--जिसमें व्याघात नहीं पडता । अशोच्य-जिसके लिए शोक नहीं 
करना चाहिए । असंभव--जो संभव नहीं है। नास्तिक--जिसे दिष्ट (पूर्वजन्म, 
भाग्य, ईश्वर) पर विश्वास नहीं है। गेरकानूनी--जो कानून के अनुकूल 
न हो। 
अव्ययीभाव 

अध्यात्म---आत्मा से संबन्धित, दशन । आगुल्फ--टखना . पयन्त । 
भाजन्म--जन्म से लेकर । आजानु--घुढना तक । अआःजीवन--जीवनपर्येस्त । 
आद्योपान्त-आदि से लेकर अन्त तक । आपादमस्तक-पांव से सिर तक । प्राम- 
रण--मृत्युपरयन्त । परोक्ष--आँखों से परे । प्रत्यक्ष, समक्ष--आँखों के सामने । 
यथाक्रम-क्रम के भनुसार। यथाशक्ति-शकिति के भनुसार। यथासाध्य-साध्य 
(शक्ति) के अनुसार, जहाँ तक संभव है । यावज्जीवन-जीवन पर्यन्त । 


कृत्‌ प्रत्यय 

इषर्यालु-अधिक ईर्ष्या करनेवाला । कथित-जो कहा जा चुका हैं। 
करणीय, कत्त व्य--जो किया जाना चाहिए। कवि, कवयित्री-कविता करनेवाला, 
वाली । क्षम्य--जिस पर क्षमा की जानी चाहिए। जिज्ञासू-जानने को इच्छा 
वाला । चिकीर्षा---करते की इच्छा। खाद्य---खाने योग्य। जाज्वल्यमाच-- 
अत्यधिक प्रज्वलित । जिगीषा-जीतने की इच्छा । जिजीविषा-जीते की इच्छा । 
तितीर्षा = तैर कर पार करते की इच्छा। दर्शनीय, द्रष्टव्य-—देखने योग्य । 
दातव्य (औषधालय)--जहाँ निःशुल्क दिया जाता है, (औषधालय) । दिदृक्षा-- 
देखने की इच्छा । देय--जो देने योग्य वस्तु है । देदीप्यमान - अत्यधिक दीप्त 
(चमकनेवाला) । नत्तंक--नाचनेवाला । नश्वर--बिनाशशील, नष्ट होनेवाला। 
पठनीय, पाठ्य--पढ़ने योग्य । पतित--गिरा हुआ । पिपासा--पीने को इच्छा । 
पूज्य, पजनीय--पूजने योग्य, जिसकी पूजा की जानी चाहिए । पेय -- पीने योग्य । 
प्रष्टव्य-पछते योग्य । बुभुक्षा-भोजन की इच्छा, भूख! भावी-जो होवे 
वाला है, र होनहार । मुमुक्षु-मुविति चाहनेवाला । मुरूड 3 भतिशोध्र 
मृत्यु आशंकित हो । याचक-याचता करनेवाला । लिप्सु--पाने की हा (लिप्सा) 
वाला । वाहक--वहून करने (ढोने) वाला । रा की इच्छा, bl 
श्रवणीय, श्रव्य--सुनने योग्य । स्पर्धा--किसी बात में दूसरे से बढ़ने की इच्छा, 


प्रतियोगिता । स्मरणीय-स्मरण के योग्य । 


CC-O. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


१५६ £ माध्यमिक व्याकरण एब रचनां 


तद्धित प्रत्यय 
भक्षरशः--एक एक अक्षर। अन्यतमः -भनेक में से कोई एक। 

भाप मित्यक- विनिमय, बदले, में ली गई वस्तु । भास्तिक--दिष्ट (पूर्वजन्म, भाग्य, 
इश्वर) पर विश्वास वाला । ऐच्छिक--इच्छा पर निर्भर, वेकल्पिक । काल्पनिक-- 
केवल कल्पना में आनेवाला । कुलीन--अच्छे कुल में उत्पन्न । कौन्तेय--कुन्ती 
का पुत । गाङगेय--गंगा का पुत्र । ग्रामीण, ग्राम्य--गाँव का । तेजस्वी... 
भधिक तेज वाला। दाशरथि--दशरथ का पुत्र। द्रौपदी-द्र पद की पृत्नी । 
दहलवी या दिल्ली वाल---दिल्ली में रहनेवाला । देनिक--जो एक दिन का हो! 
तागरिक-नगर का । पर्दानशीन---पदे में रहनेवाली। पाथिव--पृथ्वी का 
हत या प्रथ्वी से संबद्ध, मिट्टी से वना । पार्वती- पत की कन्या । पाथय-- 
याता के लिए लिया गया अशन-वसन । पोत्नी--पुत्न की पुत्री, पोती । पांचाली 
पंचाल ( जनपद या देश के राजा ) की कन्या । प्राकृतिक---प्रकृति संबन्धी । 
श्रियतम- सर्वाधिक प्रिय । बादरायण--बेरों के जंगल में जनमा । बारानी 
(खेती) केवल वर्षा पर निर्भेर, बरसाती । भुमिका--जो किसी मख्य बात (वस्तु) 
के आधार के रूप में कही जाय, प्राकूकथन । मुकहमेवाज---जो मुकदमा लड़ता 
हा हैं। यशस्वी--उत्तम और अधिक यश वाला। यात्री--यात्रा पर निकला 
व्यक्ति । रथी--रथ पर सवार होकर युद्ध करनेवाला। लोमश---अधिक 
रोएँ वाला | लोकिक--लोक का, लोकपटु, लोकसुलभ । वाचाल, वाचाट- - 
अनावश्यक बोलनेवाला । वादी, मुहई-- 'मुकहमा दायर करनेवाला | उ - 
विज्ञान का जानकार। वैयाकरण-. व्याकरण को जाननेवाला। वेष्णव--- 
विष्णु का उपासक, विष्णु संबन्धी । शाक्तः शक्ति (दुर्गा) का उपासक, या 
उससे संबद्ध वत थाइवतिक--सदा रहनेवाला। शैव- शिव का उदास 
या उनसे सबद्ध । सँपेरा---सांप को पकडू, पाल कर उसके खेल दिखानेवाला । 
साहित्यिक--सा हित्य से संबद्ध । स्त्रण- स्त्री के जैसे स्वभाववाला, स्त्वीवश्य 
स्मात--स्मृति से संत्रंद्ध । हत्यारा- हत्या करनेवाला । vr 
समास से प्रत्यय 

भनुमानित--जिसका अनुमान किया गया है । गत्पाहारी- थोड़ा भोजन करने 
वाला । भात्मघाती अपनी हत्या करनेवाला । अन्तर राष्ट्री य- हे पा 
परस्पर सम्बन्धित । इच्छाधीन, ऐच्छिक--जो इच्छा के ड ठे ह 
चौबीस घंटों में एक बार आ ps 
न ॥ हार करनेवाला । पराधीन--जो दसरे के अधी 
द्र पायन--द्वीप में जनमा । पराथी---जो दुसरे का हित चाहता हे । पारलीरि ड 
परलोक का । पाञ्च भौतिक--पाँच भूतों से बना हुआ । तत, र नो 


CC-O. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


नंव-शब्द-निर्माण १५७ 


वाद, अपने ऊपर लाए गए अभियोग से अपना बचाव, करे। प्रवासी--विदेश में 
जाकर बसा हुआ। प्रहरी-पहरा देने वाला। फलाहारी--फलाहार करने- 
वाला। मत्स्याहारी- मांस का आहार करनेवाला। विश्वासघाती--- 
विश्वासघात करनेवाला । विपक्षी--विरोधी पक्ष का। शाकाहारी-- 
शाकाहार करनेवाला । समसामयिक, समकालीन, समकालिक--एक ही समय 
में वत्त मान। सर्वेशक्तिमान्‌ --सब प्रकार की शक्ति वाला । स्थानान्तरित-- 
एक स्थान से दूसरे स्थान पर हटाया गया । स्वार्थी -अपना हित चाहने- 
वाला । 


फुटकल 

अमानत, धाती, धरोहर--किसी के पास रखी दूसरे को वस्तु। उटज - 
तिनको से वना घर । कुवेर- धन का स्वामी, देवता । खल्वाट--जिसके सिर 
पर वाल न हों। झूठा अधिक झूठ बोलनेवाला । कसोटी. सोना, चाँदी 
जाँचनेवाला पत्थर । ठिगना--ठेगे जेसा छोट', नाटा, बौना । पांतर, प्रान्तर-- 
दुर तक सूने स्थान वाला मार्ग, जहाँ पेड पानी भी न हो । तूणीर, तरकस-- 
जिस में बाण रखे जाते हैं। दितानुदिन--दिन पर दिन। नकेल -काठ की 
सलाई, जो ऊट की नाक में पहनाई जाती है। प्रायश्चित्त निषिद्धकार्यके 
शोधन के लिए किया गया कृत्य । प्रायोवाद जो प्रायः कहा जाता हे (सदा नहीं) । 
बाँझ, वन्ध्या--जिसे कोई संतति न हो । बुरका -मुह पर जालीदार घू घट वाला 
औरतों के प्रे शरीर को ढंकने वाला पहरावा । भूतपूर्व---जो पहले था अब नहीं 
है । बंजर--जो भूमि जोती बोई न जाय । म्यान - जिसमें तलवार रखी जाती हे ! 
शमशान---वह स्थान जहाँ प्रायः मुर्दे जलाये जाते हैं। सदयः स्तात--जिसने अभी 
अभी स्तान किया है। अमराई--आम का बगीचा। अर्थी जिस पर सुला 
कर मुदे को श्मशान तक पहुँचाते हैं। भाक्रीड---राजा का उद्यान ) अणिमा -- 
छोटा बना देनेवाली सिद्धि । अधित्यका--पहाड़ के ऊपर की भूमि । अधिवेत्ता--- 
एक स्त्री के रहते दूसरा विवाह करनेवाला। अलान -हाथी को बांधने का 
सिक्कड या खूटा । बेगार बिना मजदूरी के काम करनेवाला । प्रत्यंचा, ज्या-- 
धनुष की डोरी । बन्दरगाह- - जहाजों के ठहरने की जगह । मीनाकारी--सोना, 
चाँदी भादि पर किया गया रंगीन काम । पोपला - -जिसके सब दाँत झड़ चुके हों । 
दिवाला--उधार-क्रजं लौटाने लेने की आशिक क्षमता का नाग। राका-- 
पूणिमा की रात। कुह--अमावस्या की रात। वाष्पयन्त--भाप से चलने 
वाला यन्त्र । नमकहलाल--उपकार मार्तनेवाला । नमकहराम--उपकार नहीं 


माननेवाला । 


CC-O. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


१५८ माध्यमिक व्याकरण एवं रचना 


पर्याय 


ER पर्याय का अर्थ है समानाथंक । इसके ज्ञान की मुख्य आवश्यकता यह है 
क प्रसंग-भेद से एक ही वस्तु की भिन्न-भिन्न विशेषताओं की चर्चा की जरूरत 
पड़ती रहती है। रामचन्द्र कभी रघुनाथ, रघुपति, राघव कहे जाते हैं, कभी 
दशस्थसुत, दशरथपुत्न, कभी कोौसल्या-तनय, कभी भरताग्रज, कभी सीतापति, 
जानकीध्वल्लभ, कभी खरारि। एक ही व्यक्ति कभी किसी का पुत्र, कभी किसी 
का पिता, कभी कहीं का प्राचायं कहा जाता है। फिर भाषा-भेद से भी पर्याय 
बदलते हें । 
समानार्थक, पर्याय, प्रतिशब्द या अनुलोम 


१. भंग--भवयव प्रतीक, अपघन । 
२. अंश--भाग, हिस्सा, खंड, टुकड़ा । 
२. भतिथि--आगन्तुक, पाहु (पाहुना), मेहमान, अभ्यागत । 
४. भनुपम--अतुल, अतुलित, अद्भूत, अद्वितीय, भनूठा, अनोखा, अप्र । 
१. अपमान--अनादर, तिरस्कार, परिभव, अवमान, अवज्ञा, भवहेलन | 
६. अमृत - पीयूष, सुधा, भभिय | 
७ भवनति--अधोगति, ह्लास, अपकष, क्षय, । 
2. अवदप---मद, घमण्ड, भहंभाव, अहंकार, अभिमान, दप । 
`. आम--भाम्र, रसाल, चत, सहकार । 
१०. भांख--नयन, नेत्र, लोचन, चक्षु, दृग, भक्षि । 
1१. आकाश- व्योम, गगन, नभ, अन्तरिक्ष, दिव्‌, अम्वर, भासमान (उट) । 
१ र पा अनल, अग्नि, वहू नि, कृशानु, हुताशन, दहन । ग 
2 प्या हक प्रमोद, आमोद, नं प्रसन्नता, उल्लास, आह्वाद । 
५ ह ” भाकाक्षा, स्पृहा, मनोरथ, अभिलाष, अभिलाषा, एषणा । 
१५. इन्द्र घुरन्दर, शक्र, वासव, जिष्णु, सुरेश, देवराज, शचोपति, सहस्राक्ष 
शतमन्यु । पल, 
१६. इन्द्राणी--शची, पौलोमी, पुलोमजा, इन्द्रपत्नी । 
1७, ईश्वर--ईश, जगदीश, १ रमेश्वर, परमात्मा, प्रभ, भगवान सच्चिदानन्द । 
१८. उन्नति--उत्थान, प्रगति, भभ्युदय, विकास, वृद्धि, उत्कषे । 
र न | ते SFO कायण अम्बर, वासस्‌, चेल, चीर, पट, आच्छादन । 
) पद्म, अरविन्द, नलिन, सर सिज, सरोज, राजीव, जलज, सरोरुह 
शतदल, पंकज । | र, 
CC-O. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


नव-शब्द-तिर्माण १५४९ 


३२. 


कामदेव--कंदपं, अनङग, पञ्चशः, स्मर, मनसिज, मनोज, कुसुमेषु, 
रतिपति, मदन, मन्मथ, पुष्पधन्वा, पुष्पवाण । 

किरण--मयूख, अंशु, रश्मि, मरी!च, कर, दीधिति । 

कुवेर--यक्षराज, गुहयकेश्वर, धनद, धनाधीश, वंश्रवण, किन्नरेश, शंकरसख, 
नरवाहन, राजराज । 

कोमल--मृदु, मसृण, नरम, मुलायम, अरूक्ष, अकठोर । 

कौशल- पट्ता, निपुणता, कुशलता, पाटव, नेपुप्य, दक्षता । 

क्रोध--कोप, अमष, रोष, गुस्सा । 

गणेश--विनायक, गणपति, एकदन्त, हेरम्ब, लम्बोदर, विघ्नराज, गजानन, 
मृषकवाहन, हृ मातुर । 

गंगा-जाल्लवी, सुरनदी, भागीरथी, भीष्मजननी, सुरसरिता, विष्णुपदी, 
त्रिपथगा । 

गदहा--खर, गर्दभ, गधा, वेशाखनन्दन । 

घर - गृह, गेह, निकेतन, सदन, भवन, अगार, निलय, आलय, वेश्म, सद्म । 
घोड़ा-अश्व, वाजि, तुरग, तुरंग, हय, सेन्धव, घोटक । 

चतुर--बुद्धिमान्‌, दक्ष, पदु, तीब्रबुद्धि, होशियार, चालाक । 
चन्द्रमा--इन्दु, चन्द्र, हिमांशु, विधु, सुधांशु, निशाकर, सोम, शशी, कला- 
निधि, तारापति, मयंक, ओषधीश, कुमुदवल्लभ, चाँद । 

चाँदनी--चन्द्रिका, कौमुदी, ज्योत्स्ना, चन्द्रश्रभा । 

चिडिया--खग, विहंगम, द्विज, विहंग, विहग, शकुनि, पक्षी, पछी, 
शकुन्त । 

[हा - मूषक, मूषिका, भाखु, गणेशवाहेन । 

चोर--चौर, स्तेन, तस्कर, दस्यु, मोषक, साहसिक, अपहर्ता, पाटच्चर । 
जंगल--वन, कानन, विपिन, भरण्य, भटवी, गहन । 

झंडा--ध्वज, ध्वजा, त्रजयन्ती, पताका, केतन । 

तरंग--लहर, लहरी, कल्लोल, ऊमि, वीचि, हिल्लोल (हिलोर) । 
तारा--नक्षत्र, तारका, उड्‌, ऋक्ष, भ, सितारा । 

तालाब--जलाशय, सर, कासार, तडाग, पद्माकर, पुष्कर, सरोवर । 
थोड़ा--स्तोक, ईषत्‌, किचित्‌, अल्प, न्यून (ऊन) । 

दिन - दिवस, वासर, वार, अहन्‌, घस्मर । 

दुर्गा--भपर्णा, पार्वती, चण्डिका, अम्बिका, गिरिजा, गौरी, उमा, हैमवती, 
शिवा, भवानी, रुद्राणी । 


CC-O. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


१६० माध्यमिक व्याकरण एवं रचना 


४६, दुःख--कष्ट, कृच्छ,, पीडा, व्यथा, क्लेश, खिन्नता, विषण्णता, विषाद । 

४७, देवता--भमर, देव, विवृध, सुर, त्रिदश, आदित्य, अजर, भादितेय । 

४८. धन-वित्त, विभव, अर्थ, त्रेभव, संपत्‌, संपदा, संपत्ति, वसु, दौलत । 

४९. धनुष-चाप, कोदण्ड, इष्वास, कामुक, शरासन । 

५०, नदी--सरित्‌, सरिता, निम्नगा, आपगा, निझरिणी, पयस्विनी, तटिनी । 

५१. नरक--निरय, दुर्गति, यमपुर, निर ति। 

५२. नाव--नो, नौका, तरी, तरणी, जलयान, वेड़ा । 

५३, पति--भर्त्ता, प्रियतम, धव, स्वामी, वल्लभ, प्रिय, दयित, नाथ, कान्त 
वर, रमण | 

५४, पत्नी--भार्या, दारा, कलत, वधू, जाया, वल्लभा, प्रिया, दयिता, सहधमिणी, 
अर्धा गिनी. प्रियतमा । 

५५. पानी--वारि, सलिल, जल पय, उदक, तोय, पानीय, नीर, भम्बर, 
अम्भ, आव । 

५९. पत्थर-पाषाण, उपल, अश्मा, शिला, दृषत्‌, प्रस्तर, ग्रावा । 

१७, पहाड़--महीधर, महीभृत्‌, पत, भद्रि, गिरि, अचल, भुधर, शेल, शिखरी। 

५८. पुत्न- आत्मज, तनय, सूनु, सुत, नन्दन, बेटा, लड़का । 

५९, पुत्री - आत्मजा, दुहिता, तनया, सुता, बेटी, लड़की, नन्दनी । 

६०. पिता--तात, जनक, जनयिता, जन्मदाता । 

६१. माता -जननोी, जनयित्री, प्रसू, अम्बा, अम्मा, माँ । 

६२, पृथ्वी - भू, भूमि, धरा, धरित्री, धरती, धरणि, क्षिति, वसुमती, वसुधा, 
मेदिनी, पृथिवी, वसु धरा, अवनि, मही, जमीन । 

६२. पड़ -- तर, पादप, वृक्ष, द्रम, महीरुह, शाखी, विटपी, गाछ । 

६४. फूल - पुष्प, प्रसून, कुसुम, सुमन । 

६५. बाण- तीर, शर, सायक, शिलीमुख, इपु, आशुग, नाराच । 

cic त छ 

६६. बिजली-तडित्‌, विद्यूत्‌, चपला, सौदामिनी, चञ्चला, दामिनी क्षणप्रभा । 

¢ 

९७. ब्रहमा-परमेष्ठी, पितामह, हिरण्यगर्भ, स्वयंभू, चतुरानन, धाता 
i दि ड ज शि ; 
न,२'ञ्च, कमलासन, स्रष्टा, प्रजापति, विधाता, विधि, वेधा भन, 
कमलयोनि, नाभिजन्मा । 

६८. भाई- भ्राता, सोदर, सहोदर, सगभ्य, सोदयं, सहज । 

६६. भोरा- मधुकर, मधुप, अलि, द्विरेफ, भङ ग, भ्रमर, षट्पद, मधुग्रत । 

i र ८१% ७ i 

२०. सभनुष्य- मत्य, मानव, मनुज, नर, मानुष, आदमी, इन्सान । 

७१. मछली - मत्स्य, मीन, झष, शफरी । [ 


CC-O. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


नव-शब्द-निर्माण १६१ 


७२. मित्र--सखा, सुहृद्‌, सहचर, वयस्य; दोस्त । 

७३. मुह--मुख, वक्त्र, वदन, आस्य, आनन, लपन, तुण्ड । 

७४, मुनि--यति, यती, अवधूत, संन्यासी । 

७५. मुखं--मूढ, अज्ञ, अज्ञानी, अबोध, जड; वेबकफ | 

७६, मेघ--अभ्र, बलाहक, जलद, जलधर, वारिद, घन, जीमत, पयोद, वारिवाह, 
धाराधर, तडित्वान्‌, जलमुक्‌, धूमयोनि । 

७७, मोक्ष--मुक्ति, निर्वाण, निःश्रयस, कैवल्य, परमपद । 

७८, यम--धर्मराज, कृतान्त, यमराज, काल, वैवस्वत, अन्तक, पितृपति, शमन, 
सूर्यपुत्र, दण्हधर, श्राद्धदेव । 

७६, राक्षस--क्रव्याद, रात्निचर, नर्‌त, कौणप, यातुधान, निशाचर, अस्प, 
निकषात्मज । 

८०. राजा--नप, भूपति, नरेश, महीप, पाथिव, भूमिपति, क्षितिप, भूपाल । 

८१. रात--रात्रि, निशा, क्षणदा, क्षपा, निशीथिनी, विभावरी, रजनी, यामिनी, 
तमस्विनी, तमी। 

८२, लक्ष्मी--कमला, श्री, इन्दिरा, मा, रमा, क्षीरोदतनया, पद्मा, पद्मालया, 
हरिप्रिया । 

८३, लड़ाई--युद्ध समर, रण, संग्राम, संगर, आहव, आजि, संयुग, अनीक । 

८४, वसन्त--ऋतुराज, मधु, माधव, कुसुमाकर, पिकप्रिय; बहार । 

८५, वायु--गत्धवह, अनिल, समीर, मारत, मर्त, समीरण, वात, पवन, 
पवमान; हवा । 

८६, विष्णु--नारायण, माधव, देत्यारि, पुण्डरीकाक्ष, पीताम्बर, अच्युत, शाङ गी, 
उपेन्द्र, चक्रपाणि, चतुभज, पद्मनाभ, श्रीपति, पुरुषोत्तम, हरि, जवात, 
विश्वंभर, मुकुन्द, जलशायी, गरुडध्वज । 

८७. शरीर--कलेवर, गाल, वपु, काय, देह, तनु, विग्रह, मूर्ति; जिस्म, बदन | 

८८. सव--सकल, समस्त, अखिल, निखिल, सर्व, अशेष, समग्र, संपूर्ण । 

८९, समुद्र--अब्धि, पारावार, उदधि, सिन्धु, सागर, अणव, रत्ताकर, जलधि, 
पयोनिधि, नदीश । 

६०, समूह--समुदाय, निकर, संघात, गण, चय, संहति, वृन्द, निवह, ब्रज, स्तोम, 
ओघ. संचय, राशि, पुञ्ज । 

६१ सरस्वती--शारदा, वीणापाणि, ब्राहमी, वागीश्वरी, गिरा, भारती, वाग्देवी, 
विद्याधिष्ठात्री । 

३२. सौंप--सर्य, भूजग, भुजंग, भुजंगम, अहि, विषधर, व्याल, द्विजिह्व, कुण्डली, 
चश्र :श्रवा, फणी, उरग, पन्नग । 


हे 
। 


00-0. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
ति 


कुञ्जर, वारण, 


माध्यमिक व्याकरण एवं रचना 


पञ्चानन, हयेक्ष, हरि, कण्ठी रव; शेर, नाहर । 
शोभन, कान्त, रुचिर, मनोरम, मनोहर, रम्य, रमणीय, कमनीय, 


नाग, दन्तावल, 


सिञ्च विवरण 
गदहा 

छ्रा 

जननि 

ज्‌आ 

तरणी (नाव) 
तुरन्त 
त्योहार 
दीवाल, दीवार 
दीवाली 
दुकान 
दृधिया 
दुएशासन 
द्स्साहस 
धरणि 

धूलि, धूली 


१६२ 
९३. जिह--केसरी, मरगेन्दर, 
९४, सुन्दर 
रमणीक । 
९२५, सूय--आदित्य, दिवाकर, भास्कर, प्रभाकर, विवस्वान्‌, सप्ताश्व, उष्णरश्मि 
ं भक, मात्तण्ड, मिहिर, तरणि, भानु, सहस्रांश, सविता, रवि, दिनकर । 
९६. सेना -कटक, चमू, वाहिनी, सैन्य, प्रतना, अनीकिनी; फौज । 
६७, सेवक-नौकर चाकर, भृत्य, किकर, परिचारक, अनुचर । 
६5, सोना--सुवर्ण, स्वर्ण, कनक, काञ्चन, हेम, हिरण्य, हाटक, जातरूप । 
९९, स्त्री --योषिता, महिला, अवला, योषा, नारी, सीमन्तिनी, वामा, औरत 
वनिता । 
१००. स्वर्ग--नाक, त्रिदिव, सुरालय, देव-लोक, त्रिविष्टप, द्य लोक, स्वर्लोक । 
१०१. हाथी--हस्ती, गज, मतंगज, करी, र 
द्विरद, द्विप, स्तम्बेरम । 
एक ही शब्द के दो बिवरण 
शब्द सिञ्च विवरण शब्द 
अंजलि अंजली गधा 
अँगुली उंगली छरा 
अन्तरराष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रीय जननी 
अवनि अवनी (पृथ्वी) जुआ 
अवलि अवली, आवलि भावली तरणि 
१ ऊषा तुरत 
eT कर्तव्य त्यौहार 
Rr कम्मं दिवाल 
काय काय्यं दिवाली 
कलश कलस दूकान 
केशरी केसरी दुधिया 
गोष कोश दुःशासन 
केलास केलास द्‌:साहस 
कोशल कोसल धरणी 
फ के यी केकयी धूल 
खिलाड़ी खेलाडी नीरोग 


CC-O. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


निरोग 


नव-शब्द-निर्माण १६३ 
शब्द सिन्न विवरण शब्द किन्न विवरण 
परिवार परीवार मूषक मूषिक 
प॒थिवी पृथ्वी वशिष्ठ व सिष्ठ 
प्रतिकार प्रतीकार 

वेष वेश 
प्रतिहार प्रतीहार 8. र ८ 
बहन व हिन श्ण श्र णी 
प्रत्यूष प्रत्युष सु वर्ण स्वर्ण 
राष्ट्रीय राष्ट्रिय शूकर सूकर 
युवति युवती हनुमान्‌ हनूमान 


समानाथकों में अर्थ भेद 
१, अगोच र--जो इन्द्रियों से जानने योग्य न हो । 
अज्ञ य--जो किसी प्रकार जानने योग्य न हो । 
२, अज्ञ - अज्ञानी, नहीं जाननेवाला, ज्ञान-हीन । 
अन भिज्ञ--किसी वस्तु-विशेष से अपरिचित । 
मूख--कुछ नहीं पढ़ा लिखा, मोटी बुद्धि का । 
मढ़--बुद्धि-हीन । 
अधिक--आवश्यकता से स्पष्ट अधिक । 
पर्याप्त, प्रचुर, काफी--आवश्यकता की अच्छी तरह पूर्ति करने वाला, 
किसी दृष्टि से कम नहीं । 
४ अभिनन्दन--किसी की महत्ता या उपलब्धि की सावेजनिक स्वीकृति या 
घोषणा के लिए उसका किसी सभा में संमान । 
स्वागत--किसी के आने पर उसके दर्शेत से अपनी प्रसन्नता प्रकट करते हुए 
उसके ठहरने भादि की सुविधा-प्रद व्यवश्था । 
प्‌ अभिवादत-अपना नाम कहते हुए विशेष संमानधू्वक बड़ों को प्रणाम । 


प्रणाम--बडों के प्रति संमान व्यक्त करते हुए विनय प्रकट करना । 
नमस्कार---बराबरी के लोगो के प्रति भादर प्रकट करता । 


नमस्ते---वडे छोटे सबके लिए आत्मीयता तथा आदर प्रकट करना । 

वन्दन, वन्दना---देवबुद्धि से स्तुति करते हुए हाथ जोड़कर प्रणाम । 

प्रणिपात (दण्डवत)--चरणों को इस प्रहार छूना जिप्तमें नाक, घुटने और 
वक्षस्थल भी धरती का स्पशे कर रहे हों (लाठो को 
तरह सपाट गिर जाता) । 


4b 


CC-O. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


१६४ माध्यमिक व्याकरण एवं रचना 


६. अपराध---किसी समाज-विशेष के सामाजिक या राजकीय नियम (कान्‌ न) 
का भंग करने वाला काम । 
पाप---शास्त्रीय, धार्मिक, ईश्वरीय नियम का भंग करने वाला काम । 
७, अभिज्ञ---किसी विषय-विशेष का अच्छा जानकार, अच्छी तरह जानने वाला | 
विज्ञ---किसी विषय-विशेष का विशेष रूप से जानने वाला । 
प्रज्ञ या प्राज्ञ---पंडित, विद्वान्‌ । 
८. अभिमान--आत्माभिमान, बड से वडे लाभ के लिए अनुचित स्थान में नहीं 
झूकना, अपना संमान आप बचाना, करना । 
अहंकार, गवे, दे, घमंड--अपने को औरों से अनुचित रूप से बड़ा समझ कर 
एंठे रहना । 
गोरव--अपनी गुरुता, बड़प्पन की उचित रक्षा का भाव । 
दम्भ--हूसरों को दिखाने, झूठे प्रदर्शत के लिए अपने को बड़ा प्रकट करना, 
दिखावा । 
९. अपयश--अपश, किसी विशेष दिशा में पूर्णता की कमी । 
कलंक--किसी बड़े लाञ्छन, सामाजिक, धामिक कुक्कत्य का जनता में प्रचार ।. 
निन्दा---प्रशंसा या स्तुति का विपरीत; बुराइयों को ढू ढ़, बढ़ाकर कहना । 
१०. भपण--अपने से बड़ों को कुछ देना । 
दान--याचक या अर्थी को पुण्य की दृष्टि से कुछ देना । 
प्रदान--अपने से छोटे को प्रम या दया से कुछ देना। 
संप्रदान - एक कारक, किसी को कोई वस्तु इस प्रकार देना कि दाता फिर 
उस वस्तु को कभी अपने काम में नहीं लावे । 
समपंण--गुरुजन को देव बुद्धि से कुछ देना । 
११. अवस्था -जन्म से वत्त मान काल तक का समय । 
भायु--जन्म से मृत्यु तक का समय । 
१२. आदेश--किसी अधिकारी, उच्च पदस्थ की आज्ञा; हुक्म । 
आज्ञा--किसी गुरुजन की आज्ञा | 
ब्षनुज्ञा--अनुमति, स्वीकृति । 
१३. आमत्त्रण--किसी समारोह में सम्मिलित होने के लिए बुलावा । 
निमन्वण--कहीं भोजन करने क्रे लिए बुलाहट । 
१४, आधि--मानसिक कष्ट । 
व्याधि--रोग, शारीरिक कष्ट | 
कष्ट--कोई भी दुःख । 
CC-O. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


१ 


तै 


“नव-शब्द-निर्माण १६५ 


१५, भरत्न-- जिसे फॅककर किसी को मारा जाय: जैसे--ती 
शरत्न-- जिसे हाथ में धारण कर मारा जाय; जैसे-- तलवार । 


१६, झमूल्य-- जो इतना दुर्लभ है कि उसका मल्य नहों आँका जा सकता । 
वहुमूल्य-- जिसका बहुत मूल्य है 
निम,ल्य--बिना मूल्य का । 


१७, ईर्ष्या-किसी की उन्नति से मन-ही मन जलना, कुढ़ना । 
दृष--किसी के प्रांत शत्रूता का भाव, राग : अनुराग) का विपरीत । 
स्पर्धा--किसी की बढ़ती देखकर स्वयं उससे भी आगे बढ़ने का उत्साह, इच्छा 


१८, ऋषि-सत्य का साक्षात्कार, आविष्कार करने वाला । 
मुनि--सत्य का मनन करने वाला । 
सन्त--पवित्व, निष्काम, निविरोध जीवन बिताने वाला । 
१९, आशका--भविष्य में अमंगल की भयमिश्रित शंका । 
शंका--कोई भी संदेह, अनिश्चय, संशय । 
भ्रम या भ्रान्ति-वस्तु में अवस्तु का ज्ञान; जैसे--मोहन में सोहन का, पेड़ में 
चोर का । 
संभावना--वस्तु और अवस्तु के संशय में वस्तु की ओर अधिक झकाव; जेसे- 
मोहन में सोहन का संशय उठने पर भी, यह सोहन ही लगता 
है, ऐसा अनिश्चयात्मक ज्ञान । 


२०. करुणा--किसी, विशेषतः अपने से छोटे, को अत्यन्त दुःख में डूबा देखकर 
द्रवित, विल्लल हो उसे बचाने की प्रवत्ति। 
कृपा--किसी की आवश्यकता देखकर उसकी सहायता की इच्छा । 
दया--भपने से छोटे के किसी अभाव को दूर करने की चाह । 
सहानुभूति--किसी को क्षति में हृदय से दुःखी होना । 


२१. उत्साह-काम करने की उमंग, जोश । 


साहस--साधन के अपर्याप्त रहने अथवा भय की संभावना में भी किसी बडे 


काम को करने को प्रवृत्ति । 

२२. 'लानि-- किए हुए समाज-विरोधी काम के लिए पछतावा के साथ लज्जा । 
लज्जा--किसी काम में अधिक झिझक, स्त्रीसुलभ मन:स्थिति, शमं । 
ब्रीडा--समाज-निन्दा के भय से किसी काम में अप्रवृत्ति । 
संकोच--किसी से मिलने या कोई काम करने मै अनुचित झिझक । 


CC-O. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


१६६ माध्यमिक व्याकरण एवं रचना 


२३. प्रणय--सख्य या दांपत्य । 


प्रीति--प्र म का मधुरतर रूप । 
प्रम---किसी के प्रति अनराग, सांनिध्य की कामना । 


भक्ति--बडों के प्रति छोटों का प्र म । 

वात्सल्य- छौटे के प्रति माता, पिता, गुरु आदि का प्रम । 

श्रद्धा--वडों के गुण तथा उच्चता से आकृष्ट होकर विश्वास के साथ उनः 
प्र भक्ति । 

२४. पुत्र, बेटा--किसी का आत्मज, तनय । 
बालक---भल्पदयस्क मानव, शिशु से अधिक आयु वाला । 
लडका--बालफ और बेटा दोनों अर्थों में प्रसंगानुसार प्रयुक्त । 

२५. बडाई--प्रशंसा (या बडा होना, जसे--छोटाई-बडाई) । 
बडप्पन--महत्ता, स्वभाव की उच्चता । 
बडापन--भाकार में बडा होना (छोटापन-बड़ापन) । 

२६, बचपन बच्चे की अवस्था । 
वचपना--बच्चों का स्वभाव, बच्चे जेसी चेष्टा । 
बच्चापन--बच्चा होना (जसे बच्चापन-बूढापन) । 

२७, धन्यवाद--किसी की सहायता पाकर उसके प्रति कृतज्ञता का भाव प्रकट करना # 
स्वागत--किसी के कहीं आने पर उसके प्रति संमान और प्रसन्नता प्रकट करना ! 
बधाई-किसी की उपलब्धि से अपनी प्रसन्नता प्रकट करते हुए उसकी 

उन्नति की शुभकामना । 
अभिनन्दन--किसी की महान्‌ उपलब्धि या व्यक्तित्व की सामूहिक रूप सें 
स्वीकृति, चर्चा, प्रोत्साहन, साधुवादन । 

२८. सहयोप--किसी काम को मिल-जुल कर करना । 
सहायता--किसी के काम में मदद, हाथ बँटाना । 


एक ही शब्द का विभिन्न शब्द भदो में प्रयोग 
१. अच्छा- विशेषण - वह अच्छा लड़का है। संज्ञा--अच्छों के साथ से ही 
मनुष्य अच्छा बनता है । फ्रियाविशेगण--वह अच्छा बोलता है । विस्मयादिऽ 
बोधक--अच्छा, तो मैं अब चला । 


२. ओर-समुच्चयादिबोधक-राम और कृष्ण ईश्बर के अवतार थे। सवे" 
नाम--तुम तो पहुचे थे, किन्तु ओर कहाँ रह गए थे। विशेषण--और 


धुस्तक कहां हैं। संज्ञा--औरों का भी ध्यान रखो 
CC-O. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


नव-शब्द-निर्माण १६७ 


३. दाम्पत्य--दम्पति का भाव--तुम लोगों का दांपत्य सुखमय हो। दम्पति 
सम्बन्धी--दांपत्य जीवन--तुम्हारा दांपत्य जीवन सुखमय हो । 

४. भला--विशेषण--वह भला लड़का है। संज्ञा-भला करोगे तो भला 
पाओगे । अव्यय--भला, मैं कहाँ जाऊ ? 

५, सान-संज्ञा (धंमान)-वे मान-अपमान का ध्यान नहीं रखते (या परिमाण)-- 
अभी एक डालर का मान कितने रुपए हैं? क्रिया (मानना )--मै यह 
मानकर चलता हु । | 

६: संग--सज्ञा-सज्जनों का संग करना चाहिए। क्रियाविशेषण -मैं आपके 
संग नहीं जाऊंगा । 

७. साथ - अव्यय, संबंध वोधक--मेरे साथ मोहन भी आया । क्रियाविशेषण--- 
तुम साथ-साथ पढ़ो । साथ सेलो । संज्ञा--मैं तुम्हारा साथ दूंगा । 


sl 


. सीधा -विशेषण--यही सीधा मार्ग है। संज्ञा--सीधों को सभी मूर्ख समझते 
हें । क्रियाविशेषण--मैं तो सीधा चलता हूँ । 


एक ही शब्द का संदभे-भेद से अथ-भेद 
१. कडा--कठोर--वहाँ की धरती कड़ी हैं। दुष्कर-कड़ो मेहनत की थी। 
निर्दय, साहसी, धी र--आदमी थोड़ा कड़ा हे । असह्य--कड़ी ठंड पड़ रही 


है । कसा - यह कमीज कड़ी पड़ रही है। 


२, चाल--गति--इस चाल से पहुंचने में बहुत देर हो जायगी । धोखा मुझसे 
ही चाल चलते हो । शतरंज की गोटी रखना--बस ! अगली ही चाल में 
तुम मात हो । व्यवहार उनका चाल-चलन ठीक नहीं । 

३. चलना-गति--कहाँ चले ? प्रयोग-यह रुपया नहीं चलेगा । वत्त मान-- 
चालू वर्ष में थुझे बहुत घाटा लग रहा है । निर्वाह-काम चल जाता है । 
प्रभाव--आजकल तुम्हारी ही तो चलती हे । फंलाव-सब जगह तो उसी 
की बात चल रही हे । प्रचार-आजकल यह सिक्का नहीं चल रहा । 

४ डवना--भस्त होना--सूरज डूब गया। पाती के भीतर जाना--ड्बता 
उतराता वह एक किनारे लगा । नष्ट होना--सारी पूँजी डव गई। समाप्त 
होता--दिन डूब रहा है, नाड़ी डूब रही है । 

५ धर्म--लक्षण--भाग का धमं हैं जलाना । संप्रदाय--यह देश धर्म-निरपेक्ष है। 
कत्त ग्य--यह तो मेरा धमं था। पुण्य--कुछ धर्म करें महाराज । 


CC-O. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


। 


| 


माध्यमिक व्याकरण एवं रचना 


१६5 
६. पता--ठिकाना--आपका क्या पता है । भेद--यहाँ तो पता ही नहीं चलता 
कि कौन हंस है, कौन बगुला । सूचना--आपको मेरे आने का पता न था ? 
उपयुक्त--पते की बात कही है आपने । 
७. पानी--जल--ज रा पाती पिलाओ । सौन्दय--चेहरे पर पानी आ रहा है। 
सान--छरे पर पानी चढ़वाना है। प्रतिष्ठा - उनका भरी सभा मे पानी 
उतर गया । 
फटना- छेद होना--शीशी फूट गई । प्रकट होना--इतनी देर कै वाद वोली 
फटी है । शाखाएं निकलना-वहाँ से कई धाराएँ फूटी हैं। मतभेद-घर 
फटे गंवार लूटे। नष्ट होना--उसकी तो किस्मत ही फूट गई । मुवतकण्ठ 


डी 


दे 


हो ना-- वह फूट-फूट कर रोने लगा । 


वनाना--निर्माण--वह बड़ी अच्छी जलेबी बनाता है । अजेन--पैसा बनाना 
कोई मोहन से सीखे । अच्छा करना-बाबा ने तो उसे बना दिया । रचना- 
तुम बाते खूब बनाते हो, कविता भी बनाते हो । 

१०. भेद--प्रकार--संज्ञा के कितने भेद होते हैं ? भन्तर--दोनों में बहुत भेद हें । 
रहस्य--इसका भेद अब खुला है। फूट--भेद नीति से काम लो । 


/२2 


११. लडता-- टक्कर खाना-दोनों भेसा की तरह लड़ते हैं। अभियोग चलाना-- 
न्यायालय में दोनों आमने-सामने लड़ते हैं, किन्तु एक ही दूकान पर साथ बठ 
कर अल्पाहार करते हैं। कुश्ती-प्रातः अखाड़े में लड़ने से शरीर बलशाली 
होता है। बहस-दोनों गोतिने रात-दिन लड़ती रहती हैं। मेल खाना-- 
अटकल लड़ गई । संमुख होना--आँखें लड़ गई, तो विपद ही समझो । 


१२. लह॒र--तरंग--ऊ ची लहरे उठ रही थीं। उत्साह -गान्धी अपनी नई-नई 
योजनाओं से जनता में नई-नई लहरे लाते रहते थे। झोंका-_ठंडी हवा की 
लहर कहीं निकलने नहीं देती । झूमना--लम्बी-लम्बी बालियाँ लहरा रही 
हैं, झण्डा लहरा रहा हे । पीड़ा--घाव लहर रहा है । 


१३. भारी-बोझवाला--कुसी भारी है। दुर्वोध्य--यह कविता भारी है । 
दुष्पच--अरहर की दाल भारी होती है । दुष्कर-काम तो भारी हे । प्रबल- 
मोहन बड़ा भारी पड़ रहा था । गंभीर, चिन्तित--आज भारी लग रहे हो 
क्या बात है। मन भारी हो गया । अनभिलषित--अब क्या मैं भारी हो 


गया हृ । गमं--सरिता के पाँव भारी 


| 
CC-O. Dr. Ramdev Tripathi Collection at RN ). Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


'नव-शढ्द-सिर्माण 


अनेकार्थ क 


अके--सूय, अकवन, काढा । 
अथ- मतलब, धन, लिए, उद्द श्य। 
अक-संख्या, चिल्ल, गोद, अध्याय । 
जो हाथी से भिन्न है, जो 
पहाड़ से उत्पन्न है । 
अपवाद-- कलंक, सामान्य नियम 
का विरोधी । 
अनन्त-अन्तहीन, शेषनाग, विष्णु । 
अम्बर--भाकाश, कपड़ा । 
अरूण-लाल, सूर्य, सूर्ये का सारधि। 
आम-एक फल, साधारण (अरबी) । 
आराम-सुख, उपवन । 
उत्तर--जवाब, एक दिशा । 
कनक--सोना, धतूरा । 
कर्‌--राजस्व, हाय, किरण । 
'कल--मधुर, बीता या आगामी 
दिन, चन, यन्त्र । 
कला---एक अंश (जंसे चन्द्रमा को), 
कौशल (जत संगीत आदि) । 
काम- कार्य, इच्छा, कामदेव । 
कुशल--क्षेम, निपुण । 
कुन्द-एक फूल, भोंथरा (फारसी) । 
कुल--वंश, तमाम (अ०) । 
कुष्ण--काला, ठष्श भगवाच, 
वेदव्यास । 
केतु - एक ग्रह, ध्वज । 
कोट---एक परिधान, किला । 
कोटि--सिरा, श्रोणी, करोड़। 
खल- दुष्ट, जिसमें कुछ कूटा 
जाता है। 
उबैर--कत्या, कुशल, अस्तु (अ०) । 


लगज 


१६६ 


गो--गाय, आँख, इन्द्रियाँ, पृथ्वी, 
अर्थात्‌ | 

गौर-गोरा, विचार (भ.) । 

गुरु- शिक्षक, बृहस्पति, भारी । 

गुण--विशेषता, अच्छाई, रस्सी; 
सस्व, रज, तम; भोज, 
प्रसाद माधुर्यं आदि । 

गण--समूह, गणेश या शिव के 
अनुचर, छन्दःशास्ट्ा के संकेत । 

गति--चाल, वेग, पहुंच, दशा, 
मोक्ष, माग, उद्यम । 

घन- मेघ, घना; लंबाई, चौड़ाई, 
मोटाई वाली वस्तु । 

चार।--पशुखाद्य, उपाय, [फा० ] । 

जरा--बुढ़ापा, थोड़ा [तुऽ] । 

ताल--संगीत का ताल, तालाब, 
ताड का पेड़ । 

तारा--नक्षत्र, आँख की पुतली, 
बृहस्पति की स्त्री, बालि की 
स्त्री । 

दण्ड--लाठी, सजा । 

दल--समह, पत्ता, नाश । 

दीन--निर्धन, धमे । 


~ ~ 


द्रोण--द्रोणाचाय , डोंगी, दोना, 


एक तोल । 

ड्रिज-ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य; पक्षी, 
दाँत । 

दुगेश-दुगं अर्थात्‌ किले का स्वामी, 
दुर्गा का ईश, शिव । 

धर्म--पुण्य, संप्रदाय, स्वभाव, 
कत्त व्य । 


CC-O. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


१७० 


CC-O. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized By 


धात्री--धाई, आँवला, धरती । 

नग--पहाड, रत्न आदि । 

नाग--साँप, हाथी । 

पक्ष--पन्द्रह दिनों का समय, दल, 
पाँख । 

पतंग--गुड्डी, फर्तिगा । 

पत्न--पत्ता, चिट्टी, अखबार, प्रश्न- 
पत्त, पन्ना । 

पय- दुध, पानी । 

पद-पाँव, स्थान, भक्तिगीत, शब्द । 

पर--अन्य, पंख, ऊपर, किन्तु । 

पानी-जल, चमक, प्रतिष्ठा । 

पृष्ठ--पन्ना, पीठ । 

फन--साँप का फन, हनर । 

बस--एक गाड़ी! वश । समाप्ति । 

बाला- लड़को । कलाई का भूषण, 
वलय । 

भीत-डरा हुआ । भित्ति, दीवार । 

मधु--शहद, वसन्त । 

मान--प्रतिष्डा, नाप-तौल, 
परिसाण। 

यति--साधु, विराम । 

रस--काव्य के नव रस, भोजन 
के छह रस, तरल सार, 
स्वाद, आनन्द, सोना भादि 
के भस्म । 

राग---प्रम, (अनुराग), संगीत का 
राग । 

रास--लगाम, एक नृत्य विशेष । 


माध्यमिक व्याकरण एवं रचना 


लक्ष्य--निशाना, उद्द शय । 
लेघन--लॉघना, उपवास । 


वार--दिन, प्रहार । 

विधि-रीति, भाग्य, ब्रह मा, नियम । 

विग्रह--लड्डाई, शब्द का वियोजन, 
देव-शरीर । 

विरोध--वर, विपरीतत। । 

विषय--जिस पर विचार किया. 
जाय, भोग-विलास को 
वस्तुएं या स्थान । 

वृत्ति-जीविका, छात्रवृत्ति, टीका । 

शरोर-देह, शरारत करने वाला,. 
नटखट । 

शाल एक पेड, ऊनी चादर 
(फारसी) । 

शुद्ध--पवित्र, अमिश्चित । 

शेर-बाघ, उदू छन्द के दो चरण | 

श्रू ति--वेद, कान, किवदन्ती । 

सारंग--हरिण, चातक, चितकबरा 
रंग, आदि। 

सर- सिर, तालाब, पराजित । 

सुर- देवता, स्वर । 

सूत--सारथि, धागा । 

सेन्धव--सेंधा नमक, सिन्धु देशीय 


घोड़ा । 
संग-साथ, आसक्ति, पत्थर 
(फारसी) । 


हस्ती--हाथी, अस्तित्व । 
हार-माला, पराजय । 
हीन--र हित निकृष्ट | 


Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


नव-शब्द-निर्माण 


अनल 
अनिल 
अनुदित 
अनूदित 
अभिराम 
अविराम 
अवश 
अवश्य 
अवृत्ति 
आवृत्ति 
अवहित 
अबिहित 
अशक्त 
असक्त 
आसक्त 


अंश 


अंस 
अनिष्ट 
अनिष्ठ 
अपेक्षा 
उपेक्षा 


अभ्याश 
अभ्यास 


अन्यान्य 
अन्योन्य 


श्र ति-सम, भिन्नाथेक 


नहीं कहा या नहीं उगा 
भनुवादित 

सुन्दर 

निरन्तर 

विवश 

निश्चय 

जीविका का अभाव 
दुहुराना 

स।वधान 

जो विहित नहो है 
असमर्थ 
भासवित-रहित 
आसक्तियुक्त 

हिस्सा 

कन्धा 

अनचाहा 

निष्ठा रहित 
आवश्यक्ता, तुलना में 
अनादर 


पास 
आदत 


दूस रा-दूसरा 
परस्पर 


१५७१, 
शब्द अथ 
अस्त आँसू 
अस्त्र हथियार 
अणित भोंथरा, भक्षित 
असित अश्वेत, काला 
अघे मूल्य, पुजा की सामग्री 
अध्य पूज्य 
अरि श्न 
अरी स्त्री के लिए सम्वोधन 
अवधि काल 
अवधी अवध की भाषा 
अलि भौरा 
अली सखी 
अलिक ललाट 
अलीक झूठ. 
भादि इत्यादि 
आदी यभ्यासी 
आयत चौडा 
आयत्त अधीन 
आवृत ढ्का 
आवृत्त दुहराया गया 
इति समाप्ति 


ईति फसल को बाधा (भवृष्टि आदि) 


इत्र सुगन्धित पुष्प रस 
इतर अन्य 
उद्धत. उद्दण्ड 
उद्यत तत्पर 


CC-O. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


माध्यमिक व्याकरण एवं रचना 


9२ 
शब्द अर्थ शब्द अर्थ 
उपयुक्त उचित कोडा चावुक 
उपयुक्त झपर कहा हुभा कोरा नया (कपडा आदि) 
उपल ओला क्षात्र क्षत्रिय का 
उपला गोयठा छात्र विद्यार्थी 
उपपति पति-भिन्न प्रेमी खरा शुद्ध 
उपपत्ति सिद्धि खड़ा बेठा का विपरीत 
कुल वंश या समूचा, प्रा चिर देर, पुराना 
कल किनारा चीर कपड़ा 
कंकाल ठठरी चिता शव जलाने के लिए सजाई 
कगाल दरिद्र या च्‌नी गई लक डियाँ 
2 री ज 
की क “नीता बाघ जसा एक हिस्र पशु 
क्रम सिलसिला रप” घ्याला 
मु चसक चस्का, लत 
युःअन बुर। आदमी नी 0 
ज्‌ लकण 
SN हहा है अ ही हक 
कुति रचना न 
कृत्ति चरमं, चमड़ा रण समाप्त होना 
4 ० 
चूकना समय पर नहीं करना 
कृती निपुण हक हु 
कीत्ति यश ॥ संसार 
र जगत "ए का चबूतरा 
कृत कया हुआ 3% है 
क्रीत खरीदा हुआ " बाणी 
जवान 
| वक 
९०५५ छि] टोटा त 
कली अविकसित पुष्प कमी 
न a टोंटा कारतुस 
दिन दिवस 
करण साधन, एक कारण 
कुच दीन गरीब 
जा “6 आंदी लकड़ो 
पे प्रस्थान 
काश रे पर शराब 
एक लम्बी घास, काँस द्विप ग 
क हार्थ 
[स खाँसी द्वीप 


CC-O. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized By Siddhanta eGangotri उ Kosha 


नव-शब्द-निर्माण 


शब्द 
धुरा 
धरा 
निहत 
निहित 
नियत 
नीयत 
नशा 
निशा 
निवृत्ति 
निवृ ति 
नाई 
नाई 
नाड़ी 
नारी 
निकृष्ट 
निष्कृष्ट 
प्रसाद 
प्रासाद 
परिणय 
प्रणय 
परिणाम 
परिमाण 
नीड 
नीर 


नहर 


नाहर 
पाश 
पास 


CC-O. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


अर्थं 
अक्ष 
मिट्टी 
मरा 
रखा 


निश्चित 

इरादा 

मद 

रात 

लौटना 

मुवित, शान्ति, सुख 
हजाम 

समान, भाति 

नब्ज 

स्त्री 


सिम्न स्तरीय 
सारांश 


कृपा 

महल 
विवाह 
प्रम 
नतीजा 
मात्रा 
घोंसला' 
पानी 
सिचाई के लिए बनाई 
पतली नदी 
सिह 

जाल 
समीप 


शब्द 
पिक 
पीक 
प्रकार 
प्राकार 


प्रवाह 
परवाह 
पूरी 
पूड़ी 
पट 
पटु 
बलि 
बली 
बहन 
वहन 
वदन 
बदन 
बाह्य 
वाह्य 


१७३ 

अथ 

कोयल 

पान आदि का थ्‌का 


किस्म 

घेरा 

प्रस्तुत, असली 

एक भाषा, साधारण 


चिट्ठी भेजने का स्थान 
पेड़ का पत्ता 


रास्ता 
रोगी का भोजन 
नगर 
बाढ़ 
नगरी 
सारी 
बहाव 
चिन्ता 
सारी 
घी आदि में बनाई रोटी 
कपड़ा 
तख्ता, पाट 
बलिदान, उपहार 
बलवान्‌ 
बहिन 
ढोना 
मुह 
शरीर 
बाहरी 
ढोने योग्य. 


१७४ 


“अर्थ 
वाद 
बाद 


वास 
बाँस 


चास 
बास 
बाई 
बाई 
-बण 
त्रण 
वरण 
दण 
भीड 
चार 
वार 
बन्दी 
वन्दी 
बारिश 
वारिस 
बात 
वात 
बुरा 
बूरा 
राज्य 
राज 
लक्ष्य ` 
-सक्ष 


CC-O. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


शब्द 

कोई कथन 
अनन्तर 

ग्‌ न्ध 

एक वनस्पति 
निवास 

गन्ध 

औरत 

बाँया का स्त्रीलिंग 
रंग या आकार 
घाव 

चुनाव 

अक्षर, या जाति, रंग 
बरे, ततया 
जनसमूह 

प्रहार 

दफा 

साट, चारण 
कदी 

वर्षा 
उत्तराधिकारी 
कथन 

बायु 

खराब 

शक्कर, भूरा 
शासन 

रहस्य 

उद्द श्य 


लाख 


स्‌त 
शकल 
सकल 
शव 
सवे 
सुधि 
सुधी 
णाला 
याला 
सन्‌ 


सन 
शीणा 
सीसा 


माध्यमि व्याकरकण एवं रघना 


शब्द 

बेल 

वर देने वाला 
विकलांग 
ताना 


लूट लेना 
लूटा जाना 
शिव 
मिश्रित 
त्राण 
तालाब 
वीर 

अन्धा 
शान्ति 
बराबर 

पुत्र 

सारथि 
टुकड़ा, शकल, चेहरा 
प्रा 

शिव 

सब 

स्मरण, सुध 
विद्वान्‌ 
मकान 
पत्ती का भाई 
सवत्‌ 
पट्‌आ 
कांच 

एक धातु 


नव-शब्द-निर्माण 


अथं 
सभान 
सामान 


णती 
सती 


शारदा 
सारदा 
शप्त 
सप्त 
शबल 
सबल 
श्र्ति 
सरति 


शास्त्र 


स।स्त्र 


साल 
सास्त्र 
श्वजन 
स्वजन 
शकत 
सकृत 
सुकृति 
सुकृती 
स्वच्छ 
स्व्रक्ष 
शुक्ल 
शुल्क 


शब्द 
प्रकार 
सामग्री, पदाथ 


सदी 

पतिब्रता 
सरस्वती 

सार देने वाली 


शाप प्राप्त 
सात 


चितकबरा 


ग्रन्थ 
अस्त्र के साथ 


शाँसू के साथ 
अस्त्र के साथ 
कुत्त 

अपने लोग 
मल 

एक बार 


अच्छी कृति 
पुण्यात्मा 

साफ 

सुन्दर आँखों वाला 
सफद 

फीस 


अर्थ 
शर्म 
श्रम 
शशधर 
शशिधर 


शिखर 
शेखर 


शिवा 
सिवा 
समभातना 
संभावना 


समवेदना 
संवेदना 


१७५ 

शब्द 

लाज 

मिहनत 

चन्द्रमा 

शिव 

चोटी 

सिर 

सुनना, श्रवण, भिक्षु 


टपकचा 


कान 
सोता, धारा 


पावती य! गीदड़ी 
अलावा 


तुल्यता को भावना 
आशा 

साथ-साथ दुखी होना 
अनुभूति 
शान्तियुक्त 

अन्त वाला 

अच्छी मती 
परामश 

तुल्य बल वाला 
पाथेय 

हँसना 

हँस की मादा 


हड्डी 
पराजय 


CC-O. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


१७६ माध्यमिक व्याकरण एवं रचना 
ऊनार्थक शब्द 
कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनसे एक ही संज्ञा की विभिन्न अर्थच्छायाओं का 
बोध होता है। पाणिनि ने इन्हें तद्धितों में गिनाया हे । संस्कृत व्याकरणों ने इन्हें 
स्वाधिक कहा है। जेसे वाल=वालक, युवा = पुबक, कोष्ठ = कोष्ठक, पन्न = 
पत्रक । पाणिनि ने इन प्रत्ययों के इतने अर्थ बताए हैं--अल्प, (स्व, कुत्सित, 
अज्ञात, अनुकंपित । वेसे संस्कृत में भी «स्व अथ में तद्धित के अतिरिक्त स्त्रीप्रत्यय 
का प्रयोग शुरू हो गया था, जसे कस =कंसी, स्थाल =स्थाली, पुस्तक = एस्तिका 
आदि । हिन्दी में इनके अवशेष निम्नलिखित प्रत्यय मिलते हैं-- 

१: ई-नद=तदी, कटकटी, घट=धघटी, बट>-बटी, पहाड़ =पहाड़ी, 
घाट=धघाटी, छरा =छ्री, कटोरा =कटोरी, ढकता=ढकनी, रस्सा= 
रस्सी, हथीड़ा = हथौड़ी, नाला = नाली, रोड़ा = रोड़ी, बर्छा = बछीं, ढोलक = 
ढोलकी, तसला = तसली, टोकरा =टोकरी, डाल =डाली, कड़ाह = कड़ाही, 
गगरा =गगरी, गोला<=गोली, थाल=थाली, पोखरा = पोखरी, लग्गा = 
लग्गी, लंगोटा=लगोटी, पुर्जा = पुर्जी, पिटारा=पिटारी, जता = जती, 
वु्त्ता = कुर्ती । ir NE 

२. इया-खाट = खटिया, चूहा = चुहिया, कुआ =कु इया, डिब्बा = डिबिया, 

ताल =तलइया, पीढ़ा = पिढया, लोटा = लुटिया, बच्ची -- बचिया, बढी = 

बुढ़िया, गाय =गइ्या, बाछी=वबछिया। वेटी= बिटिया, कुटी = कुटिया, 

बडी =बरिया, फोडा =फड़ि र्‌ चरि गुड्डा 

1 गय 3 य | रतिया, वात >बतिया, गुट्टा = 

क ढोल ® ढोलक । 

भोला-खाट = खटोला, साँप > सँपोला, आम = अमोला । 

ड़ा-बाछ। = बछड़ा, चाम = चमड़ा, ट्क = टुकड़ा, मुख = मुखडा । 

की, ची, डी री, ली-टाँग > टंगड़ो [री], देग = देगची, डोल = डोलची, 

पलंग = पलंगड़ी, सूप = सुपली, गाछ = गछ्ली, रुपया = रुपल्ली, छीपा == 

छिपुली, कोठा =कोठरी, गाँठ==गठरी, डफ=डफली, टीका = टिकली, 

ह सुगर, कन = कनको, ढोल = ढोलकी, सुत = सुतली, सुतरी, लोटा = 

७, रिया-वहु = बहुरिया । 

८, वा, आ--बच्चा =बचवा, भोज =भोजवा, गाछ = गछवा, मोहन = मोहना, 
म ह | हजमा, सोनार =सोनरा, दृध=दुधवा, मीत = 

९. ठ--मीत = मितऊ, चाचा = चचऊ, बाघ = बघऊ । 


FF 2६ ४० 


CC-O. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized By Siddhanta 85160 1 Gyaan Kosha 


नव-शव्द-मिंमणि 


शब्द 
अतिवृष्टि 
अन्दर, भीतर 
अंदरूनी, भीतरी 
अकेला, एकाकी 


अगला 
अच्छा, भला 


अन्धकार, तम 
अथ 

अनृत, मिथ्या 
अपना, सगा 
अमीर, गनी, धनी 
भमृत, सुधा 
वश्य 

अमावस्या 

अवनि 

अनुमोदन, समथन 
अलग 

अवाई आगमन 
अल्प 

आकाश 

आगे, सामने 

भाग 

झाना 


CC-O. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


विलोम बनाने की विधियाँ 
किसी शर का प्रतिलोम बनाने की निम्नलिखित विधियाँ हैं :-- 
१. नया विपरीतार्थक शब्द देना 


प्रतिलोम 
अनावृष्टि 
बाहर 

बाहरी 
ससहाय, साथ 


पिछला 


बुरा 
आलोक, प्रकाश 


इति 

ऋत, तथ्य, सत्य 
पराया 

गरीव, निधन 
विष, गरल 
शायद, संभवतः 
पूणिमा 

अम्बर 

विरोध 


साध, इकट्ठा 
बिदाई, प्रस्थात 


अधिक, प्रच्र 
पाताल 

पीछे 

पानी 

जाना 


१७७ 
शब्द प्रतिलोम 
आदि, आरंभ अन्त, अवसान 
आध्यात्मिक थाधिभौतिक 
आम खास, इमली 
आकुञ्चन प्रसा रण. 
आकुञ्चित प्रसृत, प्रसारित 
आजादी गुलामी 
आद्र शुष्क 
आलस्य फूर्ती, उद्योग, उद्यम 
आवइन विसर्जन 
आसक्त, सक्त विरक्त, असक्त 
इन्द्रिय-परायण, विषयी जितेन्द्रिय 
ईद्‌ मुहरम 
ईषत्‌ प्रचुर 
उगना, उतराना, तरना, तेरना--ड्बना 
उच्च, ऊचा नीच, नीचा 
उठना बेठना, गिरना 
उजाला अंधियारा, अघ्रा 
उत्तम ब्य 
उदीची अवाची. 
उपरि, ऊर्ध्वं निस्त, बघः 
उदास, उदासीन, खिन्न प्रफुल्ल, प्रस्त. 
उदय, उदित अस्तमन, अस्त 
उधार. नगद 


१७८. 

शब्द 

उबर, उपजाऊ 
उपाजित 


उदार, दानी, 
खर्चीला 


उषा, प्रात: 
उद्दण्ड, उद्धत 
उग्र, धृष्ट 
उष्ण, तप्त 
उत्तर 

ऊपर 

ऋण 


प्रतिलोम 

मरु, ऊसर, बंजर 
स्वयंप्राप्त 

कृपण, सूम, 
कजस 

संध्या, सायं 
विनीत, विनयी 
सोम्य, विनयशील 
शीत, शीतल 
दक्षिण, प्रश्‍न 
नीचे 

धन, भानृण्य 


ऋजु, सरल, सीधा-_वक्र, कुटिल, टेढ़ा 


ऋणी 
एकत्र 
एक 
ऐहिक 
कट्‌ 
कठिन 


कठोर, क्र 


ककश, परुष, रूक्ष 


कत्त व्य 


उक्रण, अनृण 
विकीणं 


धनेक 


आमुष्मिक, पारल्लिक 


मधु 

सरल 

कोमल 
मृदुल, मसण 


अधिका र, अकत्त व्य 


कड़वा, तिक्त, तीता, खट्टा--मीठा, मधूर 


कच्चा 
कम, न्यून 
कमी 


काम, श्रम, परिश्रम 


CC-O. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


पक्का, जला 


ज्यादा, वेश, भधिक 


वेशी 


आराम, विश्राम 


माध्यमिक व्याकरण एवं रचना 


शब्द प्रतिलोम 


काला, सांवला गोरा, उजला' सफेद 


कनिष्ठ ज्येष्ठ 
कुत्सा, निन्दा प्रशंसा, स्तुति 
कडा, सख्त, रूखा मुलायम, नरम 
कृश, क्षीण पीन, पुष्ट 


कृपा, प्रसाद, क्षमा कोप, क्रोध, दण्ड 
कृष्ण, श्याम, स्याह--श्वेत, शुक्ल, सफेद 
ककंशा, दुःशीला 


कुसुम, फूल 


सुशीला 
कटक, वज्र, काँटा 


कमठ, फुर्तीला, उद्यमी -सुस्त, आलसी 


कमजोर मजवूत, ताकतवर 
शुद्र, तुच्छ विशाल, महान्‌, विराट्‌ 
कृत्रिम प्राकृतिक, नेसागिक 


क्षणिक, नश्वर- शाश्वत, चिरंतन, नित्य 


क्षय, ह्यास वृद्धि, विकास 
खंडन झंडन 
खरा खोटा 
खडा बेठा 
खरीद बिक्री 
खल, दुष्ट सज्जन 
खीझना रीझना 
खिलना मुरझाना 
खुशी,खुश गम, गमगीन 
खूला, फेला बन्द, सकरा, तंग 
खोलना बन्द करना 


-्नव-शब्द-निर्माण 


"शब्द 
-गंभीर, गहरा 


गाढ़ा 


-गीला, नम, भींगा 


गुण 
गुरु, महान्‌ 


-गुप्त, गूढ, छिपा, प्रच्छन्न 


'गृही, गृहस्थ 
“गलत, गड़बड़ 
-गौण 

“ग्रहण, संग्रह 
"ग्राम्य, ग्रामीण 
ग्रस्त, बद्ध, रुद्ध 
"ग्रास, बन्धन 


प्रतिलोम 
छिछला, उथला 
पतला 

सूखा 

दोष 


शिष्य, लघु 


स्पष्ट, प्रकट 
संन्यासी 
सही 


मुख्य, प्रधान, प्रमुख 


त्याग 

नागर, नागरिक 
मुक्‍त 

मोक्ष, मुक्ति 


-गाँव, ग्राम--शहर, नगर, जंगल, वन 


-गाड़ना, चिपकाना, साटना 


धयटना, घटिया 
“चर, घरेलू 


उखाड़ना 
बढ़ना, बढ़िया 
बाहर, बाहरी 


“चतुर, चालाक, हो शियार--मुखे, बेवकूफ 


चढाव 
चुप्पा, गूगा . 
चोर 


चिरंतन, स्थायी 


-चस्त 
चिकना 


"छली, छलिया, टेढ़ा 


छिपाना 


उतार 
बोलता 


साधू 


तात्कालिक 
दीला 

रूखा 

भोल।, सीधा 
दिखाना 


शब्द 
छोटा 

छोड़ना 

छूट, छुट्टा 
जागना 
जलना 

जमीन 

जंगल, वन 
जन्म, जीवन 
जीना 

जड़ 

जनकोय, निजी 
जाड़ा 

जंगम 

जाग्रतू, जागरित 
जोड़ 

ज्योति 

जटिल 
ज्योत्स्ना 

जल 

जनता 


49९ 
प्रतिलोम 
बड़ा 
पकड़ना 
केद, बँधा 
सोना 
बुझना 
भासमान 
गाँव, मरुभूमि 
मरण, मृत्यु 
मरना 

चेतन 
राजकीय 
गर्मी 

स्थावर 

सुप्त, शयान 
घटाव 

तम 

सरल 

तमिस्रा 

स्थल 

सरकार 


जरा, बुढ़ापा, वाद्ध क्य - यौवन, जवानी 


जीवित, जिन्दा 
ज्वार 
जिन्दगी 


मृत, मुर्दा, मरा 


भाटा 


मुदंनी 


झगड़ा, बिगाड़, कलह-घलाह, मेल, सुल 


झूठ, झूठा 


सच, सच्चा 


CC-O. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


१८७ 
पद प्रतिलोम 
झोपड़ी महल 
ठंड, ठंडक, सर्दी गरमी 
| उं गर्म 
डरपोक साहसी, हिम्मती 
ढीठा संकोची, लज्जालु, लजीला 
तिमिर आलोक 
त रल, द्रव ठोस 
तरुण, युवा वृद्ध 


तारीफ, प्रशंसा, स्तुति--शिकायत, निन्दा 


तानी भरनी 
तारना बोरना, डुबाना 
ताजा बासी 
तरस तृप्ति 
तीब्र, तीक्ष्ण मन्द, भोथा, कुन्द 
तेज धीमा 
थोक ख्‌दरा 
थोड़ा | बहुत 
दंड पुरस्कार 
दाता ग्रहीता, कृपण, सुम 
दक्षिण वाम, उत्तर 
दिन, दिवा रात, रात्रि 
दुष्ट, दुजेन सज्जन 
` दुषित स्वच्छ 
देर,, क्लिम्ब शीघ्रता, जल्दी, सबेर 
देहाती शहरी 


(0-0. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


माध्यमिक व्याकरण एवं रचना 


शब्द प्रतिलोम 
द्र्त विलम्बित 
देवता, देव राक्षस, दानव, दनुज 
धप छाँह 
ध्वंस निर्माण, रचना 
नख शिख।, शिख 
नफा, फायदा, मुनाफा नुकसान 


अर्वाचीन, आधुनिक, सांप्रतिक,--पुरातन 
नया, नूतन, नवीन पुराना, प्रचीन 


निद्रा, स्वप्न जागरण, जागति 
न्याय पक्षपात 
नकली असली 
नेकी बदी 
निशीथ मध्याह्न 
निषिद्ध विहित 
निन्द्य वन्द्य, स्तुत्य, प्रशंसनीय 


निजी, वेधक्तिक--प्त रका री, सावेजनिक 


निज, स्व, स्वकीय पर, परकोय 


प्रसाद कोप, अवसाद, विषाद 
पहला, भगला दुसरा, पिछला 
पालक बालक, घालक (घातक) 
पालन, रक्षा संहार, पीडन, विनाश 


पेट पीठ 
पाश्चात्य, पश्चिमी पौरस्त्य, पूर्वी 
जमा 


प्रत्यूष' 


पिघला 
प्रदोष . 


भब-शष्द-निसण 


शड्द प्रतिलोम 
प्रफुल्ल, प्रसन्न म्लान, विषण्ण 
प्रथम चरम, अन्तिम, द्वितीय 
प्रभु भृत्य 
'पाप पुण्य 
प्राय: बिरले 
प्रारब्ध पौरुष 
प्राची प्रतीची 
प्रम, श्रद्धा घृणा, वेर 
प्रस्फुटित, विकसित संकुचित 


पूरब, पूवं पच्छिम, पश्चिम, 
हले बाद, अनन्तर 
पूर्वाहण अपराहण 
प्रस्थान, प्रयाण, गमन आगमन 


पहु चना छ्टना, खुलना 
शयु तनु 
फेन गाद 
फेला सिमटा, सिकुड़ा 


बच्चा, बाल, बालक बूढ़ा, वद्ध 


बाल्य, बचपन वाद्ध क, बुढ़ापा 
बहार खिजाँ 
साना उजाइना 
अनाना बिगाड़ता 
बीमार, रोगी तन्दुरुस्त--नीरोग, स्वस्थ 
बाढ़, वृष्टि सूखा, अवृष्टि 
बाह्य भाभ्यन्तर, भान्तरिक 


९६. १ 
शब्द प्रतिलोम 
बहिष्कार अंगीकार, स्वीवार 
बबर सभ्य 
भूत भविष्य, वत्त मान 
भुमा, बाहुल्य, प्रचुरता अल्पता 


भौतिक दैविक, आध्यात्मिक 
भोगी योगी, त्यागी 
भीरू,काय र-निर्भीक, निभंय, वी र,साहसी 
भय निभंयता, साहस 
भरा, पूरा खाली, अधूरा 
भारी हल्का 
भाग्य अभाग्य, कमं. 
मेल फूट, झगड़ा 
मनुष्य पशु, राक्षस 
मत्यं ममर 
मनुज, मानव दनुज, दानव 
मंहगा सस्ता 
मौन, मूकता मुखरता, वाचालता 
मूक, मुखर वाचाल, तूष्णीक 
मोटा पतला, दुबला 
मिट्टी सोना 
मंगल विघ्न, अमंगल 
मुख, मु ह पृष्ठ, पीठ 
मेहनती, उद्यमी, परिश्रमी आल दी 
मिलन, बिछोह, विरह, 
मिलना बिछुड़ता, फूटना 
यथार्थ कल्पित 


CC-O. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


५८२ 
शब्द - प्रतिलोम 
युवक, युवा जरठ, बूढ़ा 
युद्ध, कलह, क्रान्ति, उपद्रव-शा न्ति, सुलह 
रक्षक . भक्षक 
राग द्व्ष 
राम | रावण 
राजा, राव ' प्रजा, रंक 
रिक्त पणं 
रंगीन सादा, रंगहीन, सफेद 
रोग स्वास्थ्य 
रोगी स्वस्थ 
राफा म - कुहू 
रोपण ` . उन्मूलन 
लिखना “ मिटाना 
लेना देना 
लपेटना खोलना 
लौकिक दिव्य 
लालची, लोभी संतोषी 
लुप्त प्रकट 


विधि, बिहित निषेध, निषिद्ध 


विस्तार, विस्तृत-संक्षेप, संक्षिप्त, संकुचित 
वन्य, बनेला, ग्राम्य, पालतू, 
जगली घरेलू , पालित 
वसन्त पतझड़ 


विस्तीर्ण, उदार संकीर्णे, संकुचित 


४ र मित ल्त 
cB Ramdev गीति लयाईी॥अत्य गाडी (०5छिश्र Vigitized By Siddhanta 85०790०'्त्त्रव्ला। Kosha 


माध्यमिक व्याकरण एवं र चनं 


शब्द प्रतिलोम” 
शत, मित्र, सखा 
शान्ति अशान्ति, घोर, कोलाहलः 
शान्त, नीरव कोलाहलपूणः 
शासक शासितः 
शोषक शोषित, पोषकः 
श्रीगणेश इतिश्री 
शिरोमणि चरणधूलिः 
सन्य दृश्य 
श्रोता वक्ता 
श्यामा गौरी 
शुष्क आठे, तरल 
शूद्र ब्राह्मण 
सृष्टि संहार, प्रलयः 
सिकुड़ना, सिमटना फलनए 
समेटना फैलाना 
स!फ, स्वच्छ गन्दा, मलिन 


समाज, समष्टि 
स्वग 

संगम, संयोग 
साँझ, शाम 
सिर 

सदे, सर्दी 
स॒टाना 

संधि 

सुन्दर, रूपवान्‌ 


व्यक्ति, व्यष्टिः 
तरकः 

विरह, वियोग 
सबेरा, सुत्रहः 
पाँव, पेर 

गम, गर्मीः 
हटानाः 

विग्रहः 

कुरूप 


नव-शब्द-निर्माण 


शब्द 

स्थायी, नित्य 
स्थूल 

सूना, खाली 
सात्विक 
सदाचारी 
सामान्य 
साधारण 


संग्रह 


सवदा, सदा, सदेव 


स्वादिष्ट 


प्रतिलोम 

नश्वर, भंगुर, क्षणिक 
सूक्ष्म, तनु 

बसा, भरा 
तामस, तामसिक 
व्यभिचारी 
विशेष, अनुपम 
विशिष्ट, अद्वितीय 
त्याग 

कभी-कभी 

फोक 


शब्द 


सेव्य, स्वामी, मालिक 


स्थावर 
स्त्री, नर 
स्त्र्ण 
हँसना 

हष 

हास, हँसना 
हार 

हस्व 


हानि 


२. शब्द के आरम्भ में कुछ जोइना-- 


(क) निषेधार्थक अव्यय का योग-- 


क्रोध 
खाद्य 
गण्य 
घोर 


ज्ञान 
कमण्य 
कीति 


यरा 


अक्रोध 


अजेय 
अज्ञान 
अकमं ण्य 
अकोत्ति 
अयश 


स्वीकार 
लौकिक 
धर्म 
प्रिय 
साधारण 
सभ्य 
मंगल 
शुभ 
मोघ 
ड्च्छा 


उचित 


अवसर, समय 


' १८३ 
प्रतिलोम 
सेवक, नौकर 
जंगम 

पुरुष, नारी 
पुरुषोचित 
रोना 
विषाद, शोक 
रुदन, रोना 
जीत 

दीघ 


लाभ 


भःवीकार | 
अलौकिक 
अघम 
अप्रिय 
असाधारण 
असभ्य 
अमंगल 
अशुभ 
भमोघ 
अनिच्छा 
अनुचित 


अनवसर, असमय 


नित्य केट अनित्य आवरण ` अनावरण 
CC-O. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


4०४ 
जल्द प्रतिलोम 
'उद,र अनुदार 
-इष्ट अनिष्ट 
“उपस्थित अनुपस्थित 
एक अनेक 
*श्य्त अनृत 
अधिकारी अनधिका री 
आस्तिक नास्तिक 
गण्य नगण्य, अगण्य 
लायक नालायक 
पसन्द नापसन्द 


(ख) किसी विरोधार्थी उपसर्ग या प्रातिपदिक का योग-- 


दान आदान 
गमन आगमन 
यात आयात 
स्थित प्रस्थित, उत्यित 
जय पराजय 
यश अपयश 
मान अपमान, अवमान 
लि अपचय 
आशा निराशा 
स्मरण विस्मरण 


माध्यमिक व्याकरण "एवं रचता 


शब्द 
पाक 
काविल 
खश 
हाजिर 
मुनासिब 
मामूली 
इन्साफ 
शरीफ 
मुमकिन 


सरकारी 


राग 
योग 
युक्‍त 
क्रय 
लगाव 
देश 
सम 
कमं 
गति 
लोक 


३. दोनों में पूर्व खण्ड का परिवर्त न-- 


(क) उपसर्गों का-- 


आगमन 9 नि गमन 


आरोह 


प्रतिलोम 
नापाक 
नाकाविल 
नाखूश 
गरहाजिर 
गैरमुनासिब 
गरमामूली 
गेरइन्साफ 
गरशरीफ 
गरमुमकिन 


गैरसरकारी 


विराग 
वियोग 
वियुक्त 
विक्रय 
विलगाव 
विदेश 
विषम 
दुष्क मं 
दुर्गति 
परलोक 


अवरोह 


CC-O. अषा मप््ता02/ Tripathi Collection at ऽव्य). कोक त्‌०० By Siddhanta eGangotri Gyaggfpsha 


- सच-शष्द-तिर्माण. 


आकषण 
अनुरक्त 
अनुलोम 
उन्मुख, 
ऊध्वं मुख 
सुजन 
सुगति 
सुख 
उन्नति 
उत्खनन 
'सुकृत 
उत्पतन 
उपकार 


अभिमुख, संमुख 


प्रतिलोम 

अपमान 

भपकषं 

वियोग 

निवृत्ति 

विक्षण 

विरक्त 

विलोम, प्रतिलोम 


पराङ मुख, भधोमुख 


अवाङ मुख 
दुर्जन 

दुर्गति 

दुःख 

अवनति 

निखनन 

दुष्कृत 

निपतन, अवपतन 
अपकार 

विमुख 


(ख) अव्ययों का-- 


उपरितन 
सुमति 

सुबुद्धि 
सद्गति 
सत्संग 

सुकम, सत्कमं 
सद्भाव 


अधस्तन 
कुमति 
कुबुद्धि 
दुर्गति 
कुसंग 
कुकर्म 
दुर्भाव 


शब्द 
अनुकल 
संघटन 
आय 
विजय 
सुमति, सुबुद्धि 
सोभाग्य 
सुगन्ध 
सुकर 
सुलभ 
सुगम 
संपत्ति 
सुक मं 
सुयश 
उत्कर्ष 
प्रकृति 
प्रबल 


प्रवात 


प्रख्यात 

आविर्भाव 
स्वीकार, अंगीकार 
सावलंब 

सायंकाल 

सपक्ष 

प्रात :कुत्य 


वृद 


प्रतिलोम 
प्रतिकूल 
` विघटन 
व्यय 
पराजय 
दुम ति, दुबु द्धि 
दुर्भाग्य 
दुग्ध 
दुष्कर 
दुलंभ 
दुर्गम 
विपि 
दुष्कर्म 
अपयश 
भपकषं 
विकृति 
निबल 


निर्वात 


कुख्यात 
तिरोभाव 
बहिष्कार 
निरवलम्ब 
प्रातःकाल 

| विपक्ष 

सायंकृत्य 


CC-O. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


१८६ 
शब्द . 
सेश्वर 
सफल 
साकार 
सज्जन 
सपूत 
सरस 
निश्चिन्त 
अज्ञ 


(ग) अव्यय-भिन्न प्रातिपदिकों का-- 


प्रतिलोम 
निरीश्वर 


विफल, निष्फल 
निराकार 

दुजेन 

केनत 

नीरस 

सचिन्त 

प्रज्ञ, विज्ञ 


सुखकर दुःखकर, कष्टकर 
स्वतन्त्र परतन्त्र 
- स्वार्थं पराथ, परमाथ 
स्वाधीन पराधीन 
खुशबू बदबू 
- भल्पसंख्यक--बहुसंख्यक, अधिकसंख्यक 
भल्पज्ञ, कि चिज्ज्ञ बहुज्ञ 
खूशकिस्मत बदकिस्मत 
(ध) मिश्रित परिवत्तन-- 
इहलोक परलोक 
एऐहलो किक पारलोकिक 
महात्मा दुरात्मा 
अल्पव्ययी, मितव्ययी अपव्ययी 


४. उत्तर खंड का परिवत्तन-- 


(क) प्रत्यय का--- 
उपजीव्य 
उपकारी 


उपकर्तता, उपकारक 
भक्ष्य 


-भर्त्ता.. Ramdev Tripathi 001हृत्या) अर्थिा 1(० क्षैक्षेत Pigitized By Siddhanta श Kosha 
2 


उपजीवी 
उपक्कत 


उपकाय 


भक्षक 


माध्यामिक व्याकरण एवं रचना 


शब्द . 
अबल 
सजीव 
अचेत 
सचे ष्ट 
अन्तगंत 
अन्तभू त 
अत्रत्य 
पुरातन 


अधिकांश 
प॒ववर्त्ती 
ूर्वाहूण 


- पूर्वे रात्र 


स्वदेश 


उत्तमर्ण 
दिनचर्या 


स्वदेश 
प्रत्यक्ष, समक्ष 
प्राचीन 

नर 


वृत्त 
सेव्य 


हन्ता 


प्रतिलोम 
प्रबल, सबल 


निर्जीव 

सचेत 

निश्चेष्टः 

बहिगंत 

वहिभू त 

तत्रत्य 

इदानीन्तन, अधुनातन 


अल्पांश 

उत्तरवर्त्ती, परवर्ती 
अपराह.ण 
अपररात्र 

परदेश 

अधमण 

रातिचर्या 


विदेश 
परोक्ष 
अर्वाचीन 
नारी 


वत्तिष्यमाण 
सेवक 
हत 


2 अ 


` नंव-शब्द-निर्माण 
प्रतिलोम 
(ख) प्रातिपदिक का--- 


शब्द 
कृतज्ञ कृतघन 


सेवानिरत (रत) सेवामुक्त (निवृत्त) 


विश्वासभाजन विश्वासघाती 
पदारूढ़ पदच्युत 
नमकहलाल नमकहराम 
स्वाथंपरायण स्वार्थविमुख 
(ग) मिश्र--- | 
बुद्धिमान्‌ बुद्धिर हित, बुद्धिहीत 
स्वादिष्ट स्वादहीन 
मलिन निर्मल 


गुणी, गुणवान_ 


ज्ञानवान्‌, ज्ञानी ज्ञानरहित, अज्ञानी 


गुणातीत, निगुण . 


ca 
शब्द प्रतिलोम 
चिन्तामुक्त (रह्ति)-चिन्ताग्रस्त (युक्त) 


कुलभूषण (तिलक)-कुलह्ुषण ( कलंक )' 
कुलदीपक कुलांगार 


५. एंक में पूर्व खंड का दूसरे में उत्तर खंड का-- 


घनवान्‌ निधन 
इमानदार बेईमान 
खंडनीय अखण्ड 
गरजमन्द लागरज 
छ्ली निश्छल 
गमगीन बेगम 
तुलनीय अतुल 
६. दोनोंखंडोंम परिवत्त न 
उपयुक्‍त अधोलिखित 
खशनसीब बदकिस्मत 
अपराधी निरपराध 
दोषी, दुष्ट निर्दोष 
डरपोक निडर 


श्रद्धारहित श्रद्धास हित, श्रद्धायुक्त 
गोचर गोतीत 
काम नायुकत कामनामुक्‍त 
ज्वराक्रान्त _ ज्वरमुक्‍त 

क्रोधी फ्रोध-रहितः 
प्रच्छन्न. » प्रकट 

आत्तिकर - आत्तिहर 

प्राज्ञ, प्रज्ञावान्‌ : प्रज्ञाहीत 
धनवान धनहीन 
तलवान्‌ अतल 
लज्जावान्‌, लज्जाशील निलेज्ज 


बलवान्‌ निर्बल, बलहीन 
शमिन्दा बेशर्म 
समझदार नासमझ 
हयादार बेहया 
भीरु निर्भीक 
लोभी निर्लोभ 
स्वाथपरायण निःस्वाथः 
मोहयूक्त, मोहपरायण निर्मोहः 
पर्दानशीन बेपदे 


CC-O. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


५६ माध्यमिक व्याकरण एबं रचना 


अभ्यास 
१. कोई भी प्रत्यय कृत्‌ है या तद्धित इसकी पहचान क्या है, दोनों के ३-३ 
उदाहरण दे । 
२. इन प्रत्ययों का एक-एक उदाहरण दे-- 
अन, ति, अनीय, भक्कड़, इयल, आना, ईला, मन्द, वर, दार । 
३. बतावे कि इनमें क्या प्रकृति है, क्या प्रत्यय ? यह प्रत्यय कृत है, या 
तद्धित-- 
| फिरता, ओढ़नी, खेती, धूलिसात्‌, दानव, साङ कृत्यायन, इन्द्रिय, घटाव, 
कमेड़ा, गुस्ताखी, दोस्ताना 
४, इनमें समास वतावे--- 
अबूझ, भवजाल, धर्माथं, द्रवीभूत, सोचा-समझा, घरमु'हा, महोदय, 
अनुपम, दतिनमंजिला, हानि-लाभ, हृष्ट-पुष्ट, दन्तकथा, अष्टधातु । 
५. निम्नलिखित रिक्तियों को काले अक्षरों के विपरीक्तार्थकों से भर 
कर वाक्य पुरा करें -- 
(क) एक व्यंजन तथा एक" ---- से बने अक्षर की पुनरुक्ति से अमेक 
शब्द निर्मित होते हैं । 
(ख) जो लोक-सेवा में निरत रहने लगते हैं, वे क्रमश: राग-- “से 


हो जाते हँ | 
(ग) सभा में संमान न वाचाल फा iss का, मितभाषी का होता है। 
(घ) कल भाप कुछ - `° दिखते थे, आज तो प्रफुल्ल है । 
(ङ) अधिक विध्तार न करे, कृपया ~" में अपनी समस्या बताएं । 


(च) सब वाते किसी से प्रकट नहीं की जाती, कुछ बाते सबों से 
`` रखी जाती है । 


(छ) तुम दीघं स्वरों का भी: : -. उच्चारण क्यों करते हो ? 


(ज) इसकी उपत्यका अब कुछ अधिक जन संकुल हो गई है, इसलिए प्राय! 
सभी ऋषि-मुनिः-"-'पर चन्ने गए हैं । 


(डा) मैं अभी तक सबै में ह" | 
2 जि क या म 
0141 ह की स्थिति में नाई 


CC-O. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


मष-शण्द-निर्माण १८६. 
६, निम्नलिखित शब्दों के उपयुक्त विपरीताथंकों से वाक्य पुरा करे :-- 
कुटी, स्वाथं, अर्वाचीन, बाहरी, नश्वर, प्रकट, गंभीर, ऐहिक, अनावरण,. 

भपकषं, महान्‌, तीज । 


भारत का 777 / “'इतिहास अति गौरवमय है। किन्तु इसे» २ 
कलहों से बडी क्षति पहु चती हैं। प्रत्येक विधायक"... में ही रहना चाहता 
दै. सत्त) 00 परायण होते ही हूँ। ''' `" सुख के लिए कुछ त्याग- 
तप करना पड़ता है। मौन मूख का सब से बड़ा **“'“'' है। यश ही मनुष्य 
त 04 स्मारक है । तुमने अभी कुछ बातें "**'''*भो रखी हैं। दूसरों के 
Mal से मन में द्वेष उपजता है। उसका स्वभाव बहुत '""""""""*"* है । 

७, कोष्ठ में दिए शब्दों से वाक्य-पृत्ति करें -- 

(क) जहाँका”. समुन्नत नहीं, वहाँ का''"''"""'केसे प्रगति करेगा ४ 

[व्यक्ति-समाज ] 

(छ ) SONS किए गए काम से न । स्वयं समाविष्ट हो जाना ह १ 

[बहुजनहित-सवेजनहिताय] 

(ग) संष्टि.मे ८००० ४६ की प्रगति के लिए ७०७८८७४ की उपस्थिति भी 
आवश्यक हे ? [दानव-मानव] 

(घ) किसी के प्रति उत्कट “भी अन्त में उसके प्रति” में बदल 
जाती है? [प्रम-घृणा] 

(ङ) जिस परिवार में कोई" नहीं रहता उसमें'"*""` *'“'की उपेक्षा 
हो जाती हे । | [बालक-पृद्ध] 

(च) लो व्यावित 6 करता है उसे भी अवश्य करना चाहिये ।' 

[त्याग-संग्रहू ] 

(छो: «5 ही नही कल आम भी लाभदायक होता है । [कषच्चा-पका] 

(ज) समाज के संरक्षण के लिए जिससे “ “की आशा की जाती है, 
उसे'"''"' का भी अधिकार देना चाहिए । [निग्नह-भनुग्रह | 


८. रिक्त स्थानों की पुत्ति दिए हुए शब्दों के विलोमों के विशेषर्णो से की जिए-- 
रात, आलोक, बाहर, प्रम, जीत, निकषे । 
(क) छस''' “*“* गली में प्रवेश करने में झिझक होती थी। 


(ख) आत कृत्यो में थोड़ी देर ध्यान का भी महत्त्वपूर्ण रथान है । 
(ग) जिसे लोग फकीर कहते हैं उसे प्रायः एक“ ताकत हासिल होती है । 
(घ) स्वार्थपरायण ब्यक्ति अपने राष्ट्र के भी "` बन जाते हैं । 
(2060000098 हुआ व्यक्ति भी हिम्मत रखने पर एक दिन कामयाब हो 
तत 
कः (च) उ रचनाओं से हो कोई बोली भाषा को गरिमा प्राप्त करती है & 


CC-O. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


११९० माध्यमिक व्याकरण एवं रचना 


९ इन संज्ञाओं से बने उपयुक्त विशेषणो से वाक्य पुत्ति कर-- 
वस्तु. भोज, भशि, संशय, निश्चय, प्राथम्य, शील, धय । 


(क) मैं उनके '"""""' भाषण से मुग्ध हो गया । 

(खम अरः “` व्यक्ति के नेतृत्व में काम करना नहीं चाहता । 

(ग) अभी किसी की जीत """' = नहीं कहीं जा सकती । 
(च पुरस्कार किसे मिल्ला ? 

(ङ) ये आदश "””” जीवन में नहीं चल पाते । 


१०, अशुद्ध पर्यायों को रेखांकित कर । 
जेसे- सूयं, दिवाकर अक, मार्तण्ड, शुश्नांशु 
(क) दुःख, श्रान्ति, व्यथा, कष्ट, पीड़ा 
(ख) आत्मजा, ततया, स्वसा, दुहिता, सुता 
(ग) किरण, मयूख, अंशु, प्रभा, रश्मि 
(घ) अन्धकार तिमिर, छाँह, तम, ध्वान्त 
(ङ) मार्ग, पथ, सरणि, धरणि, अध्वा 
११. इन भव्ययों के पुरवयोग से दो-दो शब्द बनाएँ -- 
आविस्‌, प्रादुस्‌, अन्तर्‌, तिरस्‌, सम्‌, नि, प्रति उद्‌, परा, ना । 
१२. निम्नलिखित शब्दों में प्रकृति प्रत्यय बताएं -- 
माहात्म्य, सौहादं, तनिमा, उष्णभोजी, ध्येय, भाग, द्रष्टव्य, अधिष्ठाता, 
ऋ द्ध, वायव्य, शोषक, वचेस्वी । 
१३. इनमें समास बताएँ-- 
अधजल, भगदड, प्रियर्दाशती, अनादि, पंवानत, शताब्दी, यावज्जीवत 
महाशय, कहासुनी, पु गव, पनशाला, पंचामृत । 


१४, निम्नलिखित विशेषणो के संज्ञा-शव्दों के प्रतिलोम शब्दों से वाक्य 
“पूरा करे --लोभी, उपेक्षित, विषण्ण, आविभू त, भधीर । 


(क od मनुष्य की भौतिक प्रगति में बाधक होता है । 
(खव. 12 में भी बहुत इतराना नहीं चाहिए 

(ग) ८४: ~`" से मनुष्य बडी-पे-बडी विपत्ति भी पार कर लेता है । 
(घ) नेतारी के असमय ''''''****** देश सन्न रह गया । 

(ङ) मैं वहाँ आप को भी  ""”””' कर रहा था। 


१५. इन प्रत्ययों से एक-एक शब्द बनावें - ee 
ईन, त्य, ल, भाऊ, भाव, आयन, वर, उप्रा, इष्णु, इयत, गी, एय, आवट, ती । 
१६, प्रयोग के द्वारा इन युग्मों का अन्तर वताएँ-- 
वहन-बहन, वाट-वाँट, कास-काश, सकल-शकल, सम्मति-सन्मत्ि, समभात्रना 
सम्भावना, भावृत आवृत्त, चुता-चूना गिज्ञा-गीना, उद्यत-उद्धत, अस्त्र-भज्ञ । 


CC-O. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


नव शब्द निर्माण १६१ 


१७. उपयुक्त पर्याय से वाक्य पूरा करे --- 


(क) मैं आप से मिलने के लिए उपयुक्त *''*****०** ढूढ़ रहा था। 
| [समय, मौका, अवसर] 
(ख) सूर्योदय के पूर्व थोड़ी देर'''**०*«** से बड़ा लाभ होता है। 
[चलने, टहलने, घूमने] 
{ग) मेंने आप की पत्निका का''""'""'किया । [दर्शन, अवलोकन, निरीक्षण] 
(घ) महत्त्वाकांक्षा कभी-कभी मांनव को `""“**"***"- बना देती है । 
[राक्षस, असुर, दानव] 
(क) re से जर्जर शरीर कष्टप्रद हो जाता है। [बुढाप।, वाद्धक, जरा] 
(च) मैं तुम से दुश्मनी नहीं, "11११" *- को चाह में यहाँ भाया हू । 
[मित्रता, शरण, दोस्ती] 
(छ) वह परीक्षा के लिए. परिश्रम कर रहा है। [उग्र, भीषण घोर] 


१८, निम्नलिखित प्रत्येक पद समूह के लिए एक शब्द दें-- 
जिसका मनोरथ टूट चुका है । सत्कार के योग्य । जिसे पुव न हो । 
उत्साह के साथ। जो करना सरल है। जो कष्ट से मिलने योग्य 
हो। वफ की तरह उजला। मानव से उच्चतर प्राणी। जीने की 
इच्छा वाला । छूने योग्य । तत्काल का मरा । पुत्री का पुत्र । 
बिना किसी कामना का । 


१६ इनका विपरीताथक लिखे - . 


साकार, परिवार, निश्रन्त, इन्सान, शैतान, छत, दुध, एड़ी, एड़वात, 
ढीला, बदी । 


२०. रेखांकित शब्द सम्‌ ह के खिए एक शब्द दे -- 


वह जलाशय मानव से कृत नहीं, प्रकृति द्वारा निमित था। उस की 
शोभा आँखे को बहुत प्रिय लगती थी । जलाशय के बीच में कई ऐवे 
स्थल थे, जो पानी से ऊपर उठ हुए थे। किनारे ऐसा जंगल था जो 
कांटों से भरा था, अतः वहाँ बड़ी कठिनाई से पहुंचा जा सकता था । 
जंगल के भीतर ऐसा अंधेरा था, जिसमें सुई हो घुप सकती थो, इस 
कारण उसे बहुत से भय उत्पन्न करने वाले जंगली जानवर रहते थे। 
कुछ पेड़ तो आसमान को भी छ रहे थे । 


CC-O. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


अध्याय- १२ 


मुहावरे एवं लोकोक्ियाँ 


मुहावरे 


मुहावरा उस पद-पमूह, वाक्यांश या अधूरे वाक्य को कहते हैं जो किसी 
वाक्य में प्रविष्ट होकर उसके अभिप्रेत अर्थ को अपनी लक्षणा तथा व्यंजना से 
अधिक सबल ओर प्रभावक बना देता है। वाक्य रचना में मुहावरों और लोकोक्तियों 
का बडा महत्त्व हे । जो बात पूरे एक अनुच्छेद से स्पष्ट को जा सकती है, वह 
एक मुहावरे या लोकोक्ति से ही स्पष्ट हो जाती है। कारण यह है क्रि सामान्यतः 
कोई भी शब्द या वाक्य अपने अभिधेय अर्थ को प्रकट करता है, जिस की पहुँच 
बहुत कम दूर की हे । मुहावरा और लोकोक्ति के शब्द या वाक्य अभिधेय का स्पर्श 
कर लक्ष्य तथा व्यड्‌ ग्य तक पहुंच जाते हैं, जिनकी पहुंच की कोई सीमा नही बाँधी 
जा सकती । जेसे, आँख दिखाना' का अभिधेय अर्थ है अपनी आँख किसी को 
दिखाना--“'जाओ डाक्टर पांडेय को आँख दिखाओ और शीघ्र उपचार आरम्भ 
कर दो, आँख की उपेक्षा नही करनी चाहिये” । पर “आँख दिखा रहे हो ? तुम्हारी 
शक्ति का मुझे खूब पता है' में प्रसंग बता रहा है कि यहाँ अभिधेय अर्थ से प्रयोजन 
नहीं है । यहाँ आँख दिखाने' का लक्ष्य अथे है डराना। डराने के लिये छोटे बच्चों को 
अपलक आँख दिखाते हैं। कहते हैं, निरन्तर सामने देखते रहने से बाघ भी डर जाता 
है । व्यंग्य अथं है बहुत डराना। इसी प्रकार 'शिक्षक तो रोज ही सुनील का कान 
एठते हैं, और क्या करे में कान 'ऐंठना का केवल' अभिधेय अथे में प्रयोग है, किन्तु 
'कान एँठता हु, तुम से कभी नहीं बोलं गा” में 'कान ऐंठना? का अर्थ है दृढ़ प्रतिज्ञा 
करना, जो लक्षणा तथा व्यंजना से ही प्राप्त है। नीचे कुछ प्रसिद्ध मुहावरे दिये जा 
रहे हैं, सामने लक्ष्य तथा व्यंग्य अर्थ दे दिये गये हैं और उनमें सें कुछ के प्रयोग भी 
मार्गदर्शन के लिए अंकित हैं-- 
१- अंतड़ी जलना (तेज भूख लगना)-मेरी तो अंतड़ी जल रही है, पहले पेट- 
पुजा कर लू गा, तब तुम्हारी बात सुन्‌`गा । 


२. अंधेरे घर का उजाला (इकलोता बेटा) "मोहन अंधेरे घर का उजाला है, उसे 
मु हमांगा खच मिल जायगा । 


CC-O. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ १९३ 


३. अंधे की लाठी (एकमात्र सहारा)--रामनाथ अंधे की लाठी है, उसे सेवा से 
मत निकालो । 
४. अन्धेर नगरी (अन्याय का स्थान)--में इस मुहल्ले में नहीं रहूंगा, आजकल 
यह अन्धेर नगरी बन गया है ! 
५, अंधा बनना (बिना सोचे विश्वास कर लेना)--सुरेश बहुमत प्राप्त करने के 
लिए अंधा बना हुआ है, अभी उससे जो चाहो, उतार लो । 
६, अन्धेर खाता (मनमानी की जगह)-यह कोषागार है, अन्धेर खाता नहीं, 
प्रमाणित होने पर ही पैसे की निकासी की अनुमति मिलेगी । 
७, अंग टूटना (बहुत थकावट का अनुभव करना)-मेरे तो अंग टूट रहे हैं, 
साने जा रहा हु, स्नान बाद में करूंगा । 
८, अंगारों पर पेर रखना या चलना (जानकर खतरे में पड़ना)--१९४२ के 
आन्दोलन में भाग लेना अंगारों पर पैर रखना (या चलना) था । 
९. अंग-अंग मुस्काना (बहुत प्रसन्न होना)--आज रमेश का अंग-अंग मुस्का 
(मुस्कुरा या मुस्किरा) रहा है, बेटा प्रवेशिका परीक्षा में पहला आया है न! 

१०. अंगूठा दिखाना (अस्वीकार करना)--मैंने उससे साइकिल माँगी, तो उसने 
अंगूठा दिखा दिया; जब मेरी साइकिल थी, तब अबसर माँगकर ले 
जाता था । 

११. अंगारे उगलना (कद्ध होकर वोलना)--प्राचायं आज अंगारे उगल रहे थे, 

| समय पर घंटी नहीं बजी । 

१२. अंगूठा चमना (खुशामद करना) मैं उसका अंगूठा नहीं चूम सकता, अपना 
रोना भगवान से ही रोऊंगा । 

१३. अपनी डफली अपता राग (नेतृत्व का अभाव)- जब चोटी के नेताओं में 
भी अपनी डफली अपना राग है, तो देश का क्या होगा ? 

१४. आँख आना (आँख में एक रोग-विशेष होना)--मेरी तो आँख आई है, अभी 
धूप में नहीं निकलू गा । 

१५. आंख नहीं उठना (सामने नहीं ताकना)-जब से रंगे हाथ पकड़ा गया है, तब 
से किसी के सामने उसकी आँख नहीं उठती । 

१६. आँख उठाकर भी नहीं देखना (बिल्कुल ध्यान नहीं देता )-घर को ओर 
आँख उठाकर भी नहीं देखोगे तो यही होगा, पढ़ाई-लिखाई में इतना डूबना 
भी अच्छा नहीं । 

१७. आँख उठाना (बरी दृष्टि से देखना)-किसकी हिम्मत है कि श्यामा को 
ओर आँख उठाए, उसका भाई आँख निकाल लेगा । 


CC-O. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


१९४ माध्यमिक व्याकरण एवं रचना 


९१८ आंख खुलना (ज्ञान होना)--घडी गायब होने पर तुम्हारी आँख खुली है, 
मैंने तो पहले ही कहा था कि दिनेश विश्वसनीय नहीं है । 

१९. आख गड़ना (लालच होना)--मेरी कलम पर बहुत दिनों से उसकी आँख 
गडा थी, आखिर उड़ा ही ली उसने ! 

२०. आँखें चरा ब कबतक आंखे 
[खे क (सामने पड़ने से बचना)--कबतक आंखें चुराते रहोगे, जाकर 
क्षमा कयी नहीं माँग लेते हो ? 

९६. आखांका तारा, उजाला या पुतली (अत्यन्त प्यारा /ण श्याम अपने शिक्षकों 
की आँखों का तारा (या उजाला या पुतली) है; यदि वह तुम्हारा मित्र 
है, तो काम बना ही समझो । 

प्ले. दर = स 

२२. अपनी खिचड़ी अलग पकाना (मतभेद रखना)-सभी नेता अपनी खिचडी 

| अलग पकाने लगते हैं; कभी संगठित होकर सामना नहीं कर पाते । 

२३. अंकुश देना या रखना (नियन्त्रण रखना )--माता-पिता को अपने बच्चों पर 
अंकुश भो देना (या रखता) चाहिए, केवल लाइ-प्यार से वे विगड जाते हैं । 

* ९८ 


४. अपना उल्ल | 
२ उल्लू सीधा करना (मूर्ख बनाकर अपना काम निकालना )--रजर्न श 
जरा सावधान रहना, वह कभी अपना उल्ल सीध 
न देना, वह कभी अपना उल्लू सीधा कर भाग खड़ा 
> ५ > ख गें ~+ ध ७ ~ < 
` \` जाला म धूल झोकना (धोखा देना) आँखो में धल झोंककर कबतक अपना 
व उल्लू सीधा करते रहोगे, एक-त-एक दिन कलई खुल ही जायगी ! 
१६. आँखें म मे पड खिर | 
[खों पर परदा पड़ना (श्रम में पड़ना )--आख़िर कवतक तुम्हारी आंखों 
गरु परदा पड़ा रहेगा, अब तो आधी सम्पत्ति त्रिक चुकी | यौ 
७. आँख दि ल्‌ नै डत 
२ अत लि या लाल-पीनी या नीली-पीली करना (क्रोध करता)--मालिक 
आँ ग्‌ ही गी से 
ख दिखाते (लाल-पीली या नीली-पीली करते) रह गये, नौकर टका 
जबाब देकर चला गया। | क 
२८. आँखो की किर 1 
त de 00) होना (कष्टदायक शत्रु होता)--सुरेश दारोगा 
आंखो को किरकिरी (कांटा) हैं, क्‍यों 
| बना हुआ हूँ, क्योंकि वह उ 
हिटलरशाही नहीं चलने देता । & da 
२९. आंखों के आगे अंधेरा छाना (हताश होता) _चुनाव-युद्ध में पराजय की बात 
सुनते ही मदन की आँखों के अगे अंधेरा छा गया। 
[खों श्र चर्बी छाना (घमंड से चूर होना)-दिनेश की आंखों पर 
(या म)चर्वी छा गई है, अब वह आँखें चार होते ही कन्नी कटाकर निकल 
जक - | कर [नकर 


२१. आंख चार ह > 
ख- चार होना (आमने-सामने पड़ जाना)--ऊपर का ही उदाहरण 
CC-O. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


FIT 
॥० | 


मुहावरे एवं लोको क्तियाँ . ९५ 


३२. आंखों में पाती न होना या आँखों का पानी गिर जाना (लज्जा न होता)-- 


महेन्द्र की आँखों में पानी नहीं है (या महेन्द्र की आँखों का पानी गिर 
गया है); जब विपत्ति में पड़ा था तव भीगी बिल्ली बनकर सहायता के 
लिए हाथ पसारा करता था, अव अभिवादन से भी कतराता है। 

३३, आँखों में गड़ना या फूटी आँखों न सुहाना या भाना (अच्छा न लगना)-- 
दरवाजे पर उगा वह बेर का पेड़ मेरी आँखों में .गड़ता रहता या मुझे फूटी 
आँखो न भाता (या सुहाता) था, अच्छा हुआ कि रात की आँधी-पानी में 
वह स्वयं गिर गया । 

३४. आँखों पर चढ़ाना (अवसर की ताक में रहना )-दारोगा जी ने उसे आँखों 
पर चढ़ा लिया है, किसी-न-किसौ चोरी के अभियोग में उसका नाम 
दे देंगे । | 

३५. आँखें बिछाना (उत्सुक प्रतीक्षा करता) --छट्टो होते ही मैं पहली गाड़ी से घर 
पहुंचता था; दादी मेरे लिए आँखें बिछाये रहती थी । 

३६. आँखों से गिरना (सम्मान गॅवाना)-जत्र से सुरेश ने विद्यालय की घड़ी 

` चुराई है, तब से वह सब की आँखो से गिर गया है । 

३७. आँख मारना (इशारा करना)--वह तो रुपये देने को मन-ही-मन तेयार हो 

गया था, मैंने जत्र आँख मारी, तब वह सम्हला; नहीं तो आज उसके भी 

दस हजार डब गए होते । 

आँख अटकना (अ कृष्ट होना)--विदेशी पर्यटकों की आँखें चांदनी में ताज- 

हल पर अटकी रह जाती हे । 


41) 


३९. आँखें डबडबा जाना या भर आना (आँखों में आँसू भर आना)-शकुस्तला की 
बिदाई के समय कण्व की भी आँखें डबडवा गई या भर आई थीं, साधारण 
माता-पिता की क्या दशा होती होगी ? 

४०. आँ बदल जाना (स्नेह में कमी हो जाना)--इन दिनों उनकी आँखें बदली 
लगती हैं, मिलने पर अब उनमें पहले-सा उछाह नहीं दिखता । 

४१. आँखें या छाती जुड़ाना (देखकर प्रसन्न होना)--बहुत दिनों पर बेटे को 
सकुशल घर आया देख माँ की आँखें (छाती) जुड़ा गई । 

४२. आँखें लाल होना या आँखों में खून उतरना (बहुत ऋद्ध होता)-नरेन्द्र को 
देखते ही उसकी आँखें लाल हो गई या आँखों में खून उतर आया । 

४३. आँच न आना (थोड़ा भी कष्ट नहीं आना,--भेया क्रे रहते मुझ।र कोई आँच 
नहीं आई थी; अब आटे-दाल का भाव मालूम होने लगा है । 


CC-O. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


१९६ माध्यमिक व्याकरण एवं रचना 


४४. आटे-दाल का भाव मालूम होना (सांसारिक झंझटों में पड़ना)-ऊपर ही दिया 
गया उदाहरण । 

४५. आस्तीन का साँप (प्रच्छन्न शत्रु )--हर देश में कुछ आस्तीन के साँप रहते हैं, 
जो तुच्छ स्वार्थ के लिए शत्रु से मिल जाते हैं । । 

४६. आठ-आठ आँसू रोना (पछताना)--उस समय तो माता-पिता का अनुशासन 
कडवा लगता था, अब आठ-आठ आँसू रोने से क्या होगा ? 

४७. आकाश-पाताल एक करना (कठिन परिश्रम करना)--आकाश-पाताल एक 
कर आखिर उसने अपने बेटे को सरकारी सेवा में घुसा ही दिया । 


४८. आडे हाथों लेना (मीठी झिड़की देना)--प्राचायं ने उसे दो दिन बिलम्ब से 
कक्षा में घुसते देख आड़े हाथों लिया है, फलतः: अब वह भीगी बिल्ली बन 
गया है । 

४९. आँखों में ही रात काटना (रात भर चिन्ता या व्यग्रता में जागा रहता )--बस 
दुघेटना का समाचार पढ़कर उसने आँखों में ही रात काटो, भागा- भागा 
वह मुजफ्फरपुर पहुँचा । 

५०. आकाश के तारे गिनना (चिन्ता के मारे रात भर जागा रहना)--भोपाल की 
खबर सुनकर मैं तो रात भर आहाश के तारे गिनता रह गया; मुन्न्‌ 
भोपाल स्टेशन के ही पास तो रहता है ! क 

५१. अपने पाँव (मे) आप कुल्हाडी मारना (अपना नुकसान स्वयं करना) --रमेश, 


मामा जी से इस तरह झगड़ कर अपने पाँव में आप कुल्हाड़ी मत मारो । 


५२. अपने पेरों पर खड़ा होना (स्वावलम्बी बनना )-अपने पैरों पर खड़ा होने 
के पूवं यह स्वाभिमान घातक होगा । 

५२. अक्ल का दुर्मन (उल्लू का पठ्ठा या आधी खोपड़ी का = महामूखं)-गिरीक् 
अक्ल का दुश्मन (या उल्लू का पठ्ठा, या आधी खोपड़ी का) है; उसे किसी 
योजना में मत रखो, अन्यथा सबकी मिट्टी पलीद होगी । 

५४. अंगुली या उंगली पर नचाना (बस में करना)--राजेश को उसकी पत्नी 
अंगुली पर नचाती है; इसलिए जो कहना हो उसकी पत्नी से ही कहो । 

५५, अबल सठियाना (बुद्धि क्षीण पड़ना) - रामू की अकल सठिया गई है । 

५६. अगिय। बेताल (बहुत क्र द्ध) --तुम अगिया बैताल क्यों हो रहे हो ? 

५७. अढाई दिनों को हुकूमत (थोड़े दिनों का अधिकार) । 

५८. अड़ियल टट्टू (जिद्दी)--श्यामू अड़ियल दु ल । 

५९. अन्धे के हाथ बटेर लगना (संयोग से किसी अच्छी वस्तु का अयोग्य को मिल 
जाना) निदेशकता मोहन को मिली ! यह तो अन्धे के हाथ बटेर लगी । 

CC-O. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


झुहावरे एवं लोकोक्तियाँ १९७ 


६०. आसन डोलना (धेयं टूटना, सक्रिय होना) -ब्रह्मा का भी आसन डोल गया । 

६१. आँसु पीकर रह जाना (निरुपाय होकर कष्ट सह लेना) । 

६२. अंधार्‍या उल्लू बनाना (मूर्ख बनाना)-तुम मुझे अंधा (या उल्लू) नहीं 
बना सकते । 

६३. अपनी ही ओटना (अपनी ही बात कहते जाना, औरों की नही सुनना) । 

६४. अब-तव या आज-कल करना (आनाकानी करना, टालते जाना) । 

६५. आग उगलना (क्रोध से कडवी बातें बोलना)--वह तो आते ही आग 
उगलने लगा । 

६६. आग में घी डालना (क्रोध भड़काना)--आग में घी मत डालो, चुप रहो । 

६७. आग मे कूदना (जानबूझ कर अपने को विपत्ति में डालना) । 

६८ आंसू पीकर रह जाना (निरुपाय होने से भीतर ही भीतर रो कर रह जाना)। 

६९. आँसू पोंछना (आश्वासन देना)--उसके आँसू पोंछनेवाला भी तो कोई नहीं । 

७०. आकाश के तारे तोड़ना (असंभव काम में हाथ लगाना) । 

७१. आग लगाता (उपद्रव मचाना)- तुम्हीं ने तो यह आग लगाई हेत 

७२, आगा-पीछा करना (हिचकना)--आगा-पीछा मत करो, अपने निर्णय पर 
स्थिर रहो । 

७२. आसमान पर चढ़ना या उड़ना (घमंड करना)--विधायक बनते ही वह 
आसमान पर चढ़ गया या (में उड़ने लगा) है । | 

७४. इशारे पर नाचना (वश में होना)*-दिनेझ रीता के इशारे पर नाचता है । 

७५. ईद या दूज) का चाँद (कठिनाई से दिखने वाला)--आजकल तो तुम इंद 
(या दूज) के चाँद बन गये हो । 

७६. ईट का जवाब पत्थर से देना (शत्रु को क्षमा नहीं कर दण्ड देना) । 

७७. उड़ती चिड़ियाँ पहचानना (दूर तक की बात समझ लेना)--मैं उड़ती चिड़िया 
पहचानता हूँ । 

७८. उत्टे छूरे से मूड़ना (मूख बना कर ठग लेना)--मुझे ही उल्टे छ्रे से मूड़ने 
चले हो ! 

७९. उलटे पाँव लौटना (निराश होकर लौट आना ) वह उलटे पाँव लौट आया । 

८०. उलटी गंगा “बहाना (असंभव कर दिखाना)--तुम उलटी गंगा बहाना 
चाहते हो । 

८१. उघेड-बुन में पड़ना (दुविधा में पड़ना)--किस उधेड़-बुन में पड़े हो ? 


क ८ 03तार चढ़ाव देखना (दी घे कालीन अनुभवा रखना) छँ/ Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


ध्यमिक व्याकरण एवं रचना 
१९८ ह ही VFI 


~ 


८३ . उगल देना (सब उ्यों-का-त्यों कह देना)--पुलिस को देखते हो उसने सब 
उगल दिया । ४ 
८४. उठ जाना (मर जाना)--पहाड़ी बाब। तो कव न उठ ग्य । 
८५. उंगली पकड़ कर पहुँचा पकड़ना (पहले थोड़ा ले कर बाद में सवंस्व लेना) । 
८६. एक आँख से देखना (समद ष्टि रखना)--त्र रागी बाबा तो सबको एक आँख 
| से देखते हैं । 
८७. एक लाठी से हाँकना (सव को एक ही प्रकार से वाध्य करना) । 
८८. एडी चोटी का पसीना एक करना (बहुत परिश्रम करना) । 
८९ एक टाँग पर खड़ा रहता (सदा क्रियाशील रहना)--वह एक टाँग पर 
खड़। रहा । 
९०. एक ढेले से दो शिकार करना (एक काम से दो फल पाना) । 
९१. एक न चलना (बस न चलना)--उसकी एक न चली । 
९२. ऐंठ कर रह जाना (मन मसोस कर रह जाना)-रमेश तो एँठ कर 
रह गया । 
९३. एसा-वंसा (साधारण)--सुशील ऐसा-वैसा छात्र नहीं । 
९४. ओठ चबाना (क्रोध करना)--चीरेन्द्र ओठ चवा कर रह गया । 
९५. ओठ बिचकाना (घृणा या तिरस्कार प्रकट कशना)-वह मुझे देखते ही 
ओठ बिचका देता है । 
९६. औंधे मुह गिरना (धोखा खाना)--दिनेश इस बार औधे मुह गिरा है। 
९७. और का और (उलटा)--तुमने और का और समझ लिया । 
९८. कलेजा मु ह को आना या फट जाना (बहुत दुःख होना) । 
९९. कलेजे पर साँप लोटना या कलेज में आग लगना (ईर्ष्या करना) । 
१००. कलेजा पत्थर करना या कलेजे पर पत्थर रखना (धेय रखना) । 
१०१. कागज काला करना (निरर्थक बातें लिखना)--क्यों कागज काला करते हो । 
१०२. क्न्धे से कन्धा मिलाना (सहयोग करना) -कन्धं से कन्धा मिलाकर चलो । 
१०३. कागजी घोड़े दौडाना (लिखा-पढ़ी अधिक, प्रगति कुछ नहीं) । 
१०४. काठ मार जाना (सन्न रह जाना)^-सूरेन्द्र को तो काठ मार ण्या । 
१०५. कुएं में ही भाँग या भंग पडना (सबों का एक-सा पागल हो जाना) । 
१०६. कान खड़े होना (सावधान, चोकन्ना होना)-मेरे तो कान खड़े हो गये । . 
१०७. कान खोलना (सावधान होना)--कान खोल कर सुन लो । 
१०८. कान पकड़ना या एंठना (प्रतिज्ञा करना )--मैंने कान पकड़ा, ऐसा न करू गा । 


SOON Dr Ato RAE AEअ0eडाक्कछऽुडा ते0 हह; बतत)anta eGangotri Gyaan Kosha 


मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ 


१६% 
१११. 
११२. 


११३. 
११४. 


११५. 


११६. 
११७. 
१६९८ 


११९. 
१२०. 
१२१. 
१२२. 


१२३. 
१२४. 


१२५. 


१२६. 


१२७. 


१२८. 
१२९. 


१३०. 
१३१. 


१३२. 
१३३. 


१९९ 
कान करना (ध्यान देकर सुनना)--मे री बात कान न करोगे, तो पछताओगे । 
क।न में तेल डाल कर बैठना (कुछ न सुनना, ध्यान न देना) । 


कान फू कना या भरता (सिखाना, प्रायः गलत बात कहना, शिकायत 
करना )-तुमने मोहन का कात फू का (या भरा) है। 

कान काटना (आगे निकल जाना)--नरेन्द्र तो सबके कान काट रहा है। 
कान पर ज्‌ न रेगता (अनसुना करना, ध्यान न देना) । 

केचन बरसता (बहुत धन आना )>उनके यहाँ तो कंचन वरस रहा है । 
ककड़ी-खी रा समझना (छोटा समझना )--मुझे क्या ककड़ी खीरा समझ रखा है ? 
कच्चा चिट्ठा खोलना (रहस्य खोलना)-तुम्हारा कच्चा चिट्ठा खोल दूँगा । 
कच्ची गोटी नहीं खेलना (अनुभवहीन नहीं होना)--मैंते कच्ची गोटी नहीं 
खेली है । 

कंठ का हार (बहुत प्यारा)--उमेश सव शिक्षकों के कंठ का हार है। 

कंठ बेठना, गला बैठना (आवाज फंस जाना, भारी हो जाना)। 

कठ फूटना (मु ह से शब्द निकलना)--अब तुम्हारा कठ फूटा है । 

कमर सीधी करना (विश्राम करना)-जरा कमर सीधी कर लू । 

कमर कसना (तैयार होना)--कमर कस कर मेरे पीछे चल पड़ो। 


कमर टूटना (उत्साह नष्ट होना)-राजेन्द्र की तो कमर ही टूट गई, जवान 
बेटा मर गया । 


कलई खुलना (रहस्य प्रकट होना)-आखिर उसकी भी कलई खुल 
कर रही । 


कौड़ी का तीन होना (बहुत तुच्छ होना)--कला के स्तातक तो कोड़ी के 
तीन हो रहे हैं । 


काया पज़टना (बहुत अधिक परिवर्तन होना)--उसका तो काया-पलट 
हो गया ! 


कृत्त की मौत (ऐसी मृत्यु, जिसमें कोई पूछने वाला न हो) । 

काफूर होना (गायब हो जाना)--आ(रक्षी को देखते ही उसका नशा काफूर 
हो गया । 

किस खेत की मूली होना (महत्त्वहीन होना) वह किस खेत की मूली है ? 
कीचड़ उछालना (अपमान या निन्दा करना) उस पर क्यों कीचड़ 
उछालते हो ? 

कलम तोड़ कर लिखता (प्रशांसा करना, अनूठी बात कहना) । 


कपास ओटना (मूल्यहीन काम में लगना)--मैं क्या यहाँ कपास ओटता रहं ? 


CC-O. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


माध्यमिक व्याकरण एव रचना 


. कृतरा कर निकलना (दिखाई पड़ने से बचना)--रामू मुझे देख कतरा कर 


निकल गया । 
. कलेजा धक्‌-धक्‌ करना, धड़कना या काँपना (बहुत डर ना, | 
, कलेजा ठंडा होना (मन को शान्ति मिलना, प्रायः शत्रु की हानि से) । 


. कलेजा काढ़ना या निकालना (बहुत प्रिय वस्तु ले कर वेदना पहुंचाना) । 
१३८. कलेजा निकाल कर रख देता (अत्यन्त मूल्यवान्‌ वस्तु दे देना) । 
१३९. कलेजा फटना या टूक-टूक होना (बहुत दुःखी होना) । 
कलेजा चीर कर दिखाना (पूर्ण विश्वास दिलाना)--उसने कलेजा चीर कर 
दिखा दिया । 
. कुआ खोद कर पानी पीना (परिश्रम कर गुजारा करना) में तो कुआ 
खोदकर पानी पीता हू । मैं रोज कुआ ख दता हूँ और पानी पीता हू । 
१४२. केच॒ल बदलना (बिलकुल बदल जाना)- अमेरिका से लौटने के बाद से तो 
उसका केंचुल ही बदल गया है । 

१४३. कोडी दे कर पढ़ता (पढ़-लिखकर भी मूर्ख रह जाना)--मैंने कौड़ी देकर 
नहीं पढ़ा है । 

१४४. कोरा जवाब देना (निराशाजनक उत्तर देना)--उसने तो मुझे कोरा जवाब 
दे दिया । 

१४५. कितात्री कीड़ा (हमेशा पढ़ते रहने वाला)--सुरेश तो किताबी कीड़ा है । 

१४६. खाक छ नना (इधर-उधर भटकना)--भभियन्ता बन कर भी वह खाक छान 
र्हा हे 

१४७. खाक में मिलना (नष्ट होना)--दिनेश की सम्पत्ति खाक में मिल गई । 

१४८. खटाई में पड़ना (कार्यान्वयन में विलम्ब होना)--मंचिका खटाई में पड़ी हे । 

१४९. खून के घू ट पीना (क्रोध को दबाना, सहना)- वह खून के घूट पीकर 
रह गया। 

१५०. ख्याली पुलाव (काल्पनिक बात का आनन्द )--श्याली पुलाव मत पकाओ । 

१५१. खिल्ली उड़ाना (हँसी उड़ाना)--तुम तो सबकी खिल्ली उड़ाते हो । 

१५२. जुशामदी टू, (केवल स्वार्थ से मुह पर बड़ाई करने वाला) । 

१५३. खेत आना(मारा जाना)--भारत-विभाजन में लाखों आदमी खेत आये । 

५६४. खाकर डकार नहीं लेना (हजम कर जाना किसी को भनक भी नहीं लगने 

टक व 10: पेसे खा कर उसने डकार र भी नहीं ली । 

५ र्‌ ३ करना)--उस डब्बे के लोगो ने पाकेटमार की खूब 


खबर ली। 
CC-O. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized By Siddhanta eGangotr Gyaan Kosha 


हावरे एवं लोकोक्तिया २०१ 


१५६. 
१५७, 
१५८. 
' 
१६०, 


१७७. 
१७८. 
१७९. 


१८०. 
१८१. 
१८२. 


` गहरा हाथ मारना 
- गुस्सा पीना (क्रोध रोकना)--दारोगा जी गुस्सा पीकर रह गये । 

. गोटी लाल होना (लाभ होना)--आजकल सेठ जी की गोटी लाल है। 
. गाजर-मूली समझना (छोटा समझना)--उसे गाजर-मूली न समझो । 


खटपट होना (झगड़ा होना)--सुरेश और मोहुन में आजकल खटपट है। 
खा-पका डालना (खतम कर देना)-सारा अनुदान खा-पका डाला ? 

खाली हाथ (बिना रुपये या हथियार का)-उसे खाली हाथ मत भेजो । 
खरा-खोटा परखना (भला बुरा, असली नकली पहचानना) । 

खराद पर चढ़ना (बस या जाँच में आना)--अभी खराद पर नहीं न 
वढा हे ! 


` खरी-खोटी सुनाना [भला बुरा कहना)--जनता ने नेताजी को खूब खरी- 


खोटी सुनाई । 


` खून की नदी बहाना (मारकाट करना)--अकालियों ने खून की नदी बहा दी । 
. खून खोलना (क्रोध होना)--आजकल समाचार पढ़ कर खून खोल उठता हे । 


- खेल विगड्ना (काम विगड़ना)-सारा खेल बिगड़ चुका, अब जाकर क्या 


करोगे ? 


- खोपड़ी खाना (बेकार बकवाद करना)--मेरी खोपड़ी मत खाओ । 

- खोपड़ी (या सिर) गंजी करना (मार कर खोपड़ी के बाल उड़ा देना) । 

. गज भर वी छाती होना (बहुत साहस या उदारता होना) । 

. गड़े मुदं उखाडना-बीती अप्रिय बात की चर्चा करना । 

. गाढ़ी छनना (बड़ी मित्रता होना)-- मोहन और सुरेश में आजकल गाढ़ी 


छतती है । 


. गांठ का प्रा (धनी)-छकोडी लाल गाँठ के पूरे भले हो,आंख के अन्ध नहीं । 
. गाल बजाना (डींग हकिना)--अधिक गाल न बजाओ, मुझे सब मालूम हे । 
` गारत करना (नष्ट करना)-तुमने तो सारा खेल ही गारत कर द्या । 


आशा या इच्छा से अधिक पा लेना । 


गूदड़ी का लाल (साधारण कुल में जनमा असाधारण व्यक्ति) । 

गाँठ बाँत्रना (याद रखना)--मे री बात गाँठ बाँध लो | 

गुल खिलना (फोई अनोखी बात होना)- लगता है आज वहाँ कोई गुल 
खिला है । 

घात लगाना (किसी को मारने के मौके की तलाश करना) । 

घाव हरा होना (दुःखद याद आना)--अभी घाव हरा है । 

घड़ों पानी पड़ना (लज्जित होना)--अजीत पर तो घड़ों पानी पड़ गया । 


CC-O. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


२०२ माध्यमिक व्याकरण एवं रचना 

१८३. घी के दीए जलाना (खुशियाँ मनाना)--तुम तो घी के दीए जलाओगे ही । 

१८४. घोड़ा बेचकर सोना (निश्चिन्त सोना, गहरी नींद में) । 

१८५. न घर का, न घाट का (कहीं का रहना) वहन घर का रहा, न घाट का । 

१८६. घर बसना (विवाह होता)-- रजनीकान्त का भी घर बसेगा ही । 

१८७. घास छीलना या भाइ झोंकना (व्यर्थ काम करता)--वहाँ क्या घास 
छील रहे थे? (भाइ झोक रहे थे ?) 

१८८. घटने टेक देना (हार मानता)--तुम ने अभी घुटने टेक दिये ! 

१८९. घपले में पड़ना (फेर में पड़ना)--धरनीधर के घपले में हरगिज न पड़ना । 

१९०. घर फोड़ना (घर में झगड़ा लगाता)-वह घर फोड़ने में माहिर है । 

१९१. घाट-घाट का पानी पीना--व्यापक अनुभव प्राप्त करना । 

१९२. घर का दीया बुझ जाना (इकलौते पुत्र का मर जाना) । 

१९३. चाँदी काटना (बहुत नफा करना)--वह दूकानदार आजकल चाँदी काट 


रहा है । 
१९४. चार चाँद लगना (सुन्दरता बढ़ना)-इस कालीन से बेठके में चार चाँद 
लग गये । 


१९५. चार दिनों की चाँदनी (थोड़े समय का सुख)--चार दिनों की चाँदनी है । 

१९६. चाँद का ट्कहा (बहुत सुन्दर)--दुलहा तो बस चाँद का टुकड़ा है । 

१९७. चाँद पर थूकना (व्यर्थं कलंक लगाना)--मोहन की निन्दा करना चाँद पर 
थूकना है । 

११८. चाँदी का जूता मारना (घूस देना)-भाजकल चाँदी का जूता मार कर काम 
कराया जाता है। 

१९९. चकमा देना (ठग लेना)--तुम ने मुझे चक्रमा क्यों दिया ? 

२००. चेहरे या मुह पर हवाइयाँ उड़ना (घबरा जाना)-उसके चेहरे या मुह पर 
हवाइयाँ उड़ रही थीं। 

२०१. चट कर जाना (खा जाना)--वह तो सारा दही चट कर गया । 

२०२. चाल में आना (ठगा जाना) -तुम सरोज की चाल में केसे आ गये । 

२०३. चंगुल में फंसना (वश में पड़ना)--अब तो तुम थाने के चंगुल में फंस चुके ! 

२०४. चादर देख कर पाँव फलाना (शक्ति के अनुसार काम करना) । 

२०५. चलता पुरजा (चालाक)--फम पढ़ा-लिखा है तो क्या, लड़का चलता 
पुरजा हे । 

२०६. चंडाल चौकडी (दुष्टों का समूह)--आज चंडाल चौकडी कहाँ जमी है? 


२०७. चड्खाने की गप (झठमठ ? 
CC-O. Dr. Ramdev Tripathi म त ) Di हू चडूखाने की गप कहां मनी) Kosha 


मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ 


2 र र > 


ऱि ब T दे 1४ । 
२ र ल होना (मरना) चिराग गुल हो चुका, अ द्व कर क्य 
< 0 ८65 चि गग गू CQ [ना ( [ ) [ | T गु ष्र > 


२०९. 
२ १०. 


CR 
RS 


२१८. 


२१९. 
२२०. 
२२१. 
२२२. 
२२३. 
२२४. 


२२५. 
२२६. 


२२७. 


२२८. 


होगा ! हि 
चिराग तले अंधेरा (योग्य के पास अप का होन त? 
न्य [च 5र 5 
चिराग लेकर ढे ढना बहु एसा लड 1 चिराग लेकर ढु दु 
भी नहीं मिलेगा । आ री 
गोफ अ नी चिड़िया फसा : 
चिडिया फसाना (सीथे आदमी को फैमान॥)--आज कितनी चि। 
41 र 22 न लि लाम स्ट कर एक 
चबा-चबा कर वाते करना (रोव ह दान क लिए टहर-ठहर कर ए 
| 
एक शब्द बोलना) कार्यालय में चवा-चवा कर बात कस्त ह्‌ 


च क्‌यों म मत 
चटकियो में उड़ाना (महत्त्वहीन समझन ॥--मेरा कहना सुटः 


उड़ाओ । 


~ टी शि ३ ह्‌ लेंगे देश 
` अडियाँ पहनना (कायर होना)--जब युवक हो चढता पहन लेंगे, तब देर 


का क्या होगा ? 


चहल सर पानी में डब मरना (बहुत अधिक लज्जा से मु हं न दिखाना) । 


चैन की बंशी बजाना (आनन्द के जीवन विताता)-अब चैन की वंशी 


बजाओ । 


तिहीन ह __वार्ट देखते ही वर 
. चौकड़ी भूल जाना (घबरा कर गतिहांन हो जाना)--वारन्ट देखते ही वह 


सारी चोकड़ी भूल गया । प्र | 
छवके छडाना (दुर्दशा करके हराना)- शिवाजी ने औरंगजेब के छक्के छडा 
दिए । ह 

छठी का दघ याद आना (भीतर-ही-भीतर बहुत पाड़ा का अनुभव होता) ॥ 
छप्पर फाड कर देना (बिना मिहनत के बहुत देना) 

छाती पर मग या कोदो दलना (दिखा कर कष्ट देना) 

छीछलेदर करन] या होना (पोल खोलना या खुलना, मजाक उड़ाना) । 
छाती जलना या फटना या छाती पर साँप लोटना (डाह होना) 

छाती पीटना (विलाप करना)--उत्त रा अभिमन्यु का शव लकर छाती पीटने 
लगी । 

छाती या कलेजा जडाना या ठंढी होना (मनोरथ पूरा होना) । 

छाती निकाल कर चलना (अकड़ कर चलना)--अब छाती निकालकर चलने 
लगा है । 

छाती फुलाना (इतराना, गर्व करना)--छाती तो फूलाएंगे ही मिश्रजी,. 
लड़का प्रथम आया है न ! | 
छाती पर बाल होना (अधिक हिम्मत होना)- किसकी छाती पर बाल है ? 


CC-O. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


दहन ली pm Spas efor Sl कि ११ ७५ = 
कक 4 


“०४ 


२२९. 


२३०. 


२३१. 


२२२. 


२३३. 


माध्यमिक व्याव रण एवं रचना 


छाती पर का पत्थर (सदा चिन्ता की वस्तु) लड़की छाती पर का पत्थर 
हो जाती है । 

छाती पत्थर की करना या छाती पर पत्थर (सिल) धर लेना (दुःख सहने 
के लिए दिल कड़ा करना )--अब तो छाती पत्थर की करनी ही पड़ेगी । 
छापा मारना (सहसा आक्रमण करना) कल आरक्षियों ने ललितेश के घर 
छापा मारा । 

छान डालना (अच्छी तरह खोज लेना)-कल आरक्षियों ने सारा नगर छान 
डाला । 

छिपा रुस्तम (साधारणों में छिपा असाधारण)--भालेन्दु तो छिपा रुस्तम 
निकला । 


- जले परं नमक छिड़कना (कष्ट बढाना)--जले पर नमक न छिड़को, अपना 


काम करो । 


` जत्रान देना (प्रतिज्ञा करना)-मैं तुम्हें जबान नहीं दे सकता । 

` जत्रान खोलना (माँगना)--सुरेश कभी अपनी जबान नहीं खोलता । 

- जबान में लगाम न होना (वाणी पर नियन्त्रण न होना) । 

- जीन आसमान एक करना (बहुत कोशिश करना) । 

- जमीन में गड जाना (लज्जित होना)- यह सुनते ही केदार जमीन में 


गड गया । 


` जली-क़टी सुनाना (कडवी बातें कहना)-उसे ऐसी जली-वटी क्यों सुना 


रह हो? 


` जहर उगलता (कष्ट पहुँचाने वाली बात कहना)--जहर मत उगलो । 
` जहर का घू ट पीना (क्रोध रोकना)--दिनेश जहर का घूट पी कर रह गया। 
* जान के लाले पड़ना (जान बचना कठिन हो जाना)--रवि के जान के लाले 


पड़ गये । 


` जामे से बाहर होना (बहुत क्र द्ध हीना) -जामे से बाहर क्यों हो रहे हो ! 
` जल-भुन कर खाक हो जाना (बहुत क्रद्ध होना) -वह जल-भून कर खाक 


हो गया । 


` जीती मक्खी निगलना ( जानबूझ कर किसी के प्रति अकरणीय क्षमा करना) । 
- जान पर खेळना (प्राण संकट में डालना)--जान पर खेल कर मैंने उन्हें 


वत्राया था । 


* जमीन पर पर न पड़ना या रखना (बहुत इतराना) । 


जाल फलाना या बिछाना (फंसाने की युक्ति करना) खूब जाल फैला रखा 


है पुम | 
. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ २०५. 


२५०. जादू डालना (वश में करना)--उस छोकरे ने तो मंत्री जी पर जादू डाक 
रखा है । 

२५१. जिस पत्तल में खाना, उसी में छेद करना (कृतध्नता करना) । 

२५२. जूता चाटना (खुशामद करना)--वह तो सबके जूते चाटता है । 

२५३. जोड़-तोड़ करना (उपाय करना)-बैठते से नहीं होगा, कुछ जोड-तोड करो ४ 

२५४. झंडा गाड़ना (जीत लेना)--आखिर भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ झंडा गाड़ 
ही दिया । 

२५५, झाँसे में आना (धोखे में आता)--मैं तुम्हारे झाँसे में नहीं आ सकता । 

२५६. झख मारना (विवश होना या समय नष्ट करता)-उसे झख मार कर यहीः 
करना पड़ेगा । वहाँ क्या झख मार रहे थे ? 

२५७. झोपड़ी में रह कर महल का सपना देखना (सामथ्यं से बाहर की कल्पना) । 

२५८. टका सा मुह लेकर रह जाना (बहुत लज्जित होना) । 

२५९. टट्टी की ओट शिकार खेलना (छिप कर किसी के विरुद्ध बुरा काम करना) ७ 

२६०. टपक पड़ना (अचानक आना )--तुम कहाँ से टपक पड़े ? 

२६१. टस-से,मस न होना (नही डिगना)-रजनीक्च टस-से-मस नहीं हुआ । 

२६२. टांग अड़ाना (बाधा पहुंचाना)--मेरे काम में टाँग मत अड़ाओ । 

२६३. टूट पड़ना (अचानक आक्रमण)-उस पर तीनों एक ही साथ टूट पड़े । 

२६४. टेढ़ी खीर (कठिन कार्य) संचिका का पीछा करना तो टेढ़ी खीर है। 

२६५. टाँग पसार कर सोना (निश्चिन्त सोना)--अभी वह टाँग पसार कर सोता है! 
गर्मी की छुट्टी है न ! 

२६६. टाँय-टॉय फिस हो जाना (असफल होना)--तुम्हारी योजन! टाँय-टाय फिर 
हो गई ? 

२६७. टुकड़ों पर पलना (किसी और के या दूसरे के अन्त से गुजारा करना) । a 

२६८. ठन-ठन गोपाल होता (कंगला होना)--अभी तो ठनठन गोपाल है, मैला; | 
केसे जाऊं । 2 

२६९. ठंढी साँस लेना (आहें भरना)--वह्‌ ठंढी सास र रह गया, करता क्या ? 

२७०. डंक मारना (कटु वचन बोलन!)--मैं उसका डंक मारता नहीं सह सनत b 

२७१. डंडी मारना (कम तोलना)-एक तो मंहगा देते हो, दूसरे डंडी भीः 
मारते हो ? सरकारी सहायता में बिचौलिये डंडी मार लेते हें । 

२७२. डकार तक न लेता (सफाई से गायब करना) । 

२७३. डेढ़ चावल की खिचड़ी अलग पकाना (सब से अलग, अकेला रहना) । 

२७४. डोरी ढीली करन! (नियन्त्रण कम कर देना) - जरा डोरी ढीली करो४, 


फिर देखो । 


CC-O. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


माध्यमिक व्याकरण एवं रचता 


२०६ 
२७५. ढाई दिनों की त्रादशाहत(कुछ हो दिनों का संमान) । 5 
२७६. डिढोरा पीटना (सत्रसे कहते किरन।)-तुमते तो सर्वत्र ढिढोरा ही पीट 


दिया । 
तलवा धो-घोकर पीना या तलवा सहलाना या चाटना (खुशामद करना) । 


तकदी र फटना (भाग्य बिगड़ता)-मे री तो तकदीर फूट गई । 
तलवार के घाट उतारना (जान से मारना)--सँकड़ों को तलवार के घाट 


२७७. 
२७८. 
२७९. 


उतारा । 
तारे गिनना (चिन्ता में रात भर जागना)--मैं तो तारे गिनता रह गया । 


तिल को ताइ करना (बढ़ा-चढ़ा कर कहना)--तिल को ताइ मत बनाओ । 

तूती बोलना (प्रभाव होन )--आजकल जगन्नाथ जी की तुती बोलती है । 

विलांजलि देना (सम्वन्ध समाप्त करना)--मेंने उसे तिलांजलि दे दी । 

त्योरियों में बल पड़ना (कद्ध होता)--प्रह सुनते ही उसकी त्यौरियों में बल 

पड़ गए । 

त्रिशंकु बनता (कहीं का नहीं रहना)--विचारा त्रिशंकु बन गया । 

तीन-तेरह करना (तितर-बितर करना)--गुमने सब तीन-तेरह कर दिया । 

तीन-पाँच करना (टाल-मटोल करना) -तीन-पाँच मत करो, माफ कहो । 

थाली का बैगन (स्थिर न रहने वाला)--त्रह तो थाली का बेगत है । 

दाँत खट्टे करना (पराजित करना )--उपते दुश्मनों के दाँत खट्टे कर दिए । 

दाँत निपोरना, दिखाना य़ा काढ़ना (गिड़गिड्भाना)--में किसी के आगे दाँत 

नहीं निपोर सकता । 

२९१. दाँतों तले उंगलियाँ दबाना (अचरज में पड़ना) । 

२९२. दाँत काटी रोटी (घनिष्ठ मेंद्री)--दोवों में दांत काटी रोटी है । 

२९३. दाल गलना (स्वार्थ पुरा होना)--परहाँ तुम्हारी दाल नहीं गलेगी । 

२९४. दाल में काला होना (कोई खटका होत।)-लगता है, दाल में कुछ काला है । 

२९५. दाहिना हाथ होना (बड़ा सहायक होना)-नेहरू गाँधी के दाहिने हाथ थे । 

२९६. दरवाजे को मिट्टी खोदना (कुछ मांगने के लिए बार-तार आना) । 

२९७. दिन फिरना (अच्छा समय आना)--क्रभी मेरे भी दिन फिरेगे । 

२९८. दिमाग आसमान पर चढ़ना (घमंड होता) --अभी उसा दिमाग आसमान 
पर चढ़ा है। 

२९९. दूध का धोया (बिल्कुल बेदाग)--वहाँ दूध का धोया कौन है ? 

३००. दूध के दाँत न टूटना (अनुभवहीन होना)-अभी उसके दुध के दाँत नहीं 


ट्टे हैं । 
C-O. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


२८०. 
२८१. 
२५२. 
२८२. 
२८४. 


२८५. 
२८६. 
२८७. 
२८८. 
२८९. 
२९०. 


मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ | २०७ 


३०१. दो नावों पर पैर रखना (दोनों ओर होना)--दो नावों पर पाँव मत रखो । 

३०२. धता बताना (टाल देना)-उसने तो मुझे भी धता बता दिया। 

३०३. धोखे की टट्टी (दिखावटी)--दरवाजे की कार मत देखो, वह तो धोखे की 
टट्टी'है । 

३०४. धप में बाल सफेद न करना (अनुभव हीन नहीं होना) 

३०५. घरती पर पाँव नहीं रखना या पड़ना (बहुत अधिक प्रसन्न होना) 

३०६. धन सवार होना (लगत होना)--आजकल उसे परीक्षा की धुन सबार है। 

३०७, धज्जियाँ उड़ाना (बहुत दोप दिखाना)--आज की बठक में उसको घज्जियाँ 
उड़ाई गई । 

३०८. नकेल हाथ में होना (वश में होना)--मोहन की नकेल तो राधा के हाथ है। 

३०९. नजर चुराना (सामने न होना)-सुरेश मुझ से नजर चराता हे । 

३१०. नजर लगना (बरी दृष्टि का कुप्रभाव पड़ना)--उसे किसी की नजर लग 
गई है । 

३११. नाम लेना (गुण गाना )-भारत सदा दयानन्द का नाम लता रहेगा । 

३१२. नाक कटना (प्रतिष्ठा नष्ट होना)-मेरी तो चाक पट गई । 

३१३. नाक का बाल (अत्यन्त प्रिय)-- नरेन्द्र अपने शिक्षकों की नाक का बाल है । 

३१४. नाक रगड़ना (आरजू-मिन्नत करत।)--मैं नाक रगड़ता रह गया। 

३१५. नाक न दी जाना (तीवु दर्गन्ध आना) - वहाँ नाक नहों दी जाती थी । 

३१६. नाक पर मक्खी न बैठने देना (सवथा बचे र ) 

३१७. नाक में दम या नाको दम करता या नाको चने चबवाना (खब परेश[न करता ।) 

३१८. नाक-भौं चढ़ाना या सिकोड़ना (छणा या क्रोध दिखाता) । 

३१९. नाक रखना (प्रतिष्ठा बचाना)--मोहन ने विद्यालय की नाक रख ली । 

३२०. निन्यानवे के फेर में पड़ना (धन कमाने के चक्कर में पड़ना) । 

३२१. नानी याद आना (बहुत कष्ट मे पड्ना)--उसे तो नानी याद आती थी । 

३२२, नींद हराम होना (बेचेन होन।)-लड़कों की अनुशासन-हीतता से मेरी नींद 
हराम है । 

३२३. नींव का पत्थर होना (आरम्भका दृढ़ सहारा बनना) । 

३२४. नाक पर गुस्सा होता (तुरत क्रुद्ध होना)--उसकी तो नाक ही पर गुस्सा 


रहता है । 

३२५. नुकताचीनी करना (छिद्रान्वेषण करना)--तुम सबकी नुकताचीनी ही 
करते हो । | 

३२६. नो-दो-ग्यारह होना (चम्पत होना)--वह तो देखते-देखते "-दो-ग्यरह 
हो गया । 


CC-O. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


माध्यमिक व्माकरण एवं रचना 


पत्थर की लकीर (अमिट)--उसकी बात पत्थर को लकौर होती है । 
, पगडी रखना (लाज रखना) --तिवारी जी, आप ने मेरी पगड़ी रख ली । 
. पट्टी पढ़ाना (बुरी राय देना)--तुमने ही उसे यह पट्टी पढ़ाई है । 
, पटरी बैठना (मेल होना)--दोनों में कभी पटरी नही बैठी । 
, पलड़ा भारी पड़ना या होना (अधिक वजनी होना )- पिह्जी का पलड़ा भारी 


पड़ता है । 
, पारा चढ़ना (क्रोध होना)--तुम्हारा पारा किस बात पर चढ़ा है ? 


, पाला पड़ना (फेर में पड्ना)”-पाला पड़ने पर गधे को भी बाप बनाना 


पडता है । 
, पाकेट गरम करना (घूस देना)--पाकेट गरम कर दो, तो तुरंत काम वन 


जाएगा । 

. आपे से बाहर होना (अधिक क्रोध करना)--अभी वे आपे से बाहर हें । 

. पाँचों उँगलियाँ घी में होना (बहुत लाभ मे होना)- उसको तो पाँचों 
उंगलियाँ घी में हैं । 

, पानी के मोल (बहुत सस्ता) -उस समय दूध पानी के मोल विकता था। 

, पत्थर पर दूब जमाना या पानी में आग लगाना (असंभव काम करना) | 

. पानी-पानी होना या पानी पड़ना (बहुत लज्जित होना )--उस्त पर तो पानी 
पड गया या वह पानी-पानी हो गया । 

३४०. पाँव तले की जमीन (मिट्टी) खिसकना (स्तब्ध हो जाना) । 

३४१. पाँव उखड़ना (पराजित होना)- शत्रुओं के पाँव उष्लड चुके हैं । 

३४२. पाँव खींचना (रुकावट डालना)--तुम ही मेरे पाँव खींचते हो । 

३४३. पाँव भारी होना (गर्भवती होना)--अभी तो उसके पाँव भारी हैं। 

३४४. पाँव फिसलना (गलती होना)-घबराते क्यों हो, किस के पाँव नहीं फिसलते | 

३४५. म लर लगना, (बहुत तेज चलना)--रुपये मिलते हो उसके पाँवों में पर 

३४६. पानी उतारना (अपमानित करना)-तुमने मेरा पानी उतार लिया । 

३४७. पसीने की जगह खून वहाना--बहुत अधिक प्रत्युवकार करना । 

३४८. पापड़ बेलना (कष्ट झेलना)--सुरेशजी ने बहुत पापड़ बेले हैं । 

३४९. पानी फेरना (नष्ट करना)--तुम ने मेरी आशा पर पानी फेर दिया । 

३५०, पीठ दिखाना (हारकर भाग जाना)--पीठ मत दिखाओ, धीरज से काम लो 

३५१. ET (प्रोत्साहित करना)-पीठ ठोंकने पर छोटे भी बडा काम कर 

लेते हैं। [ 


CC-O. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


मुहावरे एवं लोकोक्तियां २०९ 


३५२. पीठ पर होना (सहायक होना) --उसको पीठ पर बड़ -बड़े लोग 2 । 

३५३. पीठ फेरना (मुह मोड़ता)--विपत्ति में मित्र भी पीठ फेर लेते हैं । 

३५४. पुराना घाघ होता (बहुत चतुर होना) --मेहरोत्रा पुराना घाघ है । 

३५५. पेट में चहे कूदना (तेज भूख लगना) _मेरे पेट में तो चूहे कूद रहे थे, 
सुनता क्या ! | 

३५६. पेट फूलना या पेट में कुछ न पचना (रहस्य न छिपा सकता) । 

३५१. पोल खुलना (रहस्य प्रकट होना) दिनेश की पोल खुल चुकी है । 

३५८. पौ फूटना (सूरज उगता)--पो फूटते ही मैं घर से प्रस्थित हुआ । 

३५९. पौ बारह होता (खूब लाभ होना)-सेठ जी के पौ बारह हैं। 

३६०. फटी आँखों न देख सकना या सुहाना या भान (देखना भी सह्य न होना) । 

र ब आज फूले त समाते थे। 


३६१. फू जे न समाना (बहुत खुश होता )--सिनहा साह्‌ 

३६२. फक-फूक कर पाँव रखता (सँभल-संभल कर चलना) । 

३६३. वरस पड़ना (क्रोध में आकर कडी-कडी बातें बोलने लगता) । 

३६४. बगुला भगत (कपटी)--महुन्य जी बगुला भगत हे | 2 ु 
३६५. बत्तीसी दिखाना (व्यर्थ हुंसना) तुम क्यों अपनी बत्तीसी दिखाने लगे ! 


६६६. बगलें झाँफ्ना (भागते की चेष्टा करना)--चोरबाजारी क्रो बात उठते ही मुन्न्‌ 
बगले झाँकते लगा । ५ 

` बाग-बाग होना (बहुत खुश होना)-मु शी जी बाग-बाग हो गये । 

३६८. बछिपा का ताऊ (बैल, महामूर्ख)- कपिलदेव तो बछिया का ताऊ है । व 

, बाछें खिलना (अति प्रसन्न होना)*--दहेज की गाड़ी देखते ही समधी जी के 
बाछें खिल गई । 

३७०. बोल बाला (चलती )--आज कल पाँडे जी का ही तो बोल बाला हे । क 

३७१, बाल की भीत (तुरत नष्ट हो जाने वाली वस्तु) - राज्यपाल का पद भ॑ बालू 

की भीत ही है। क 
३७२. बात बढ़ना (झगड़ा होना)--बात बढ़ते लगी, तब मैने हस्तक्षेप नया 
३७३. बाल-बाल बचना (विपद में पड़ते-पड़ते साफ बच जाना)--कमलेश कल 


बाल्टयाल बचा । 
३७४. बाल की बाल निकालना काढ़ना या खींचना (बहुत अधिक बारीकी निकालना) ६ 


३७५. बंश डबाना (कलक लगाना)--तुमने मेरा वंश ड्ब्रा दिया] 

३७६. बहती गंगा में हाथ धोना (ओरों कों देख अवसर से नत लाभ जा) | 
३७३. बाएं हाथ का खेल (आसान काम) उनके लिए यह बाए हाथ लक है। 
३७८. बावन तोले पाव रत्ती (शत-प्रतिशत)--तुम्हार कथन बावन तोल पाव रत्ती 


ठीक है ! 


CC-O. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


माध्यमिक व्याकरण एवं रचना 


, बे-पेंदी का लोटा (स्थिर नहीं रहने वाला)--वह तो वे-पेंदी का लोटा है । 
, भाइ झोंकना (व्यथे समय बिताना)--पाँच बरस वहाँ क्या तुमने भाड़ झोंका ? 
_ भगीरथ प्रयत्न (कठिन परिश्रम )--भगी रथ प्रयत्न से ही उन्होंने विजय पाई है । 
, भाड़े का टट्ट (केबल पैसे के लिए कोई भी काम करने वाला)--इन भाड़ के 
टट्टऔं से क्या होगा ? 
, भंडा फूटना (रहस्य प्रकट होना)-भंडा फूटने पर कहीं मुह नहीं दिखा 
पाओगे । 
„ ३८४. भींगी बिल्ली वनना (डर से दुवकना)-बाहर शेर बनते हो, घर में भींगों 
बिल्ली हो जाते हो ? 
३८८. भूत झाड़ता (घमंड चूर करना) राव साहब उस का भूत झाड देंगे । 
६. भेड़िया धसान (अन्ध अनुकरण)-वहाँ बिलकुल भेड़िया धसान है, कोई 
विचार नहीं करता । 
३८७. मेंस के आगे वीन बजाना (अपात्र को कुछ समझाना) । 
३८८ मक्खी मारना (कुछ न करता)->दिनभर मक्खी मारता रहता है। 
३८९. माई का लाल (बहादुर)--उसे चुनाव में हरानेवाला कौन माई का लाल है ? 
३९०. माथापच्ची करना (व्यर्थ दिमाग लगाना)--मान जाओ, क्यों माथापच्ची 
करते हो ? 
३९१. मार-मार कर हकीम वनाना--जवबदंस्ती अयोग्य को आगे बढ़ाना । 
३९२. मजा चखाता (बदला लेना)--मैं उसे मजा चखा के रहगा। 
३९३. मतलब गांठना (काम निकालना)-वह मतलब गाँठकर घर चलत! बना । 
३९४. मन के लड्ड खाना या फोड़ना (काल्पनिक प्रसन्नता में रहना) । 
३९५. मन चलना या डोलना (इच्छा या लोभ होना)-उसका मन नहीं डोला । 
३९६. मिट्टो में मिलाना (नष्ट करना) -तुमते मेरी संस्था मिट्टी में मिला दी । 
३९७ मुह खोलना (माँगना)--मैं सब करने को तत्पर ह" वे मु ह तो खोलें । 
३९८ मु ह ताकना, देखता या जोहना (आसरा करना)--कब तक उनका मुह ताक ? 
३९९. मु ह्‌ फुलाना (ख्ठना)--वे चार दिनों से मुह फलाये हुए हैं । 
४००. म्याऊ का मु हू पकडता (सत्रमे अधिक खतरे का काम करना) 
४०१. मु ह में पानी भरना (जी ललचता)--रसगुल्ले देखते ही उसके मुह में पानी 
भर आया । 
४०२. मुहू लटकाना (उदाप होना)--वह अपने दरवांजे पर मुह लटकाये 
बठा था। 
०३. मुट्टी गर्म करता (घूस देना)--मृट्टी गमे करो, तो मिनटों में काम बन जाए। 
CC-O. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
क्रू 


w 
| 
% 


मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ २११ 


४०४, 
४०५. 


०९ 
४०७. 
४०८. 
४०९. 
४१०. 
४१०९. 
181 १0२ 
४१३. 
४१४. 


न 
5265 
४१७. 
४१८. 


४१९. 


४२०. 
४२१. 
WP 
४२३. 
४२ ४. 


४२५. 
४२६. 
४२७. 


४२८. 
छ शड २ ९ ७ 


CC-O. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaa 


मुह मोड़ना (साथ न देना)--भाग्य के प्रतिकूल होने पर अपने भी मुह मोड 


लेते हैं । 

मु ह में कालिख लगना या पुतना (कलंक लगना) -संस्था के मुह में कालिख 
लगी या पुती । 

मुह को खाना (बुरी तरह हारना)--इस चुनाव में उन्होंने भी मुह की खाई। 
मु ह का कच्चा (जिस की वाणी नियन्त्रण में न हो)--नन्दू मुह का कच्चा | 
मु ह लगाना (गुस्ताख बनाना) नौकरों को मुह न लगाओ। 

मु ह्‌ चुराना (लज्जावश सामने न आना) --कब तक मुह चुराते रहोगे ? 

मु ह धोना (आशा न करता)--उस घड़ी से तुम मुह धो रखो । 

मुह में लगाम न होना (बिता समझे वोजना) -उप्ञके मुह में लगाम नहीं । 
मदान मारना (जीतना)--आखिर यादव जी ने ही मैदान मारा । 

मोटा असामी (माजदार ग्राहक)--सेठ जी मोटे असामी की राह देखते हैं । 


मोम होना (दयाद्रवित होना)--दारोगा जी को कभी मोम होते नहीं देखा 
गया । | 


रग जमना या बंधना (धाक जमना)--उनका वहाँ रंग जम चुका है । 

रंगा सियार (बाहर से और, भीतर से और)--ऐेशव रंगा सियार है । 

रंग में भंग (आनन्द मे विघ्न)-परशुराम के आने से रंग में भंग हो गथा । 
रंग लाना (असर दिखाना)--रंग लाती है हिना पत्थर पै धिस जाने 
के बाद । राजेन्द्र की नियुक्ति विश्वविद्यालय में रंग ला रटी है । 

रंग उखइना, उड़ता या त्रिगइना (रोव घट्ता)--अब्र शिहजी का रंग 
उखड़, उड़ या विंगड रहा है । 

रास्ता देखना (प्रतीक्षा करना) --मैं तुम्हारा ही रास्ता देख रहा था । 

रास्ता नापना(जाना)-अगना रास्ता नापो, मैं तुम्हारी बातों में नहीं आता । 
रस्ते पर आना (सुधरना) अब वह भी रास्ते पर आ गया । 

राई को पर्वत करना(छोटी बात को बड़ी बनाना) -राई को पर्वत मत करो । 


रास कड़ी करता (अंकुश देना)--रास कड़ी नहीं क रोगे, तो लड़का नालायक. 


हो जायगा । 

रेल पेल (भीड)--उम रेल पेल में मैं शर्ना जी को कहाँ ढूढ़ता ? 

रोंगटे खड़े होना (डरता, चकित होता) -मेरे तो रोंगटे खड़े हो गये । 
लंका काण्ड (कलह ओर हत्या)—पंजाब में भाज कल लंका काण्ड मचा 
हुआ है । 

लम्बी तानना (सोना)--शायिका मिलते ही उसने लम्बी तानी । 


लकीर का फकीर (अन्ध विश्वासी)--विद्वान्‌ भी लकीर के फकीर होते हैं ? 


1 Kosha 


0 


२१२. माध्यमिक व्याकरण एवं रचना 


४३०. लाख को (से) लीख (बड़े से छोटा) भगवान लाख से (को) लीख कर देता है । 

४३१. लोहा मानना (प्रभुत्व मानना)--सबों को उसका लोहा मानना पड़ा । 

४३२. लोहा बजाना (युद्ध ठानता)--अमेरिका से लोहा बजाना कठिन है । 

४३३. लोहा लेना (साहस से सामना करना)--वियतनाम अन्त तक अमेरिका से 
लोहा लेता रहा । 

४३४. लोहे के चने चवाना (कठिन काम करना)--स्वत त्रता के लिए भारत को 
लोहे के चते चबाने पड़े । 

४३५. लेने के देने (लाभ के बदले हानि )-उसे लेने के देने पड़ गए । 

४३६. वजन रखना (महत्त्व रखना)--उनका कहना कुछ वजन रखता है । 

४३७. शेर मारना (बहादुरी करना)--तुमने कौन शेर मारा है कि छाती फुलाए 
फिरते हो ! 

४३८. श्री गणेश करना (आरम्भ करना)-तुम केवल श्री गणेश करदो, पूरा तो 
भगवान्‌ करगे । 

४३९. सिर आँखों पर होना (स्वीकार होना)--आप का आदेश सिर आँख 
पर है । 

४४०. सिर उठाना (विरोध करना)--जो सिर उठाए, उसे कुचल दो । 

४४१. सिर पर सवार (सदा सामने ) तुम रोज ही मेरे सिर पर सवार हो जाते हो। 

४४२. सिर चढ़ाना (शोख बनाना)--बेटे को सिर चढ़ाया है, तो भूगतो । 

४४३. सफेद झूठ (सरासर झूठ)--उस के जैसा सफेद झूठ शायद ही कोई गढ़: 
या बोल सकता है । 

४४४. सिक्का जमना (धाक जमना )-आजकल तो पांडेय जी का ही सिक्का 
जमा है । 

४४५. सितारा चमकना (तरक्की करता)--अब ओझा जी का सितारा चमका है। 

४४६. समझ या अक्ल पर पत्थर या पर्दा पड़ना (बृद्धि भ्रष्ट होना)--तुम्हा री समझ 
या अक्ल पर ही पत्थर या पर्दा पड़ गया हैं। 

४४७. साँप छछ्‌ दर की हालत (ऐसी दुविधा, जिसमं किसी में लाभ नहीं) । 

४४८. सिर फिरना (पागल होना)--उस का सिर फिर गया है। 

४४९. साँप को दूध पिलाना (शत्रु को पोसता)--जान-इझ कर क्यों साँप को दुध 
पिलाते हो ! 

४५०. सिर मारना, या खपाना (सोचने-विचारने में हैरान होता)--मैं इस में सिर 
नहीं मारूगा या खपाऊंगा । 


४५१. सिर प्र भूत सवार होना (धुन सवार होना)-उसके सिर पर भूत सवार है.» 
CC-O. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


' झुहावरे एवं लोकोक्तियाँ हह 


४५२. सिर खूजलाना (बहाना करना, ढ्‌ ढ़ना)--सायकिल मांगी तो वह सिर 
खुजलाने लगा । 

४५३. सिर पीटना (शोक करना)-परीक्षाफल देख कर उसने सिर पीट लिया । 

४५४. सिर से पैर तक (आदि से अन्त तक)--मैं उसे सिर से पेर तक जानता हू । 

४५५. सिर पर आना (नजदीक आ जाना)-विपत्ति सिर पर आ जाएगी, तब सोचोगे ! 

४५६. मिर ऊंचा होना (प्रतिष्ठा मिलना)--तुम्हा री इस उपलब्धि से मेरा सिर 
ऊचा हुआ है। 

४५७. सिर खाना (परेशान करना)--क्यों एक ही बात के लिए रोज सिर खाते हा ! 

४५८. तिर पर आसमान उठा लेना (बहुत शोर-गूल मचाना)। 

४५९. सिर मढ़ना (जबदंस्ती लादना) -यह काम मैंने सुरेश के सिर मढ़ दिया है । 

४६०. सिर पर खेलना (दूसरे के मत्थे कुछ करना)-मन्त्रीजी के सिर पर कब तक 
खेलोगे ? एक दिन पोल खुल कर रहेगी ! 

४६१. सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना (आरम्भ मे ही हानि होना) । 

६२. सिर से कफन बांधना (प्राणों की परवाह न करना)--क्रान्ति तो सिर से 

कफन वाँधक्रर ही की जाती है। 

४६३. सोने मे सुगन्ध (एक गुण के साथ दूसरा गुण)--वह सुन्दर भी है, सुशील भी 
सोने में सुगन्ध हे । 

४६४. सेपर का फत (सुन्दर, परन्तु गुणहीन)-*वह सेमर का फूल है, उस पर 
लभाओगे तो रोओगे । 


४६५. सैकड़ों घड़े पानी पड़ना (बहुत लज्जित होता) --यह सुनते ही मनोज पर 
सेकडों घड़े पानी पड़ गया । 

४६६. सूरज को दीपक दिखाना (बहुत गुणों का थोड़ा वर्णन)--आप के बारे में 
कुछ कहना सूरज को दीपक दिखाना है । 

४६७. सिर पर (या से) सेहरा बॅधता (विजय या अधिक यश मिलना)--फॉम तो 
बहुतों ने किया, पर सेहरा राजू के सिर पर ही बंधा । 

४६८. सात घाटों का पानी पीना (बहुत भटकना)-उसने सात घाटों का पानी 
पिया है । 

४६९. सिर से बोझ उतरना (चिन्ता टलना)--चलो, सिर से बोझ उतरा । 

४७०. सिर पर होना या सिर पर किसी का हाथ होना (संरक्षक होना)--मेरे सिर 
पर कोई या किसी का हाथ नहीं है । 

४७१. हजामत बनाना (बुरी तरह पीटना या ठगना)-आज उसकी हजामत बनेगी । 

४७२. ठक्का-बक्का रह जाना (मौंचक होना)-में तो हक्का बक्का रह गया । 

४७३. हथेली पर सरसों जमाना (अधिक चालाकी दिखाना)-तुम हथेली पर सरसों 
जमाने चले हो ? 


CC-O. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


४९५. 
४९६. 


माध्यमिक व्याकरण एवं लोकी क्तिर्या 


, हवा होना (भागना)-चोरी की चर्चा चलते ही वह हवा हा गया । 
, हथेली पर जान रखना (जान की परवाह न करना)-एसे काम हयेली पर 


जान रख कर ही किए जाते हैं । 


. हवा से बात करना(तेजी से जाता)--घोड़ा हवा से बात करने लगा । 

, हाथ का खिलौना या कठपुतली होता (दुसरे के इशारे पर नाचना) । 

. हाथ खींच लेना (संबन्ध तोड़ लेना)-तुम ने बीच में ही हाथ खींच लिया । 

. हरी-हरी घास दिखाना (प्रलोभन देना)-अभी तो हरी-हरी घास दिखायेगा ही । 
, हवन कर देता (नष्ट कर देना)--पिता के मरते ही उसने सारी संपत्ति हवन 


कर दी । 


, हाथ धोकर पीछे पड़ना (जी जान से अनिष्ट करने में लग जाना) । 
. हाथ मलना (अफसोस करना) --वह हाथ मल कर रह गया । 
. हाथ लगाना (आरम्भ करना)--हाथ तो बहुतों ने लगाया, पर अन्त तक कम 


ही टिके । 


. हाथ उठाना (पीटना)--खवरदार ! उस पर हाथ मत उठाओ | 
. हाथ-पृर मारना (प्रयत्न करता।--उसने बहुत हाथ-पर मारा, पर मैं अडिग 


रहा । 


. हाथ पसारना (माँगना)-वह किसी के आगे हाथ नहीं पसारता । 
. हाथ बंटाना (सहयोग करना) मेरे काम में हाथ बंटाने वाला कोई नहीं । 
. हाथ खाली होना (पास में पेसे न होना)--आज मेरा हाथ खाली है । 


. किसी पर हाथ साफ करना (चुरा लेना)--तुम्हें मुझी पर हाथ साफ करना 


था? 


` हाथापाई (झगड़ा)--बातों बातों में हाथापाई शुरू हो गई । 
- हाथ का मैल (तुच्छ वस्तु )--धन तो हाथ का मैल है, यश बड़ी वस्तु है । 


- हाथ-पर-हाथ धरे बैठना (समय व्यर्थ बिताना)--कब तक हाथ-पर-हाथ धरे 


बेठोगे ? 


* हाथ कट जाना (लिख कर दे देता)--अब तो मेरा हाथ कट गया, क्या करू? 
- हाथ को हाथ न सूझना (बहुत अँधेरा होना)-हाथ को हाथ नहीं सूझता था, 


केसे निकलता ? ् 
हाथ के तोते उड़ना (स्तब्ध होना)--उसके तो हाथ के तोते उड़ गए ! 
हाथ भर का कलेजा (साहस)--हाथ भर का कलेजा है उसका । 


४९७, हवा का रंग देखना (अवसर प हचानना | 12 वा का रंग देखकर काम करो । 


CC-O. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digi 


ized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ २१५. 


४९८. हवा के घोड़े पर सवार (बहुत शीघ्रवा में)--थोड़ा बैठो, तुम तो ह्वा के 
घोडे पर सवार हो ! 


४९९. हुलिया बिगाड़ना (मु ह पर ऐसा मारन! कि सूरत विगड़ जाय) । 
५००. होश उड़ता (डरन!)--उसके तो होश उड़ गए मुझे देखकर ! 
५०१. हुक्का पानी बन्द करना (जातिच्युत करवा)--उसका हुक्का पानी बन्द है । 


कहावतें (लोको क्तियाँ) 


लोकोक्तियाँ भी लक्षणा-व्यंजना से समृद्ध होती हैं। उनमें मुहावरों से स्थूल 
अन्तर यह है कि मुहावरे कभी पूर्ण वाक्य नहीं होते, और लोकोक्तियाँ सदा पूर्ण 
वाक्य ही होती हैं । इस से लाभ यह होता है कि ये अपने पाइवेवर्ती वाक्य के 
कथन का सबल समर्थन करती हैं । इन में अपने आप में एक पूरे अनुच्छेद का, क्‌ हीं- 
कहीं पूरी कहानी का सारांश दिया रहता है । जैसे; “तुम तो राष्ट्रीय प्रशासन सेवा 
की निन्दा करोगे ही; अंगूर खट्टे हैं न”, कहने का अर्थ है कि जिस प्रकार एक कथा 
की नायिका लोमड़ी ऊँची डाली तक पहुंचने और वहाँ का अंगूर खा में असफल 
हो कर निराश लौट आई, और पूछने वाले को यह उत्तर दिया कि चकि अंगूर खट्ट 
हैं, इसीलिये उसने खाने का प्रयास ही नहीं किया, उसी प्रकार तुम्हारे लिये इस 
प्रतियोगित; में सफल होना संभव नहीं लगता तो तुम उस प्रति प्रोगिता की ही निन्दा 
कर रहे हो । इसी प्रकार, न “नौ मन तेल होगा; न राधा नाचेगी' का अर्थ हुआ कि 
किसी राधा नाम की अच्छीनत्तंकी से लोगों ने अपना नाच दिखाने का आग्रह किया 
होगा, पर उसने नाचने का मन नहीं होने से ऐसी शत्त रख दी £ लोग उसे पूरा 
नहीं कर सके, और वह नाचते के अनीप्सित कार्य से बच गई । 

नीचे कुछ लोकोक्तियाँ प्रयोग के साथ दी जा रही हैं :-- 

१. उलटे चोर कोतवाल को डाँट (स्वयं गलती करना, और दूरे पर क्रोध 
क रना)-वाह तुम ने ही मेरी किताब चुराई, ओर तुम्दो ने गुरुजी से 
नालिश भी कर दी । उलटे चोर कोतवाल को डाँटे ? 

२. ऊँची, दूकान फीका पकवान (ऊपर की दिखावट अच्छी, पर भीतर कुछ 
तत्त्व नहीं) बड़ी आशा से इस विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया था, पर 
यहाँ के अध्यापकों से बड़ी निराशा हुई, ऊंची दुकान फीका पकवान । 

३. खेत खाय गदहा, मार खाय जुलाहा (कसूर कोई और (बलवान्‌) क्रे, 
बदला किसी और (निर्वलतर) से लिया जाय) भाई, कसूर किया धीरेन्द्र 
ने, तो तुम मुझ से क्यों लड़ रहे हो ? खेत खाय गदहा, मार खाय जोलहा ? 


CC-O. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


माध्यमिक व्याकरण एवं रचना 


४. दुधार गाय की लात भी भली--मास्टर साहब बिगड़ते हैं तो क्या ? पढ़ाते 
कितना अच्छा हैं ? दुधार गाय की लात भी भली । ह 
५. मियाँ की दौड़ मस्जिद तक--(शक्ति की पहु च 1 होना)--डरा 
क्या रहे हो. बहुत बिगड़ोगे तो अपनी किताब नह दोगे, और क्या कर 
लोगे ? मियाँ की दौड़ मस्जिद तक । 

| नीचे कुछ लोकोक्तियाँ अर्थ के साथ अंकित हूँ शर र 
| अबे ला चना भाइ नहीं फोड़ता--बड़ा काम अकेला आंदमी नहीं क्र पाता । 
` अधजल गगरी छलकत जाय-थोड ज्ञान, धत आदि से अधिक अ होता है। 

३. अत्र पछताये होत क्या, चिड़िया चुग गई खेत-समय पर चूक जाने पर बाद 
में पछताना व्यर्थ होता है । 

, अपने मुह मियाँ मिट्ठ्‌- आत्म प्रशंसा करना । 

५. अशर्फी की लूट, कोयले पर छाप-महँगी वस्तु की उपेक्षा कर, सस्ती की 
रक्षा में चौकसी करना ! 

६. अंधों में काना राजा--अपने से बहुत छोटों के बीच थोड़ा भी बड़ा बहुत 
सम्मान पा लेता है । 

७. अंधों के आगे रोना, अपना दीदा खोना--अनुपयुक्त व्यक्तियों को अपनी 
समस्या सुनना व्यर्थ होता है । 

८. अपने दरवाजे पर कुता भी शेर होता है--अपने घर में सब मजबूत बनते हैं । 
अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सेर भाजी टके सेर खाजा-मूर्ख के शासन में 
भले-व्रे की पहचान नहीं होती । 

१०. अटकल पचे डेढ़ सौ--अंदाज से उत्तर देना । 

११. आगे कु ओ), पीछे खाई दोनों ओर खतरा । 

१२. आगे ताथ न, पीछे पगहा-हर प्रकार के नियन्त्रण तथा उत्तरदायित्व से 
मुक्त, स्वच्छन्द । 

१३. आम का आम, गुठली का दाम-हर तरह से लाभ । 

१४. आप डबे तो जग डूबा-स्वयं दुखिये के लिए सारा संसार दुखमय हे । 

१५. आप भला तो जग भला--जो स्वयं भला होता है, उसे संसार भी भला ही 
दिखता हे । 

१६. आये थे हरि भजन को, ओटन लगे कपास-करना चाहिये था कुछ, करने 
लगे कुछ । 

१७. आधा तीतर, आधा बटेर--बेढंगा मिश्रण । 

१८. अपने दही को खट्टा कोन कहता हे--अपनी वस्तु की न्यूनता की चर्चा कोई 


- ` नहीं करता । | 
CC-O. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


भुहावरे एवं लोकोवितयाँ २१७ 


१९. इहाँ कुम्हड़ बतिया कोउ नाहीं-इधर भी कोई कमजोर आदमी नहीं है । 
२०. आटे के साथ घुन भी पिसता है--दोषी के साथ रहने पर निर्दोष भी पकडा 


जाता है । 
२१. ईश्वर की माया, कहीं धूप कहीं छाय[-संसार में कहीं दुःख वरस रहा है, तो 
कहीं सुख । 


२२. उलटे चोर कोतवाल को डाँटे--दोषी दोष बतलाने वाले को ही दोषी 
बतलाने लगता है । 

२३. ऊंट के मुह में जीरा--आवश्यकता से बहुत कम होना । 

२४. ओठ चाटने से प्यास नहीं बुझती--आवश्यकता से बहुत कम होना । 

२५ ऊंट क्रिस करवट बैठता है--विजय किसकी होती है, संदेह की स्थिति । 

२६. ऊधो का लेना, न माधो का देना--लटपट से अलग रहना । 


२७. ऊखल में दिया सर, तो मूसल से क्या डर-खतरा मोल लेने पर डरना क्या ? 

२८. एक पंथ दो काज-एक साधन से दो काम कर लेना । 

२९. एक अनार, सौ बीमार--वस्तु बहुत कम, माँगने वाले बहुत अधिक । 

३०. एक तो चोरी, दूरे सीनाजोरी--गलती स्वीकार न कर रोब जमाना । 

३१. एक म्यान में दो तलत्रार--दो समान महत्त्व के व्यक्तियों का एकत्र वास । 

३२. एक तो करेला, दूजे नीम चढ़ा-बुरे के साथ रहकर बुरा और ब्रा हो 

| जाता है । 

३३. काला अक्षर भेंस बराबर--निरक्षर व्यक्ति । 

३४. एक हाथ से ताली नहीं बजती--एक के करने से झगड़ा या सुलह 
नहीं होती । 

३५. एक ही साधे सब सभे, सब साधे सब जाय--एक बार एक ही काम ठीक से 
करना चाहिए, अनेक में हाथ नहीं लगाना चाहिए । 

३६. कभी नाव पर गाड़ी, कभी गाड़ी पर नाव--अवसर पर छोटा भी बड़े का 
सहायक हो जाता है । र 

३७. कहाँ राजा भोज. कहाँ भोजवा (गाँगू) तेली--छोटे बड़े के तुल्य नहीं कहे 
जा सकते हैं । 

३८. कबीरदास की उल्टी वानी, बरसे कम्बल भींजे पार्न:--उल्टा कास या बात । 


३९. कही की ईट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुनवा जोड़ा--दूसरे-दूसरे की 
चीज बटोरकर अपनी चीज तैयार कर लेना । 


00-0. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


२१८ माध्यमिक व्याकरण एवं रचना 


४०. का वर्षा जब कृषि (पी) सुखाने (नी)--अवसर वीत जाने पर अभिलपित॒ 
वस्तु भी बेकार हो जाती 

४१. काबुल में भी गदहें होते हैं--भले बरे (या बड़े-बड़े) सवत्र होते 

४२. खग जाने खग ही की भापा-मनुष्य अपने तुल्यों की ही वात समझ 
पाता है । 

४३. खोदा पहाड निकली चहिया- अत्यधिक परिश्रम से तुच्छ फल को प्राप्ति । 

४४. खरबजे को देखकर खरवूजा रंग बदलता है--संगति का प्रभाव पड़ता हे । 

४५. खिसियानी बिल्ली खम्भा नोचे--लज्जा या असफलता से मनुष्य गलत जगह 
क्रोध प्रकट करता है । 

४६. खःटे के वल बछडा कूदता है-दुसरे के भरोसे शक्ति (या अनुभव) का प्रदर्शन 
करना ॥ 

४७. गये थे रोजा छुड़ाने, गले पड़ी नमाज या चौबे गए छब्बे बनने, बन गए 
दुब्वे-संकट टलने की जगह बढ़ गया । 

४८. गाँव (घर) का जोगी जोगड़ा, आन गाँव का सिद्ध--निकट के विशिष्ट 
से दूर के साधारण का भी अधिक आदर होता है । 

४९, जो गरजे सो बरसे नाहीं--डींग हाँकने वाले अधिक नहीं करते । 

५०. गुड़ खाय, गलगले से परहेज-बनावटी (या दिखावटी) परहेज । 

५१. गोद में लड़का, नगर (गाँव) में ढिढोरा-पास की वस्तु की दूर जाकर 
खोज । 

५२. गुरु गड़ रह गए, चेला चीनी हो गया- गुरु से शिष्य आगे बढ़ गया । 

५३. गुरु कीज जान, पानी पीजे छान--अच्छी तरह जांच-पड़ताल के बाद ही 
कोई निर्णय लेना चाहिए । 

५४. घरका भदिया लंका दाह-आपसी फट से सर्वनाश होता है । 

५५. घर की मुर्गी दाल बराबर-पास का महत्त्वपूर्ण भी महत्त्वहीन लगता है। 

५६. घर-घर देखा, एक ही लेखा-सबों की एक ही स्थिति हे 

५७. घी कहाँ गिरा, दाल (खिचड़ी) में-कोई वस्तु बर्बाद होती-होती काम 


आ गई । 

५८. घर में दिया जलाकर मन्दिर में जलाया जाता है-पहले स्वार्थ, तब 
परमाथ । 

५९. घी का लहू, टेढ़ा भी भला~-बहुत अच्छी वस्तु का ब्रा भी रंग-रूप ग्राह्य 
हो जाता है । 


CC-O. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ २१९. 


६०. चमड़ी जाय पर दमड़ी न जाय--किसी हालत में खर्च न करना । 

६१. चार दिनों को चांदनी, फिर अंधेरी रात--सुख कम दिन ही ठहरता है। 

६२. चूहे के चमड़े से नगाड़ा नहीं मढ़ा जाता--तुच्छ वस्तु से महान्‌ का निर्माण 
नहीं होता । 

६३. चोर की दाढ़ी में तिनक्रा--अपराधी की मुद्रा में ही अपराध प्रतित्रिस्बित 
रहरा है। 

६४. चोर-चोर मौमेरे भाई--बरे लोग आपस में एक रहते हैं । 

६५. छोटा मुह, बड़ी बात-योग्यता (शक्ति) से अधिक की बात करना । 

६६. छछदर के सिर में चमेली का तेल--अयोग्य को अच्छा बस्तु दना । 

६७. छोटे मियाँतो छोटे मियाँ, बड़े मियाँ सुभान अल्लाह--वडो म छोटों से 
अधिक बुराई । 

६८. जव तक साँस, तब तक आस- अन्त तक आशा रखना । 

९९. जल में रहके मगर से बेर--जिसके देश में रहना, उसी से शत्रुता करना । 

७५. जैसा देश, वंमा वेश-स्थान के अनुसार काम करना । 

७१. जैसी बहे बयार, पीठ तब तैसी दी गं-परिस्थिति के अनुसार काम करना ) 

७२, जैसी करनी वैसी भरनी-काम (अपराध) के अनुसार फल (दण्ड) पाना । 

७३. जिसकी लाठी, उसकी भेंस--श री र-वल से किसी वस्तु पर अधिकार करना । 

७४. जिन ढ*ढा तिन पाइयाँ, गहरे पाती पंठ-कठित परिश्रम से सफलता 
मिलती टे | 

७५. जाके पाँव न फटे विवाई, सो क्या जानें पीर पराई (या बाँझ क्या जाने 

प्रसव की पीरा)-- दुःखी ही दुःखी का हाल समझता है 

७६. जान है तो जहान है-जीवन सबसे अधिक प्यारा न 

७७. जैसा राजा, वैसो प्रजा--छोटे बड़ों का अनुसरण करते हूँ । 

७८. जिस पत्तल में खाना, उसी भें छेद करना--कृतध्नता । 

७९. जहाँ मुर्गा नहीं बोलता, वहाँ क्य। सबेरा नहीं होता-किसी के विना काम 
नहीं रुपता । 

८०. जस दूल्हा, तस वनी बराती--अपने जेसे साथी मिल गये । 

८. (एक) टके की चटाई, नौ टका विदाई-लाभ से खच अधिक । | 

८२. टेढ़ी अंगुली (से) ही घी निकलता है--सीधा बनने से कास नहां चलता । 

८३. ठठेरे ठठेरे बदलौवल--घूत्त का धूत्त से चाल चलता । 

८४, डूबते को तिनके का सहारा--विपत्तिग्रस्त थोड़ी सहायता से भी उबार प 
जाता है। | क कु ईक भिः डड इ क 


CC-O. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


२२० माध्यमिक व्याकरण एवं रचना 


८५. डूबा वंश कबीर का, उपजा पूत कमाल--महान्‌ कुल में तुच्छ व्यक्ति का 
जन्म । 
. तुम डाल-डाल, मैं पातःपात, या नहुले पर दहला- चालबाज को अधिक 


चालबाजी स मात करना । 


८७. तीन लोक से मथुरा न्यारी--विचित्र तरीका । 
-८८. थोथा चना, बाजे घना--गुणहीन में आडम्बर बढ़ जाता है । 
८९. तीन कनौजिय।, तेरह चूल्हा--झूठा घमण्ड, ढकोसला, मतभेद । 
-९०. तीन में, न॑ तेरह में--सर्वथा उपेक्षित । 
९१. दस को लाठी, एक का बोझ- अनेक व्यक्तियों के सहयोग से सुकरता । 
९२. दमड़ी वी हुंड्या गई, कुत्ते की जात पहचानी गई” थोड़ ही घाटे म बेईमानी 
का पता चल गया । 
९३. दूध का जला मठ्ठा भी फू क कर पीता हे-धोखा खाया व्यक्ति अतिसावधान 
हो जाता है । 
९४. दूर का ढोल सुहावन--दुर से साधारण वस्तु भी विशिष्ट दिखती है । 
९५, दाल भात म मूसलचन्द--बिना बुलाए बीच मं-दखल देना । 
"९६. देशी मुर्गी विलायती वोल--बे-मेल काम । 
९७. दीवार के भी कान होते हैं-गोपनीय बात बहुत धीमी आवाज में करनी 
चाहिये । 
९८. दुविधा मे दोनों गये, माया मिली न राम- एक ही ओर दृढ़ रहना चाहिए। 
९९. घावी का कुत्ता, न घर का, न घाट का--उठल्लू आदमी कहीं का नहीं होता । 
“१००. न रहेगा बाँस, न बजगी बांसुरी--कलह की जड़ को हटा देना । 
१०१. नौ की लकड़ी, नब्ग्रे खच--लाभ कम, व्यय अधिक । 
१०२. नौ नगद, न तेरह उधार--संभावित अधिक से हाथ में आ रहा कम ही 
अच्छा । 
न नौ मन तेल होगा, न राधा नाचेगी--काम न करने का मन हो तो शर्त 


बढ़ा देना । 
"१०४. नक्कारखाने में तूती की आवाज--अधिक महत्त्व के प्रसंग में कम महत्त्व की 
बात अनसुनी कर दी जाती है । 


ba नेकी और पृछठ-३ ६ छ---किसी को कुछ देने में पूछना क्या ? 
CC-O. Dr. Ramdev Tripathi Collection at 5॥1॥(05105). Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


१०३. 


मुहावरे एवं लोकोक्तियां २२९ 


१०६. नाचे न जाने, आँगन टेढ--काम न जानने पर साधन को अनुपयुक्तता का 
बहाना बनान[। 

१०७. नीम हकीम, खतरे जान--अयोग्य व्यक्ति से लाभ के स्थान में हानि का 

भय रहता है । 

१०८. नाम बड़े, दरशन थोड़े--प्रचार अधिक, गुण कम । 

१०९. न ऊधो का लेता, न माधो का देत--लटपट नहीं रखना । 

११०. प्रथ्मे ग्रासे मक्षिकापातः -आरम्भ में ही विघ्न हो जाना । 

१११. पहले भीतर, तब देवता पीतर-भूखे भजन न होहि गोपाला । 

११२. पढ़े फारसी, बेचे तेल-दुर्भाग्य के कारण योग्यता के अनुसार काम न 
मिला । 

११३. पीर, बाबर्ची, भिश्ती, खर-एक ही आदमी का छोट-बड़े सभी काम करना ॥ 


११४. बन्दर क्या जाने अदरख का स्वाद-मूर्ख गुण का आदर नहीं करता । 


११५. बहुत जोगी, मठ उजाड़--अधिक अधिकारियों से काम नष्ट हो जाता है। 

११६. बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह-सब एक-दूसरे से 
बढ़कर । 

११७. बिल्ली के भाग से छींका टूटा--संयोग से काम बनना । 

११८. बेकार से बेगार भला-निकम्मा रहने से कुछ भी करना अच्छा है। 

११९. बेल न कदे, कूदे तंगी (या लड पठान, कूदे जुलाहा) मालिक से अधिकः 
सहायक ही रोब दिखाता है । 

१२०. भागते भूत की लंगोटी भली--परवेनाश से बचा हुआ धन भी ले लेता चाहिए ॥ 

१२१. भेस के आगे बीत बजाये, भेस बैठी पगुराये—पूखे के आगे गुण की चर्चा 
व्यथ है । 

१२२. मियाँ की दौड मस्जिद तेत्र-विशेष तक सीमित रहना । 

१२३. मुह में राम बगल में छुरी या हाथ सुमिरनी बगल कतरनी या बिष रस 
भरा कनक घट जैसे -ऊपर से हित, भीतर से शत्रु । 

१२४. मान न मान, मैं तेरा मेहमान--जब रदस्ती किमी पर कोई बोझ डालना । 

१२५. मुहृई सुस्त, गवाह चस्त--जिसका काम है, वही शिथिल हे, दूसरा उसके: 
लिए परेशान है । 

१२६. मत चंगा तो कठोती में गंगा मन पवित्र है, तो तीर्थं भ्रमण को आवश्यकत 
नहीं । 

१२७. मानो तो देव, नहीं तो पत्थर--विश्वास से लाभ होता है । 


CC-O. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


२२२ माध्यमिक व्याकरण एवं रचनाः 


१२८. मंगनी के बेल के दाँत नहीं गिने जति--प्रुफ्त में मिली किसी वस्तु का गुण- 
दोष नहीं देखते । 

१२९. मरता क्या न करता--निराश व्यक्ति कुछ भी कर सकता है । 

१३०. रोग का घर खाँसी, झगड़े का घर हांती अधिक दिल्लगी खतरनाक है, । 

१३१. रस्सी जल गई, ऐंठन नहीं छूटी-सब धत जाने पर भी घमड नहीं गया । 

१३२. रुपया परखे बॉर-वार, आदमी परखे एक बार--मनुष्यता को परीक्षा एक 
बार में हो जाती है । 

१३३. राम नाम जपता, पराया माल अपना--ऊपर से त्याग, भीतर गलत पेसा 
बटोरना । 

२३४. लशकर में ऊंट वदनाम--दोषी समाज में एक की अधिक बदनामी । 

१३५. लिखे ईसा, पढ़े मसा, या लिखे अल्ल!, पढ़े खुद(--बुरी लिखावट । 

१३६. लातों के भूत बातों से नहीं मानते--दुट दणड से ही शान्त होते हैं । 

१३७. लेता-देना साढ़े बाईस--्यथ का मोल-तोल करना । 

१३८. लूट में चरखा नफा--मुफ्त में जो हाथ लग जाय, वही लाभ है । 

१३९. सब धन बाईस पस्तेरी--अच्छा-बु रा सबको एक समझता । 

१४०. साँप मरे, नलाठी टूटे-ब्रिता कित्ती के नुकधात के काम हो जाये । 

१४१. सत्तर चूहे खाकर बिल्ली चली हज को -जीवत भर पाप कर अन्त में 
धर्मात्मा बनने का ढोंग । 

१४२. सौ संयाने एक मत सभी वृद्धिमान एक ही ढंग से सोचते हें । 

१४३. सौ सोनोर की, एक लोहार की_-प्रलवान सभी कसर एक ही बार में 
निकाल लेता है । 

१४४. सीधे का मुह कुत्ता चाटे --अधिक सीवापन से पराजय होती है। 

१४५. सीधी उंगली (से) घी नहीं निकवत1-- [बिक सीवापन से काम नहीं चतत। । 

१४६. होनहार बिरवान के होत चीकने पात--महानता की झाँक्री बचपन में ही 
मिल जाती है। 

१४७. हाथ कंगन को आरसी क्या--सामने की बात के लिए प्रमाण क्या ढ॑ ढ़ता ? 

१४८. हाथी के दांत खाने के और, दिखाते के और--भी त र-बहर अन्तर रखना । 

१४९. हाथी चले बजार, कुत्ता भू के हजार--क्राम करने वाले महान्‌ छोटों की 
चिन्ता नहीं करते । 

१५०. हसुए के ब्याह में खुरपे का गीत--बे मौके की बात । 


CC-O. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


० 


मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ २२३ 


अभ्यास 
१. म्नलिखित कहावतों के अर्थो में से शुद्ध को चिह्नित करें-- 


{क) दूध के दाँत नहीं टूटना--मजबूत दाँत होना, किसी से झगड़ा नहीं करना, 

कम अनुभव होना, पर्याप्त दूध मिलना । 

(ख) मरने की फुरसत न होना--बहुत दिन जीना, बहुत कार्यों में लगा रहना 

नीरोग रहना, मरने से डरना । 

(ग) रास्ता देखना--रास्ते को पहचानना, घर में बैठ कर रास्ते में लोगों को 
देखते रहना, प्रतीक्षा करना, रास्ते पर गिरी कोई वस्तु 
ढ्‌ ढ़ना । 

(घ) निन्नानवे का फे (--कृष्ट उठाकर भी संचय करते जाना, निन्नानवे रुपयों 
से अधिक नहीं जोड़ पाना, निन्तानवे का पहाड़ा नहीं 
जानना, निन्तानवे बार हार जाना । 

(ड.) बाँछें खिलना--मूछे आना, बहुत प्रसन्न होना, वांछित पदार्थ मिलना, एक 

फ़त का खिलना । 

(च) मियाँ की दौड़ मस्जिद तक--मियाँ लोग ही मस्जिद तक जाते हैं, हर 
आदमी की पहुंच की एक सीमा होती है, मियाँ 
लोग मस्जिद तक दौड़कर जाते है, मस्जिद में 
मियां लोग दोडते रहते हैं । ` 


२. अधोनिदिष्ट मुहावरों के अर्थ लिखें :-- 


(१) आदमी बनता (या बनाना) । (२) आपे में न रहना या होता । 

(३) आसमान पर थूकना । (४) आसमान टूटता । 

(५) सुरखाब के पर लगना। (६) सिट्टी-पिट्टी गुम होना । 

(७) सुहाग लुटना । (८) सब्ज-बाग दिखना । 

(९) लहू का धूट पीना । (१०) मूछों पर ताव देना । 
(११) माथा-पच्ची करना । (१२) मुंह से लार टपकना । 
(१३) बाजार गर्म होना । (१४) बम बोलना । 


(१५) पौ-बारह होना । 


CC-O. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


अध्प्राप :१४ 


वाक्य विचार 


वाक्य का शब्दार्थ है वाच्य, कहने योग्य । यह वर्णात्मक भाषा की अपने 
भाप में प्री सव से छोटी साथक इकाई हे । वाक्य से छोटी इकाई को हम न सोच 
सकते हैं न बोल सकते हैं, न ग्रहण कर सकते हैं । इस प्रकार, वाक्य उस पदसमूह 
(या पद) को कहते हैं, जिससे किसी संज्ञा या सर्वनाम की कोई क्रिया या गुण 
सूचित होता है। 'खाऊगा से मै' का आक्षेप हो जाता है, भोर 'मोहन' से 'जाएगा” 
का । उद्देश्य विधेय का संयोग साथक हो, इसके लिए तीन बातों की अपेक्षा है-- 

१. आकाइ क्षा--किसी वाक्य के एक या अनेक पदों को सुनने के बाद 
उससे निकले अपूर्ण अर्थ की पूर्णता के लिये आवश्यक किसी एक या अनेक पदों की 
अपेक्षा ही भाकाङ क्रा है, जेते -'तुम' कहने पर एक भाकाङक्षा होती है, जिसे 
“पढो' पूरा कर देता है; 'तुम पढ़ने' कहने पर उठी आकांक्षा को 'जाओ' शान्त 
करता है, 'तुम पढ्ने जा रहे! की आकांक्षाको (हो, 'तुम कहाँ पढ़ने” की आकांक्षा 
को जा रहे हो'। इसकी पूर्ति नहीं होने पर वाक्य का पूरा अथ ही नहीं लगता । 


२. आसत्ति--वाक्य में प्रत्येक पद की अपने संबंधित पद से यथासम्भव 
कालकृत तथा स्थानकृत अव्यवहित भासन्नता, निकटता ही आसत्ति कहलाती है। तुम 
कहाँ पढ़ने कहने के बाद यदि अधिक देर के बाद 'जा रहे हो” कहा भी जाय, तब 
भी पूर्ण अथ को प्रतीति नहीं होगी, क्योंकि इस पद-समूड की एकतानता नष्ट हो 
जती है। अथवा 'तुम रहे जा कहाँ हो पढ़ने' कहा जाय तब भी अथ प्रतीति में 
बाधा होगी । इसीलिये असमर्थ कवियों की कविता अन्वय की दुरूह ता से क्लिष्ट हो 
जाती है । पदों का क्रम भी ठीक रहना आवश्यक है । क | 


| २. योग्यता - आकांक्षा और आसत्ति हो, पर वाक्य से निकला अथे ही 
संगत न हो तब भी वह, वाक्य साथक नहीं माना जाता । इसी लिये पागलो की 
बात का कोई अर्थ नहीं होता । यदि कहीं लिखा है प्रतिदिन आग खाया क रो! तो 
स्पष्ट ही वाचक समझ लेता हे कि यह मुद्रणाशुद्धि है, भला आग कोई कैसे खाएगा ? 
यह अवश्य आम 'का आग' छप गय, है। और वह किसी प्रमाण की प्रतीक्षा रि ये 
बिना 'आग' को आम' बना लेता हैं । पल 


अत: इन तीनों से युक्त वाक्य बोलना-लिखना चा हिये । 


CC-O. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


वाक्य विचार २२५ 


वाक्य रच्न 

व्याकरण का मूख्य ध्येय वाक्य को शुद्ध रचना सिखाना ही है। इसके लिये 
निम्नलिखित बातों का ज्ञान आवश्यक है । 

(अ) अर्थ की दृष्टि से वाक्य के पाँच भेद होते हैं :-- 

१. वर्णनात्मक--इसे साधारण या निश्चयात्मक भी कहा जा सकता है; 
जेसे-(क) विध्यात्मक--तुम सच कहते हो, (ख) निर्षेशात्मक-तुम सच नहीं कहते । 

२, प्रश्‍नबोधक--क्या तुम सच कहते हो? 

३, इच्छादिवोधक--तुम सच कहो, भगवान्‌ करे तुम सच बोलो । 

४, संदेहादिवोधक--हो सकता है, संभव है, तुम सच कहते हो, तुम सच ही 
वहते होगे; यदि तुम सच कहते; यदि तुम ने सच कहा होता । 

५. विस्मयादिवोधक--हाय ! तुम ने सच कहा था ! शावाश, तुम ने 
सच कह दिया ! 

` कुछ लोग इनके अतिरिक्त तीन भौर भेद मानते हैं। आज्ञाबोधक, संकेत- 

बोधक तथा निषंधबोधक । इनमें आज्ञाबोधक का इच्छादिबोधक में तथा संकेत- 
बोधक क संदेहादिवोधक में अन्तर्भाव हो जाता है। बल्कि ये चारों एक ही श्रणी 
में रखे ज सकते हैं। निषधात्मक तो उपयुक्‍त सारे वाक्य बनाए ज। सकते हैं । 
ऊपर के सारे उदाहरण विध्यात्मक हैं । 

(आ) क्रिया में वाच्यता तथा प्रधानता की दृष्टि से डह्‌ प्रकार के वाक्य हो 
सकते हैं, यह पहले भी कहा जा चुका है :-- 

१. कत्त प्रधान कत्त वाच्य--मोहन दवा नहीं पीता था । 

२. कमंप्रधान कत्त वाच्य--मोहन ने दवा नहीं पी । 

३, भावप्रधान कत्त वाच्य--मोहन ते दवा को छुआ तक नहीं । 

४, कमंप्रधाभ कर्मवाच्य --आलमारी में कोई दवा नहीं पाई गई । 

५. भावप्रधान कमेवाच्य--मोहन को डाक्टर के पास पहुंचाया गया । 

६. भावप्रधान भाववाच्य--मोहन से आज बेठा भी नहीं जा रहा है । 


अ 


119 


उद्देश्य-विधेय 
जसे प्रत्येक शब्द में दो खण्ड होते हैं, प्रकृति और प्रत्यय, बसे ही प्रत्येक 
वाक्य में भो दो खण्ड होते हैं, उद्दश्य और विधेय । जिसके बारे में कुछ कहा जाता 
है, उसे उद्देश्य कहते हैं, और उसके बारे में जो कुछ विधान किया जाता है, उसे 
विधेय । उद्देश्य धमी' रहता है, विधेय उसंका धमं, जेप्ते--'पंजय. खेलता हे' में 


CC-O. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


२२६ माध्यमिक व्याकरण एवं रचना 


'संजय' उद्देश्य है, 'खेलता है' ( 'खेलना' क्रिया) विधेय । वाक्य में प्रायः प्रथमान्त ही 
उद्दश्य रहता है, चाहे वह संज्ञा, सवनाम, विशेषण, क्रियार्थक संज्ञा, वाक्यांश अथवा 
पूरा एक वाक्य ही क्यो न हो; जैसे :-- 
संज्ञा--संजय खेलता है । 
सवनाम--वह सेलता है । 
विशेषण-पगला किधर गया ? 
क्रियार्थक संज्ञा-तेरना अच्छा व्यायाम है । 
वाक्याँश--निश्चेष्ट होकर बैठ रहना सबसे बडा अधमं है । 
वाक्य--मालूम नहीं, वह कहाँ चला गया । 
उद्देश्य के विस्तार निम्नलिखित हो सकते हैं :-- 
साधारण विशेष ग--अच्छे लडके सूर्योदय से पहले जाग जाते हैं । 
सावेतामिक विशेषण--ये लड़के कहाँ से आये हैं । 
षष्ठ्यन्त विशेषण--तुम्हारे लडके बडे सुशील हें । 
संज्ञात्मक विशेषण-- हिमालय पहाड़ हमारा प्रहरी है । 
समानाधिकरण विशेषण रामचन्द्र के पिता दशरथ भव बढे हो चुके थे । 
भूतकालिक कृदन्त--बीता समय वापस नहीं भाता । | 
वर्तमानका लिक कृदन्त--रोता बालक किधर गया ? 
वाक्य़ांशात्मक विशेषण--हाथ में शिताब-क्रापियाँ लेकर इधर 
भा रहा लडका किसका है? दिली से संदेश लेकर 
आया आदमो कहाँ है ? 
(Oper पय 
हता है । कर्म प्रधान तथा न [ हे से MS ककी 
नहीं रहती, वहाँ कर्म उद्देश्य होता है; जैपे--उस र में ७ हे डर हर कं 
मोहन को बुलाया जाय । यह कमं र उह a ठ he 
हृ श्य भी संज्ञा, सवनाम, विशेषण आदि 
अनेक रूपों में आ सकता है । 


विधेय 
Rd सदा कोई-प-कोई क्रिया ही रहती है, प्रत्यक्ष या परोक्ष; जेसे--सं य 
खेडता है' में 'सेलता है” विधेय है। कौन है ?;......'मे” में ह” विधेय छिपा है । 


निम्नलिखित शब्द विधे कह । 
ति. | [ब्द विधय के पुरक कहलाते हैं, जिनके बिना विधान पूण, 
पर्छा शेषण--मोहन सुम्दर है 


२. सज्ञा--गंगा नदी है । चंपारन जिड़ा है [ 
CC-O. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized By ildhanta eGangotri Gyaan Kosha 


खाकय विचार २२१७ 


३, षष्ठयन्त--पुस्तक मेरी है । 
४. क्रिया विशेषण--भ्रष्टमी आज हे । चन्दन यहाँ है । 
विधेय का विस्तार निम्नलिखित प्रकार के शब्दों से होता है :-- 
१. प्रधान कर्त्ता या कम से भिन्न किसी एकाकी अथवा सविशेषण पद से :- 
(क) करण--श्याम रात को गाड़ी से घर गया । 
(ख) संप्रदान--श्याम ने छोटे बच्चों को मिठाइयाँ दीं । 
(ग) अपादान--अषने घर से कब आये ! 
(च) अधिकरण--अब इस घर में ही रहो । 
{ङ) संवंधसू चक अव्यय से युक्तं पद-वह माँ के साथ पेड़ तले 
बेठा था। 
(च) अप्रधान, (कत्त वाच्य क्रिया का) कमे--तुम राम को जानते 
हो, कहानी कहते हो । 
(छ) कर्मपूरक--तुम छोटे भाई को ही मालिक बना दो । 
ज) क्रिया विशेषण--वह तेज दौड़ता है, अच्छा गाता है । 
(भः) क्रिया बिशेषणवतू प्रयुक्त प द- 

(अ) विशेषण --वह उदास बेठा था । 

(आ) संज्ञा--वह खाक समझेगा । 

(इ) पूर्वकालिक क्रिया--वह देख कर गया है। 

(ई) निमित्तवाचक--सोहन खाने गया ह । 

२. क्रिया विशेषणवत्‌ प्रयुक्त वाक्यांश :-- 

(अ) संज्ञा--वहू पाँच दष सात महीने सतरह दिन यूरोफ 

में रहा । 

(आ) वर्तमानकालिक कृदन्त वह पटना से दिल्लो बोड़ते- 
दौड़ते हेरान हो गयी । फलतः घर 
पहुंचते हो बीमार पड़ गई । 

(इ) भूतकालिक कृदन्त--वह गोद में बच्चा लिये भागी जा 
रही थी । 
३. क्रिया विशेषणवत्‌ प्रयुक्त ल 4140 गये (या वीते) क्यों 


अन्वय, अधिकार तथा क्रम 
अन्वय का शब्दार्थं हे अनुगमन । इसी को मेल भी कहते हें । इसमें यह्‌ 
बताया जाता हे कि वाक्य के सभी पद किस प्रकार परस्पर अन्वित अर्थात्‌ संत्रद्ध 
रहते हैं । वैसे तो वाक्य के सभी पद साक्षात्‌ या परपरया समापिका क्रिया से अन्वि 


CC-O. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


.२२८ माध्यमिक व्याकरण एवं रचना 


रहते ही हैं, पर विशेषतः कोई एक पद किसी दुसरे एक ही पद का साक्षात्‌ अनुगमन 
या अनुसरण करता है। यदि एक पद दूसरे पद के अनुसार चल रहा हे, तो कहा 
जाता है कि दूसरे का पहले पर अधिकार हे, पहला दूसरे से शासित, नियन्त्रित 
हो रहा है। परस्पर अन्विते पदों का क्रम भी वसा ही रखा जाता है कि उनके 
अन्वय तथा नियन्त्रण में कम-से-कम कठिनाई हो । यह भाषा-भेद से भिन्न 
होता है । 


३ अन्वय 


(१) क्रिया वाक्य के किसी भौर कारक का नहीं, केवल प्रथमान्त अर्थात 
प्रधान कर्ता या कमं का अनुसरण करती है, अन्यथा स्वतन्त्र होकर सदा अन्य पुरूष, 
पुलिंग, एकवचन रहती है। इस प्रकार कत्त प्रधान कत्त वाच्य की क्रिया 
कर्ता के, एवं कमे प्रधान कृत्त्‌ वाच्य या कमंप्रधान कर्मवाच्य की क्रिया कर्म केः 
लिग, वचन, पुरुष का अनुसरण करती है और भावप्रधान कत्त, वाच्य, भावप्रधानः 
केमवाच्य तथा भावप्रधान भाववाच्य को किया सदा अन्यपुरुष, पुलिंग, 
रहती है; जेसे--(क) में जब किसी शेरनी को देखता ह?) 

(ख) मैंने इधर कोई शेरनी नहीं देखो । 

(ग) मैंने किसी शेरनी को नहीं देखा । 

(घ) इधर कोई शेरनी नहीं देखी गई है। 

(ङ) इधर किसी शेरनी को नहीं देखा गया है। 

(च) अब यहाँ नहीं रहा जाता है । | 

(२) जब प्रधान कर्ता या कर्म एक रहता है तब क्रिया साधारणत: एकवचन 

रहती है, पर यदि एक होने पर भी वह व्यक्ति आदरणीय रहता है, तब वह 
बहुवचन हो जाती है; जैसे--मोहन कब णाएंगे ? ज्योतिषी जी बुलाये गये हैं । 

(३) कुछ ऐसे शब्द हैं जो सदा बहुवचन रहते 


ते हें । अतः उनकी क्रिया भी 
बहुवचनं ही रहती है; जेसे--उसके तो होश उड़ गये। मुन्ना के तो प्राण सख गये । 


(४) संग्रहाथक योजक ('भौर”, 'तथा”, एवं , व) से जुड़े एक लिग-पुरुष 
के अनेक प्रधान कर्ता या कमं के साथ आई क्रिया उसी लिंग-पुरुष में बहुवचन 


रहती है; ज॑से--राम और श्याम पढ रहे हैं र 
(2 न गढ रह है, पथा में भेजे जाएँ 
गीता सितार बजा रही हैं, परीक्षा पें भेजी जाएंगी । एएंगे। सीता तथा 


र (५ र न में यदि एक से अधिक प्रथमान्त हैं तो क्रिया साधारणत: बहु- 
| मीन ` i सेयदि एक भी पु लिंग है तो पु लिंग रहती है। परन्तु क्रिया पर 
` इुरवत। कर्ता की तुलना में अव्यवहित पूर्ववर्ती कर्ता का अधिक प्रभाव पड जाता है, 


एकवचन 


CC-O. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


वाक्य विचार 
२२६ 


अतः इस नियम का उल्लंघन नहीं हो, इस दृष्टि से दोनों नियमो के समन्वय के लिये 
यही ठीक होता हे कि पुलिंग तथा बहुवचन कर्त्ता ही क्रिया से अव्यत हित पूर्वे में 
रखा जाय; जसे--तुम्हारी बकरियाँ, उसकी घोड़ी और मेरा बैल उस खेत में चरता 
है और उडा घोड़ी मेरा वेल तथा तुम्हारी बकरियाँ उस खेत में चरती है' से अधिक 
उपयुक्त ट- ठुम्हारी बकरियाँ उसकी घोड़ी और मेरा बैल उस खेत में चरत ॐ 

(६) इसी प्रकार यदि एक से अधिक पुरुष के अनेक क 
क्रिया उत्तमपुरुष का, उस र में मध dads, 

अ [क्य का, उ सके अभाव में मध्यमपुरुष का अनुसरण करती है । 
ऐसी स्थिति में बह पुलिंग वहुवचन होने की जगह ऐच्छिक रुप से यथास्थान 
उत्तमपुरुष अथवा मध्यमपुरुप के कर्ता के एकवचन तया स्त्रीलिगका भी अनुसरण 
करती है। यहाँ भी उसी कर्ताको क्रिया के अव्यवहित पूर्वं रखना ठीक होता 
है, जिसका क्रिया पर अधिकार चल रहा है; जैसे--शारदा तुम और मैं चलेंगे या 
चल गा (चलू गी या चलेगी) । उपयुक्त त्रिविध कर्त्ताओं के बाद 'सब' और द्विविध 
कत्ताओं के बाद दोनों! कह कर 'चलेंगे' कहना ज्यादा ठीक रहता है । 

(७) जव अनेक प्रथमान्त विकल्पार्थक योजक से जुडते हैं, तो क्रिया अन्तिम 
श्रथमान्त के लिंग-वचन-पुरुष का अनुसरण करती है; जसे--वहाँ तीन बच्चे या एक 
जवान जाएगा, सुशील अथवा सुनीता जाएगी । 


(=) जव प्रथमाऱ्त भनेक पदार्थ रहते हैं, पर उन सों के मिलने से कोई 
९4 gk > i 
क वस्तु भी बनती है, तव क्रिया एकवचन तथा अन्तिम प्रथमान्त के लिग में भी 

क सै" ज्‌ ये जि पे i 
रह स ती है; जेसे--वहाँ दही, चूडा, पूडी, चीनी (भोजन) मिलती है, मेरे पास 
लाटा, थाली और ग्लास बर्तन, रहता है। इसे पूरा करने में चार बरस तीन 
मास (का समय) लगा है (या लगे हे) । ऐसे प्रथमान्त प्रायः द्रव्यवाचक, सम ह- 
वाचक अथवा भाववाचक संज्ञा शब्द रहते हैं । 

(8) जव प्रत्येक प्रथमान्त एकवचन के साथ 'एक' विशेषण लगा रहता है, 
तब क्रिया एकवचन तथा अन्तिम प्रथमान्त के लिंग की होती है; जेसे--वहाँ एक 
अध्यापक, एक छात्र तथा एक छात्रा आई । 

(१०) बहुत वार एक' के प्रत्यक्ष प्रयोग के बिना भी अमानव प्रथमास्त 
के साथ ऐसा होता है, जेसे--बैल और गाय अभी-अभी पहु'ची है, बेल और घोड़ा 
अभी पहुंचा है (या पहुँचे हैँ) । 

(११) अन्तिम प्रथमान्त यदि किसी आकारान्त विशेषण से विशेषित रहता 
हैं, तो परवती' क्रिया उसीका अनुसरण करती है; जैसे--राजधानी में राजा और 
उनका मन्त्री रहता है; साथ में माँ, पर्ती और छोड़ा लड़का आया है । 


CC-O. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


माध्यमिक व्याकरण एव रचनाः 
२३० , | 
(१२) जहाँ भिन्न लिग वाले अथवा केवल क a व | 
रहते हैं, वहाँ क्रिया पुलिंग बहुवचन रहती है; जेसे - त ह ह ता 
बाहर गये है, माता पिता या पिता माता भय साथ ही ग ट्‌ हा हा ती 
[या हरिण] एक घाट पानी पीते हैं। वैल और गाय [या भस सत 
जोत दिये जात हैं । व 5 हि. हु 
(१३) जब प्रथमान्तों के लिंग ही नहीं, वचन भी ke र ती ह 
अन्तिम प्रथमान्त के लिगं का भी अनुसरण करती है, विशेषतः जब अ त 
प्रथमान्त सविशेषण रहने से अधिक सबल हो जाता हैं; aR १ क और 
गौएँ वहाँ (रहते हैं या) रहती हैं। छह बल और इ वहाँ क जाती हैं । 
भाश्रम तो बहुत छोटा है, इसमें इतने छात्र और छात्राएं कहाँ रहते हैं या रहती हैं) । 
(१४) ऐसी जगह यदि सबका संग्राहक कोई एक शब्द था जाये तो प 
होती है, क्रिया उसी का भनुसरण करती है; जैसे--दिल्ली के हजारों मद तथा 
औरतें सब कतल कर दिये गये । 
(१५) क्रिया सामान्यतः मुख्य प्रथमान्त (कर्ता या कर्म) का अनुतरण 
करती है, उसके प्रक विधेय का नहीं, क्योंकि वह तो क्रिया का नेता नहीं रह्‌ 
जाता, अंग बन जाता है; जेसे--इधर कई औरतें मर्द बन गई और कई मर्द रते 
घन गये हैं। अजुन बृहन्तला हो गय थे । उनकी सहानुभूति ही मेरा सहारा थी, 
समझी जाती थी । अधिक लडके पारिवारिक कलह का बीज बन जाते हैं । वच्चे 
घर की शोभा माने जात हैं। 


(१६) पर जहाँ मुख्य कर्ता या कर्म भाववाचक संज्ञा है, वहाँ पूरक विधेय ह 
क्रिया का नेता बन जाता है; जैसे-वहाँ जाना मूर्खता होगी, यह समझना भूल होगी । 

(१७) जहाँ पुरक विधेय मध्यम अथवा उत्तम पुरुष है वहाँ भी पूरक की 
ही प्रधानता हो! जाती हुँ; जैसे--उनकी एक मात्र आशा तुम हो, मैं हू । 


(१८) जहाँ किसी कोरण विधेय पद प्रबल हो जाता है वहाँ विधेय ही 
क्रिया का नियन्त्रण करता है; जैसे--उनकी पूरी खुराक मेरा एक निबाला होता हैं, 
मेरा एक निबाला उनकी प्री खुराक होती है हृदय भी ईश्वर ने क्या वस्तु बताई 
है । इनमें सबल विशेषण के योग के कारण विधेय ही प्रबल वन गया हे । 


१. तथ्य यह है कि यहाँ भी 'तुम' और 'मैं' पुरक विधेय नहीं, ये ही मुख्य कर्ता 
हैं, पूरक विधेय 'आशा' हे । बलाघात के कारण उसका पूवं प्रयोग मात्र हो 
CC-O. Dr. Ramat हि सी ऐर ba, Rigitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


बाषय विचार २३१ 

(१९) किन्तु प्रथमान्तता का त्याग करते ही मुख्य उद्देश्य की भी प्रधानता 
छिन जाती है, क्रिया सदा पुलिंग एकवचन हो जाती हे; जसे --तम राजा बनाये 
जाओगे । मैं राजा बनाया जाऊँगा, सीता सती मानी गई, पर तुम को राजा बताया 
जायगा । मुझको राजा बनाया जायेगा, सीता को सती माना गया । 


प्रातिपदिको का परस्पर अन्वय 
संज्ञा ओर सर्वनाम--- 


सवनाम मे लिंगभेद से रूपान्तर तो नहीं होत”, पर वह जिस संज्ञा के लिये 
प्रयुक्त होता हे, उसके वचन तथा लिंग से ही अन्वित तथा नियन्त्रित होता है। 
केवल उसकी विभवित का नियन्त्रण आसन्न क्रिया अथवा प्रातिपदिकान्तर से होता 
है । यह भी आदर में एकवचन की जगह बहुवचन हो जाता है; जैसे--सोहन कहाँ 
गया है? बह कव आएगा ? उसको ढूँढ़ो । उसके पिता जी आए हैं । सरिता कहाँ 
गई है? वह कब आएगी, लड़के कहाँ गये ? वे कब आएँगे ? लड़कियाँ कहाँ गई हैं, 
घे कब आएँगी ? पिता जी कहाँ गए हैं, बे कब आएंगे? उन्हें में कब से ढू ढ 
रहा हे । 
विशेष्य और विशेषण 


(१) विशेषण सदा विशेष्य के लिंग, वचन, विभक्ति में रहता है) जैसे-- 
अच्छा तथा बुद्धिमान्‌ लडका सवंत्र आदर पाता है । जो लड़का अच्छा तथा बुद्धि 
मान्‌ है वह सर्वत्र आदर पाता है । पुरेश का लडका भला तथा बुद्धिमान्‌ दिखता 
है। सुरेश के लड़के भले तथा बुद्धिमान्‌ दिखते हैं। भलो तथा बुद्धिमतो लडको 
घर की लक्ष्मी बन जाती है । लडकी सुन्ररी ओर भली मिल जाय तो एक पसा 
दहेज नहीं लू । सुरेश के लडके पर हर आदमी भरोसा करता है । लडकी सुरेश को 
लगती है । लड़के सुरेश के लगते हैं। भले लड़के को हर आदमी प्यार करता हे | 
भले घरों में अंग्रेजी का व्यवहार बढ़ता जो रहा है। 

उद के विशेषण प्रायः इसके अपवाद रहते हैं, वें यथावस्थ बने रह जात 
हैं; जैसे--यहाँ उम्दा तथा ताजा स-तरे बिकते हैं”, 'सन्तर ताजा और उम्दा हैं , 
खानदानी घर में पदा लड़के को तहजीब सिखाना सरल है। 'पर ताजे भौर उम्दे 
सन्तर खाने चाहिए भी प्रयोग होता है ।' 

(२) यदि विशेष्य में 'को' विभक्ति जुटी हो और विशेषण विधेय की भांति 
प्रयुक्त हो रहा हो, तो वह विशेष्य के वचन का अनुगमन नहीं कर सदा एकवचन में 
बना रहता है; जेसे--उन बच्चों को छोटा मत समझो । लिंग वा अनुसरण भी वह 
ऐच्छिक रूप से ही करता है; जैसे-उन लड़कियों को छोटा (या डोटी) मत समझो । 


CC-O. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


माध्यमिक व्याकरण एवं रचना 
२३२ 


(३) यदि एक विशेषण के कई विशेष्य हों, तो वह निकटवती' विशेष्य ह 
अनुसरण करता हे; जैसे- सुरेन्द्र की माँ और [उस का] छोटा भाई थाया हे | 
सुरेन्द्र का परिवार और [उसके] मित्र आए हैँ। 

विशेष्य के लिग-त्रचन का अनुसरण करने पर भी साधारणत: आकारान्त- 
भिन्न विज्येषणों में रूपान्तर नहीं होता; जसे--चतुर लड़का या लडके, या लडकी 
या लडवियाँ । सुन्दर लडका, सुन्दर लडके, सुन्दर (या सुन्दरी) लड्कियाँ, बुद्धिमान्‌ 
लडका या लड़के, पर बुद्धिमती लड़कियाँ । Rr क 

इसप्रकार वाक्य में प्रत्येक पद का पदान्तर से अन्वय तथा इस अन्वय के 
कारण उन में से एक का दूसरे पर अधिकार होता है । 


क्रम 

इस अन्वय की सुविधा के लिए उनका परस्पर निकट रहना आवश्यक हो 
जाता है। इस प्रकार किसी भी वाक्य के पदों में एक शिष्ट-स्वीकृत क्रम होता है । 

हिन्दी के वाक्यो में पदों का साधारण क्रम यर है : 

(१) कर्ता सबसे पहले, क्रिया सब से अन्त गें और कर्म अथवा पूरक क्रिया के 
पूं आता है; जसे-राज्श ने उदय को पढ़ाया है । उदय प्रतिभाशाली छात्र लगता है। 

(२) शेष कारक साधारणतः कत्तां और कर्म के वीच में रहते हैं पर वे कर्ता 
के पूवं भी आ सकते हैं; जेसे- तुमने अपने कान से यह वात सुनी है? मैं तो बच्चों 
को दूध दे रहा था। लड़के विद्यालय से छात्रावास कब पहुँच गये ? 

(३) सभी विशेषण अर्थात्‌ व्यावतंक चाहे वे प्रातिपदिक के हों या क्रिया के, 
अपने विश्य अर्थात्‌ व्यावत्यं के पूर्वं रहते हैं; ज॑से-- अच्छा लडका, राम के लड़के, 
अपना काम, अच्छा गाता है, तेज दोडता है । 

(४) स्थान वाचक तथा काल-वाचक अव्यय प्रायः वाक्य के आरम्भ में 
रहत हैं; जसे - वहाँ बहुत से लड़के खड़े हैं। आज भवदय कोई उत्सव है । 

(५) निषधाथेक (अव्यय) निषेध्य क्रिया के अब्यवहित पूर्वं आते हैं, जसे -- 
मोहून ने रोटी नहीं खाई, तुम लोग मसाला मत खाओ; परन्तु संज्ञा सर्वनाम, विशेषण 
के अनन्तर, राम नहीं, श्याम जाएगा । 

(६) संबोधन तथा विष्मयादिबोधक पद प्राय: वाक्य के आरम्भ में आते 
हैं, पर वे कभी-कभी अन्त में भी प्रयुक्त होते है, भगवन्‌, कहाँ हो? कहाँ हो 
भगवन्‌ ? शाबाश । बहुत अच्छा किया । बहुत अच्छा किया, शाबाश । 

हे (७) र्त अथवा निषेध के कारण हिन्दी वावयों के पद-क्रम में कोई अन्तर 
"ह पड़ता; जसे- तुम दुध पियोगे, तुम दुध पियोगे ? तुम दध नहीं पियोगे, मत पीना । 


CC-0. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


याक्य बिचार २३३ 


(८) प्रश्‍नवाचक 'क्या' प्रायः पहले आ जाता है, पर कभी-कभी बाद या 
मध्य में भी आता हैं; जसे--क्या तुम भी घर जाओगे ? तुम भी घर जाओगे क्या ? 
लुम भी क्या घर जाओगे ? 

(९) अवधारक जिस का अवधारण करते हँ, उसके अव्यवहित बाद आते हैं; 
जसे - मैं ही (भी) दिनेश को पीट गा; में दिनेश को ही (भी) पीट्गा । में दिनेश 
को पीटूगा ही (भी) । 


बलाघात 


किसी पद-विशेष पर अधिक बल देने के लिये वाक्य में पहले उसका प्रयोग 
किया जाता है; जैसे - यह पुस्तक मोहन लेगा । तलवार से तो कोई भी काट देगा । 
तुम्हारे लिये मै सब कर सकता हु । घर से तुम कब चले ? विद्यालय में सब ठीक 
चल रहा है । जाओगे तुम कहाँ ? नही जाळ गा में । दोगे तुम जबाब ? सोचा 
था क्या, हो गया क्या ? 

बलाघत के कारण क्रम बदलने से अर्थ में अन्तर पड़ जाता है; जसे -- 
अब में जाऊंगा, में अब जाळ गा, मैं जाऊंगा अब । मैं पटना जाऊंगा, पटना मैं 
जाऊंगा, मैं जाऊया पटना, जाऊगा में पटना । 


अभिधा, लक्षणा, व्यंजना-- प्रत्येक शब्द के प्रथम तया अवश्य उपस्थित अर्थ 
को अभिधेय या वाच्य (या शक्य) कहते हैं, उस शब्द को अभिधायक, वाचक 
या शक्त तथा उस शक्ति या संबंध को अभिधा (या शक्ति), जिससे वह शब्द 
उच्चरित होते ही अपने अभिधेय अर्थ को प्रकट कर देता हे; जेसे- मिह, बेल, 
गदहा, उल्ल, स्यार, ग॑ दड आईि। 
परन्तु श॥£ बी शक्ति इससे आगे भी बढ़ जाती है। जब किसी को कहते है कि 
वह सिंह हुं, 'शेर है', 'उसे क्या डर' ? तव सादृश्य संवन्ध से 'शेर' का अर्थ शेर के 
समान दीर, तिमी क हो जाता हे । इसी प्रकार जब शिक्षक किसी छात्र को ऋद्ध 
होकर बैन', 'गदहा', 'उल्ल्‌' कहते हैं, तब सादुश्य संवन्ध से उसका अर्थ होता हे 
खुद्धिहोन मुख । क्या वात है, सारा गाँव शोर मचा रहा ह, में गाँव का अथ है 
गांव के लोग । यई अर्थ लक्ष्य कहा जाता है, शब्द लक्षक तथा दोनों का सबन्ध 
लक्षणा । 
उपयुक्‍त स्थनों में यह भी कहा जा सकता था कि वहु वोर है निभी क हैं 
वह मख है, गाँव के लोग क्यों शार मचा रहे हैं? परन्तु इन कथनों में उपयुक्त 
कथनों वाली तीब्रता नहीं है, क्‍योंकि उनसे शक्य या अभिधेय तथा लक्ष्य अर्था के 


अतिरिक्त कुछ ओर अर्थ भी निकल रहे हैं। किह का अभिधेय अर्थ है एक शक्तिः 


CC-O. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


२ ३४ माध्यमिक व्याकरण एवं रचना 


शाली निभीक पशु; लक्ष्य अथं हैं वीर, निभीक ध्यक्ति । इससे आगे भी 
एक अर्थ है; परम वीर, परम निर्भीक । इस अथे को ध्यंग्य या द्योत्य कहते हे । उसे 
प्रकट करने वाले शव्द को व्यंजक या द्योतक तथा दोनों के बीच के सबन्ध को 
ब्यंजना । बैल', 'गदहा', 'उल्लू' का लक्ष्य अर्थ है 'मूख' और व्यंग्य अर्थ है 'मह।- 
म्‌खे' । सारा गाँव! का लक्ष्य अर्थ है 'गाँव के (प्राय ) सभी आदमी,' ओर व्यग्र 
अर्थ है 'बव्वा, बूरा, नर-नारी, घनी, गरीब प्रत्येक अदमी' । 2 

व्यंजन केवल शब्दों में ही नहीं पद-समूह तथा पूरे व.क्य में भी रहती ह । 
'सुरज डूब चुका' का अभिधेय अर्थ एक ओर अति सरन है, परन्तु व्यंग्य अर्थ वक्‍ता, 
श्रोता, प्रसंग, स्थान भ दि के भेद से अनेक हैं। दृकानदार शा अभिप्राय है कि 'बती 
जना दो'। किसान का मतलव है कि “खेत से घर को लौटो''। खेल शिक्षक का अर्थ 
है 'खेल समाप्त करने की घण्टी बजा दो”। मुहावरे और लोकोक्तियाँ लक्षणा- 
व्यंजना की शक्तियों से ही अपने कथ्य में प्रभावोत्पादकता भर देती हैं। 


अभ्यास 


१. निम्नलिखित वाक्यो को शुद्ध करो :-- 

चंपा ने एक सिगरेट निकाला, उसे राजा के होठों से लगाई । उसने अपने: 
को शूद्रक की राजलक्ष्मी बताई । वर्त्तमान लेखक ने इस सीमा को और उत्तर 
निर्धारित की है। मैं उसै पुरी पड़ गया। राज्यपाल पुरस्कार पाने वाले कवियों से; 
हाथ मिलाये। इस की तैयारी तो दो सप्ताह से होती थी । तुम मेरा सारा समय 
व्यर्थ नष्ट कर दिये। मैं और तुम वहीं चलोगे। सुरेश की सभी लडकियाँ 
सुन्दरियाँ हैं। उनकी पत्नी भी विद्वान्‌ है । मैं ताजमहल को देखा हु. । माँ कही हैं 
कि आज जल्दी लौटना । यहाँ भात दाल तरकारी खायी जातो हैं ।बाजार से 
चावल दाल को कब लाओग ? यह शत्त' को मेरे कहने से सबों ने मान लिया । 
कहते हैं कि स्वयं वाणी ही वाण कवि बना था । 


| २. माँ कुछ नहीं बाई ` बहुत सी महिलाएँ भी आकर देशी । दादी 
हम सों को कहानियाँ सुनाई । सब लड़के पाँच-पाँच रोटी लिए। पिताजी कहे 
हैं कि मुझसे पुछ कर जाना । तुमने तीन कुत्त कब बनवाया ? श्यामा ने मंजुला 
को देखी । मैंने तुमको चिट्ठी तो भेज दिया थ। । मेरी माताजी मुझे बहुत मानती 
है । मैं अनुभव किया हूँ, देखा हू । तुम सोनपुर मेला देखे हो? लड़के खाये होते 
तो जरूर बहे होते। तुम लोगों को वहाँ कुछ दिखे, बया मिले ? उसके आँख से 
आँसू क्यो गिर रही है? चन्द्रमा का किरण घर-घर में पहुच जाता है । तुम वह 


कविता पढ ? हम उसकी गाड़ी कभी नहीं मंगवाये होगे । मोहन को यह किताब 
CC-O. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized 8५ 9001 604160/7 Gyaan Kosha 


याक्य विचार २३७ 


कहीं से खरीदना होगा । तुमको तीनों कहानी पढ़ना हो, तो मेरे यहां आ जाना ॥ 
मोहन को चारों वेद खरीदना था; 

३. मुझे कल बहुत काम करना है । बच्चों को पूरी खुराक अवश्य सि 
चाहिये । तीनो संतरे तुम्ही को नहीं खाना चाहिये । शीला को बच्चों के कपड़ भ। 
धोना है, रसोई मी बनाना है । नौकरानी सब खायी जा रही है । इतना खा शा 
हो कि तुमसे चाय भी नहीं पिया जा रहा है । मुझे तीन पुस्तके चाहिए । यहाँ 
सव की बात सुनाई पड़ जाता हे । ऐसे वाक्य अशुद्ध माने जाने चाहिएँ । कुल 
तुमने कहाँ जाना है? मेरे को इस में बया करना है? सब सन्तरे यहीं रख देना 
चाहिये। हाँ जलेबियों को अभी वहीं रहनी चाहिये । वह तेजी से कदम बढ़ायी,. 
घोँघट सम्हाली कौन जा रही है? तुम धरती में आँखें गड़ायी कहाँ जा रही थी? 
मैं लीची नहीं खाया हूँ। ललिता मुझे देखती ही रोने लगी। उपवास करना 
ही एक मात्र चिकित्सा था। फेफड़ा धौकनी बन गयी थी । कहानी ही पाथेय 
हो गया । ईख की खेती ही आधार था। समाचार पत्र में लिखा है एक युवक 
युवती हो गई है । चाचाजी कहिन हैं। 

४, तुम क्या द्वितीय श्रेणी में पास किये । मुन्नी अकेली ही सब शी 
जा रही है। विचारी दो घंटे से गाती-गाती थक गई है। आरत बात 
करती-करती बहुत दूर निकल गई। मुझे दूढ़ती-ढू ढ़ती माँ का मेन अधीरः 
हो चुका था। वह रोज एक ही बात सुनता-सुनता ऊब चुका था। श्याम 
मुझ से इस प्रकार बाते करता है, मानो यह मेरा गुरु है। तुम यहाँ रहोगे र 
वहाँ; मुझे इससे क्या मतलब ? मन लगा कर पढ़ते जाओ, जिस्से अच्छे अंक 
मिलेंगे। वे भले ही वहाँ नहीं जाएँगे, मैं तो अवश्य जाऊंगा । वहाँ लड़के 
भर लड़कियाँ क्या कर रही हैं। मोहन भोर में आज ही जा रहा हु । श्यामः 
और तुम कब आ रहे हैं? मैं, रमेश और तुम एक ही बात कहोगे। वहाँ बल 
या गौएँ चर रहे हैं । वहाँ मैं और तुम रहोगे। यहाँ तुम या लड़के रहोगे, में 
जाऊँगा। न मैं, लीला गाएँगे तुम गाभोगे । 

५ उन लोगों का एक नहीं चला । दोनों में खूब छनता है । उनमें आपस 
में ही नहीं बनता तुम्हें भोजन का ही पड़ा है । विद्वानों का झुण्ड कहाँ जा रहा 
है? छात्रों का गिरोह किसका समर्थन कर रहा है? तुम अकेले दो सेर मछलियाँ 
क्या करोगे । पाव भर कचौड़ियों से कल्लू को क्या होगा ? मैंने केवल पाँच जलेबी 
खाया है। रात में सादी रोटियाँ खानी अच्छी होती है । सुरेश की लिखावटे 
अच्छी नहीं होती । सबों के सामने ही उसका प्राण निकला । बस दुघटना का 
समाचार पढ़ कर मेरा तो होश ही उड़ गया । वह लोग कर वया रहे हैं ? अक 


CC-O. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


२२८ माध्यमिक व्याकरण एवं रचना 


९ 


“भी तुम्हारी आँख नहीं खली ? शशि ने तो घनश्याम का भी कान काट लिया । 
अभी ही तुम्हारे पेट में चूहा कदने लगा । तुम्हारे कारखाना में हड़ताल क्यों हो 
-गया है । तुमको बुधन मारिस है ? 

६, उस मेला से पड़ोस के लोगों को बहुत लाभ हे । यहाँ केवल पाँच लड़के 
के लिए प्रवन्ध किया गया है। एक साथ तीन बच्चे को पढाना कठिन है । मेरे पास 
केवल दस रुपया का एक नोट हे । वीणा ललिता से हम तुरत आ रहे हैं, कह कर 
लपकती हुई भागे बढ़ गयी । तुम दुष्ट हो, मैं तुझ से वात नहीं कर सकता । भाप 
कहाँ से आ रहे हो । देखो तो दरबाजे पर कौन-कौन आया है । पुस्तकालय में हर 
“छात्रों को पढ्ने की अनुमति हे । सुरेश के बायाँ हाथ में गेंद थी, दायाँ हाथ में बल्ला । 
किशोर को देखते ही लड़की शमिन्दी हो गई। आज के अखबार में कई ताजा 
खबर हैं । वह भमरेन्द्र है, इस में एक महान्‌ दोष है। कक्षा में के छाव उपस्थित 
थे। मेरा कोट तुम से अधिक साफ है। सुशील कक्षा में सब से तीब्रतम छात हैं । 
“तृतीय खबर यह है कि आप की दरखास्त अस्वीकृत कर दी गई। मृदुला कितदी 
सोती है। न तुम हाँ कहते हो, न ना । तुमको लड़की हुई है ? 


७. स्वामी दयानन्द ने भनेको महत्वपूर्ण काम किये । तुम्हे मैं ने एक पुस्तकों 
की सूची दी थी। कई इतिहास के अच्छे विद्वान्‌ भी इसमें नहीं आ सके । इस कक्षा 
में कई छात्र पुरस्कार देने के योग्य हैं। सभी छात्र भौर छात्राएं यहीं भाएःगी । 
इसी बगीचे में राजा और रानियां टहलती हैं। मैं इस लिए वहाँ नहीं गया, 
क्योंकि उन्होने मुझे निमन्त्रण नहीं दिया था। अभी तुम्हारी आयु क्या होगी । 
ऊ ची-ऊ'ची अटारियाँ बहुत सुन्दर लग रही थीं । मेरा नाम श्री सुरेश शर्मा है । 
मेरा वह उद्देश्य कदापि नहीं, जो कि आप समझते हैं। प्रातःकाल के समय 
भ्रमण बहुत स्वास्थ्यप्रद है। मै तुरत ही वापस लौट आया, अतः अधिक नहीं 
जानता । वकीलों ने कागजात का निरीक्षण किया। उसने तरह-तरह का 
बहाना किया। मोहन को दो लड़कियां हैं । 


८. संकड़ों वर्षों तक भारत के गले में परतन्त्रता की बेड़ियाँ पर्ड; रहीं। 
राजनीति में रह कर सत्य की रक्षा करना तलवार की नोक पर चलना है। उनके 
भी जिम्मे एक आध काम किए गए थे। तुम्हारे एक-एक वाक्य मुझे आज भी याद 
हैँ । मैंने उन्हें हाथ जोड़ा मले में सभी वर्ग के लोग मिल जाते हैं। आप सभी 
यहां आकर अपना नाम लिखा जायें। अभी तो दस ही बजा है। अकाल से 
सकड़ों आदमी कुत्तो की मौत मर गये । विद्यालय के सामने अनेकों आरक्षी जवान 
खड़ हैं। इस बात को तो मैं पहले से ही जानता था। तुम को वहाँ जाना 


CC-O. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


वाक्य विचार २३७ 


आवश्यक है। तुम्हारा मरे ऊपर भी विश्वास नहों है। किसी भी पत्रालय से 
टिकट खरीद लोगे। उनके कहने के बावजूद भी तुमने नहीं माना। चाहे जैसे भी 
हो तुम वहाँ समय पर उपस्थित रहो । हमको तो एक ही लड़की हे । 


९. फिर उसके बाद तुमने किसे सूचना दी। भारतीय प्रशासन-सेवा में: 
सफलता के साथ ही मोहन के परिवार की विपन्नता का अन्त हो गया। सुरेश ने 
महा विद्यालय से लोटते ही भोजन किया, और सो गया । यहाँ हम लोग कुशल हैं । 
शोक है कि मैं समय पर आपको सूचना नहीं दे सका। पुत्र प्राप्ति पर उन्होंने 
मुक्तहृस्त से धन लुटाया । सैं विद्यालीय और पुस्कालय संबन्धी झगडे घर पर नही 
सुनना चाहता । उन्होंने पेकिंग को अपनी राजधानी बना लीं । इब्न बतूता सदाः 
सवेदा के लिए महान्‌ व्यक्तियों में गिना जाना चाहिए । ऐसा किसी अन्य देशों मे 
नहीं हुआ । भाषा के वे अंश जो बहुधा प्रयोग में आते हैं, उनका मूल अंश तो 
रह जाता है, किन्तु शरीर विकल हो जाता है। मुझे घ्रेमचष्द की कहानियाँ 
पढ़नी अच्छी लगती हैं। लोग फिर आने आरम्भ हो जाएंगे। हिन्दी काः 
व्याकरण अत्यन्त कठिन होने के कारण इसे सीखना कठिन है । 

१०, आपकी प्ररणानुसार ही उसने यह कदम उठाया है। शान्ति की 
इच्छारहित विजय का स्थायी लाभ नहीं होता । इस स्थान का पानी इतना ठंडा 
होते हुए भी न जाने इसका नाम गरम पानी क्यों चला था रहा है। प्रताप ने सब 
किले लौटा लिए और जीवन भर प्रतिज्ञा पर अटल रहे मेकमोहून रेखा को 
ही रीमा मानी जाती हैं। “भारत के प्रमुख उद्योग” हिन्दी को एक मौलिक 
रचना होने के कारण इसकी भाषा अत्यन्त सरल एवं प्रवाहपूण है। यह पत्रः 
दीदी लिखी है। राम लक्ष्मण और सीता वन को गई। अनाधिकार प्रवेश 
मना है । मेरे कहने के बावजूद भी वह नहीं गाया । हमें गुरुजनों की इच्छानुसार 
क [म करना चाहिए । 

११. विदेश यात्रा के दौरान में उसने अनेकों काम किए। कृपया हमारे 


सामानों का ख्याल रखें । हम कहे थे कि वह घर के अन्दर में है। दर असल में 
हमें शिक्षा पद्धति को ऐसी बनाना है कि वह व्यावहारिक जीवन में काम आए। 


CC-O. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


अध्याय : १५ 


विराम-चिहन 


जब कोई बोलता या पढ़ता है तब बीच में उसे साँस लेने के लिये भी 
रुकना पड़ता है। इसमें वक्ता या पाठक यह भी ख्याल रखता है कि वह किसी 
एक वक्तव्य को समाप्त कर ही रुफे । अधूरा काम भी नहीं छोड़ा जाता, भाव 
भी । इस रुकावट को ही विराम कहते हैं। भावको पणता के स्तर के ही 
अनुकूल विराम का काल भी रहता है। लिखने में इन विरामों का काल-भेद 
'चिह्न-विशेषों से सूचित किया जाता हे । श्रोता तथा पाठक को इन विरामों के 
विभिन्न स्तरों से पता चल जाता है कि वक्ता या लेखक कहाँ तक के कथन को 
अपने अभिप्राय की एक इकाई बताना चाहता है । पाठक तो विराम-चिल् के 
अभाव में वहुत कठिनाई में पड़ जा सकता है । विभिन्न विराम-चिह न किसी वाक्य 
के पदों. वाक्यांशों, तथा खण्डवाक्यों के बीच प्रयुक्त होकर यथास्थान विराम क 
साथ वक्ता के विभिन्न आशयों को भी स्पष्ट करते हैं। “मोहन वहाँ क्या हे 
और “मोहन, वहाँ क्या है” के अर्थ में स्पष अन्तर है । अतः इन चिल्लो को विराम 
चिल्ल कहने की जगह विस्मयादि चिल्ल या म गोभाव चिह्न कहना चाहिये । 
4, पुर्ण विराम (। )-- 
| (क) प्रत्येक वाक्य की समाप्ति पर पूर्ण विराम दिया जाता है; 
यह एक अभिप्राय की समाप्ति सूचित करता है; जसे -सुशील अच्छा 
लड़का है। वह माता-पिता का कहना मानता है। उसके शिक्षक 
भी उससे बहुत प्रसन्न रहते हैं । 


(ख) किसी कविता के दो चरणों की समाप्ति पर एक पूर्ण विराम, तथा 
चार चरणों की समाप्ति पर दो पूर्ण विराम देते हैं; जैसे-- 
'सठ सुवरहि'सत संगति पाई । पारस परस कुश्रातु सुहाई ॥ 
इधर हिन्दी में अपना पूर्ण विराम । यह खड़ी लकीर नहीं, अंग्रेजी का पूर्ण 
'विर।म . यह एक बिन्दु देने की प्रथा आरम्भ हो रडी है। 
२, उप-विर'म धा अपर्ण विराम (कोलन : )--जहाँ एक वाक्य के समाप्त 


हो जाने पर भी अभी विवक्षित भाव समाप्त नहीं होता, आगे की जिज्ञासा 


बनी ही रहती है, वहाँ पूर्ण विराम से कम देर ठहरते हुए आगे तब तक बढ़ते जाते 
CC-O. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


विराम चिह्न २३६ 


हैं, जब तक वक्तव्य पूरा स्पष्ट नहीं हो पाता; इसलिए वहाँ पूर्ण नहीं, अपूर्ण वि राम 
देते हैं; जैसे--शब्द और अर्थ के बीच तीन में से कोई भी सम्बन्ध हो सकता 
है : अमिधा, लक्षणा, व्यंजना । इसका प्रयोग कम होता है । 


2 


२. अधं विराम (सेमि कोलन ;)--जहाँ अपूर्ण विराम या उपविराम से भी 
कम ठहरने का संकेत होता है, वहाँ यह चिह न देते हैं; जेसे-_“हमने यह देखा कि 
आगे का रास्ता कितना ज्यादा लम्बा है; यह देखा कि हर एक कदम से कठिनाई 
कम होने के बजाय ओर बढ़ती है; यह देखा कि कुछ मागं भगर पुरी होती हैं, तो बहुत 
सी नई खड़ी हो जाती हैं।” अपूण विराम की जगह भी इससे काम ले लेते हैं । 
४, अल्प दिराम (कोमा , )--इसका क्षेत्र बहुत व्यापक है। यह निम्न- 

लिखित स्थानों में आत! है :-- 
१. दो खण्ड वावयों के बीच में; जसे :--- 

(क) जहाँ योजक छोड़ दिया जाता है ; 'पत्ति बहुत खुश हुआ, वह बाप 
बनने वाला था न'। विध्वंस एक दिन में हो सकता है, नवनिर्माण 
नहीं'! "जो होगा, देखा जायगा' । 


(ख) योजक के अ.ने पर भी--'संस्थाओं ने हमारे प्रस्थान का स्वागत तो 
किया, पर खुले दिल से नहीं! । 'हम इन पत्नीं से काफी घबराए, क्योंकि 
हमें अभी अपने सिर के बाल काफी प्यारे है' । उत बीजों को पदा 
किया गान्धी ने, और भारत की धरती को अपनी पदयात्रा द्वारा बार- 
बार जोत कर के उन्हें बोया है बिनोवा ने । 

(ग) दो बड़े वाक्यांशों के बीच--“परन्तु उनके कष्ट-सहन से, उन कष्टों को 
मानव कल्याण के प्रयत्तों में ढालने की उनकी शक्ति से आधुनिक युग 
को अजस्र जीवन-प्र रणा मिनी है ' । 

(घ) जहाँ एक प्रकार के अनेक शब्द या शब्द समूह (वाक्यांश) आएं ओर 
योजक अव्यथ वा प्रयोग केवल अन्तिम दोनों के बीच भाए, वहाँ शष 
दो के बीच; जेसे--दशरथ के चार लड़के थे--राम, लक्ष्मण, भरत और 
शत्र घ्न । चारों भाई सुन्दर, सबल, नम्र तथा दयालु थे । चारों साथ 
हो खेलते, खाते, पढ़ते तथा टहलते थे । 

(ङ) हाँ, नहीं, जी, बस, अच्छा आदि के आगे किसी दूसरे वाक्य के आने पर 
भी; क्योंकि ये लघुवाक्य ही हैं; “बस, इतने ही के लिये बुलाया था”, 
अच्छा, अवश्य आऊ गा । 

(च) संबोधन के बाद--चन्दत, जरा इधर सुनना । `” 

CC-O. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


२४० माध्यमिक व्याकरण एबं रचना 


५, प्रश्‍न-विरास या प्रश्सूचक चिह्न--जहाँ प्रश्न पूछने के कारण विराम की 
आवश्यकता पड़ती है, वहाँ पूणं विराम की भाँति खड़ी लकीर देते हैं, पर उसे टेढ़ी- 
मेढी कर देते हैं, जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि यहाँ ठहरना ही नहीं है, एक 
प्रश्‍न भी पूछना है । इसका उच्चारण एक विशेष आरोह-अवरोह से किया जाता है 

सीधा वाक्य--राम आ रहा है। वह मोहन का लड़का है। 

प्रश्‍न वावय--राम आ रहा है? वह मोहन का लड़का है? 

प्रश्वाचक सर्वनाम या सार्वनामिक अव्यय का प्रयोग रहे या नहीं, 
प्रशनात्मकता को उच्चारण के आरोह-भवरोहमात्र से भी स्पष्टतर कर दैने के लिये 
पुणंविराम वी जगह इसी का प्रयोग किया जाता है । 

६, आश्चये-विराम या आइवर्थ-सुचक्क चिह न--जहाँ किसी वाक्य के 
उच्चारण के बाद पूर्ण-विराम के साथ आश्चर्य आदि कोई मनोवेग भी प्रकट करना 
होता है, वहाँ भी उच्चारण का एक भिन्न जातीय आरोह-अवरोह रखते हैं, इसे 

कट करने के लिये पूर्ण विराम के नीचे एक बिन्दी लगाई जाती हैं और पूण 
विराम से भिन्नता दिखाने के लिये इसको खड़ी लकोर ऊपर से नीचे की ओर कुछ 
पतली भी कर दी जाती है; जेसे-ऐ ! तु आ गया ! (हर्ष), मंगरू मर गया ! (शोक) 
तू केसा पापी है! (घृणा) । गाड़ी चली गई ! असम्ण्व ! आश्चर्य | वाह ! 
विचित्र बात है ! 

कुछ लोग सम्बोधन के बाद अल्प-विराम नहीं, यह चिह्न ही लगाते हैं 
नरेश ! इधर आभो । 

७, निदेश चिहून (डॅश)--इसका प्रयोग भागे कहे जानेवाले अनेक शब्दों. 
वाक्यांशों या वार्क्यो के बारे में बताने वाले वाक्य के वाद पणं विराम की जगह 
होता है; जसे--- 

(क) धर्म के दस लक्षण हें -धृति, क्षमा, दया' 

(ख) इन अवसरों पर घण्टी अवश्य बजनी चाहिये-(१) कार्यालय का काम 

शुरू होने के पाँच मिनट पहले, (२) शुरू होने पर, (३) बीच में आधे 
घंटे का विश्राम बताने के लिये भोर (४) समय समाप्त होने पर । 


(ग) हमें ये वाते याद रखनी चाहिये--(१) प्रतिदिन सूर्योदय के पूवं 
शय्या त्याग कर देना चाहिये, (२) उठ कर सबसे पहले मुह 
साफ करना चाहिये, (३) फिर शौचादि से निवृत्त होकर बाहर: 
हलन चाहिये 
ऐसे अवसरों पर पहले अपूर्णविराम देकर भी उससे सटा हुआ निदं 


व ना लि 


CC-O. Dr. Ramdev Tripathi दिते है, at Sarai(CSDS). Digitized MU Gyaan Kosha 


थाक्य विचार २४१ 


(घ) जहाँ कही हुई बात को ही स्पष्टतर करन! होता है, वहाँ भी निर्देश 
चिह्न देते हैं :--'अव एक ही समस्या हे-मुन्नू को घर कौन 
पहुंचाए”। राम- भार) सम्राट्‌ दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र -को भी 
बन जाना पड़ा था । 

(ङ) उद्धरण के पूर्वं या वाद में :--इतने में कोई गरजा--“रास्ता 
छोड़ो ।” “चौके की क्या हालत थी” 

(च) वार्तालाप में वक्ता के नाम के आगे :-राम--“तुम कब आओगे”। 

(छ) जहाँ वाक्य टूटता है वहाँ :--सिह जी--भगवान्‌ झूठ न कहलावें-- 
सब जानवूझ कर कर रहे हैं” ।“आप में से कोई--खेर, छोड़िये यहु 
बात--मोहन कसा है” ? 

(८) विवरण चिह्न :--य्रह चिह्न निदश-चिहून की स्थिति क तथा ख 

में लगाते हैं; जसे, प्रत्येक विद्यार्थी में निम्नलिखित गुण होना चाहिये :-- 

(१) विद्या के प्रति अनु राग । (२) गुरू के प्रति श्रद्धा । (३) रहन-सहन 

में सादगी । 

(६) अवतरण या उद्धरण चिह्न :--इससे किसी के वक्तव्य को ऊपर की 

भोर घेर देते हैं, जसे राम “कौन है! ? श्याम :--'में हू, श्याम” । 

यह उद्धरण चिह्न दुहरा  ” ऐसा अथवा इकहरा “ ' ऐसा रहता है। 

प्रायः ऐसा करते हैं कि उद्धरण को दुहरे चिल्लो से घरते हैं, ओर उस उद्धरण के 
भीतर यदि फिर कोई उद्धरण आजाता है, तो उसे इकहरे चिह्नों से घरते हैं अथवा 
इसके विपरीत ही करते हैं । 

राम ने छटते ही उत्तर दिया--“शशी, यही समय है, जब तुम मेरी 

सहायता कर सकते हो; तुलसीदास ने भी कहा है--'धीरज धरम मित्र अरु नारी, 
आपतकाल परेखिअ च!री', सोचकर जबाब दो” । 

(१०) योजक--यह निर्देशक से छोटी, ठीक उसी प्रकार की एक पडी 

रेखा है। यह दो स्थानों में भाती है-- 

(क) समस्त पद के सभी खण्डों के बीच, ऊपर की शिरोरेखा तोड़ कर; 
जेसे खिलाने-पिलाने की बात पर ब्राह्मणी बोली--“थोड़ा-बहुत 
घी-दूध उसे दे देती हूं, मेहनत-मजदुरी कर के इतना ही जुटा 
पाती हु ।' 

(ख) पंक्ति के अन्त में यदि कोई शब्द पूरा नहीं लिखा जा सका, कोई 
अंश छटा रह गया है, तब शिरो-रेखा से थोडा नीचे ऐा चिह्न 
क्र देते है । 


CC-O. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


२४२ माध्यमिक व्याकरण एवं .रचता 
(११) कोष्ठक चिह्न-यह तीन प्रकार का होता है । 
0). ०७६ AX [| 

इनमें दूसरा तीसरा तो प्रायः गणित में काम आता है। पर पहला 
साधारण भाषाओं में भी उस खण्ड को घेरने के काम में आता है, जिसका प्रस्तुत 
वाक्य में (क) किसी स्पष्टीकरण के लिये उल्लेख होता है, अथवा (ख) अन्वय 
नहीं दिखाना होता है, अथवा (ग) क्रम संख्या दिखानी होती है । जेसे-- 

(क) हम मादरे-हिन्द (भारतमाता) की खिदमत में अपना सर चढ़ाने 
के लिए तैयार हैं। देशरत्न (डा० राजेन्द्र प्रसाद) की सादगी से हर व्यक्ति 
प्रभावितः था । 

(ख) आर्यावतं (पटना) में एक बिज्ञप्ति निकली हे । 


(ग) (१), (२), (३) या (क), (ख), (ग) आदि । 
(१२) लोप चिह्न (ब्लॅक) -इसके प्रयोग स्थल निम्नलिखित हैं :-- 

(क) यदि उद्धरण का कोई अंश प्रस्तुत में अपेक्षित नहीं रहता है, (ख) यदि 
उद्धरण का कोई अंश सुनाई नहीं पड़ता है, (ग) यदि प्रस्तुत वाक्य में कुछ अंश 
गोपनीय, अश्लील भादि रहता है, (घ) यदि रिक्त स्थानों की पूर्ति आदि का 
प्रश्‍न रहता है, तो वहाँ यही चिह्न बना देते हैं 111 

(१३) भनुबृत्ति चिह्ल--” ”--जब लिखने में एक ही शब्द बार-बार 
ठीक नीचे लिखना पड़ता है तब यह चिह्न देते हैं, ज॑से-- 
पं० महावीर प्र« द्विवेदी । 
?१ रामचन्द्र शुक्ल 
” कामता प्र० गुरू 
* किशोरी दास वाजपेयी 
११ हजारी प्र० द्विवेदी 
अभ्यास 
इन वाक्यों में अपेक्षित मतोभाव-चिह्न लगाएँ -शास्त्र में लिखा है कि 
धनमिच्छेत्‌ हुताशनात्‌ रोज देखिये कि आय कितनी है कंसे बढ सकती हे व्यय 
कितना है कंसे घट सकता है उधार दीजे दुश्मन कीजे लोकोक्ति बहुत प्रसिद्ध ही 
नहीं बहुत भोगी हुई भी है अतएव यथासंभव न तो ऋण दीजिये और न लीजिये । 
ऋण लेते ही तुलसी की यह उकि आब गया आदर गया नेतन गया सनेह पूर्णतया 
चरितार्थं होती है बनिये की तरह बनिये धन कमाना है तो पंडित की तरह ज्ञानी 
'न बनकर बनिये की तरह सरल मधुर सावधान भोर अर्थकारी विदया के जान- 


कार बनिये । ह | 
CC-O. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


अध्याय : १६ 


पद एवं वाक्य का विश्लेषण 
पद-परिचय ( Parsing ) 


शब्द के विवरण में बताया जाता हे कि उसको बतनी क्या हे; जसे क्रिया 
की बरतनी है 'क र्‌ संयुक्त हृस्व इकार य्‌ आकार' । इसी प्रकार किसी शब्द अथवा 
पद के परिचय में यह बताया ज(ता है कि यह किस प्रकार का शब्द है और 
वर्तमान वाक्य में क्या काम कर रहा है, किस से अन्वित हे । आठ प्रकार के 
शब्दों के बारे में निम्नलिखित बातें बताई जाती हैं-- 

संज्ञा--प्रकार, लिंग, वचन, कारक, विभक्ति, अन्वित क्रिया या पदान्तर । 

सर्वनाम --प्रकार, पुरुष, लिंग, वचन, कारक, विभक्ति, अन्वित पदान्तर । 

विशेषण--प्रकार, लिंग, वचन, कारक, विशेष्य, काये । 

क्रिया--प्रकार, काल, पुरुष, वचन, वाच्य, लिग, अन्वित कर्ता या कर्म । 

क्रिया विशेषण--भेद, अन्वित पद । 

तंबन्ध बोधक -प्रकार, अन्वित पदान्तर । 

समुच्चयादि बोधक-- 17 » या वाक्यान्तर 

उदाहरणाश--बहाँ मैंने सकडों गाँव और बाजार देखे । 

(१) गाँव, बाजार---पंज्ञा, जातिवाचक, पु लिंग, बहुवचन, देखे' क्रिया से 
-उक्त कर्मकारक, प्रथमा विभक्ति । 


(२) मैंने--सर्वताम, निश्वयवाचक, पुरषवाचक, उत्तमदुरुष, एक वचन, 
वु लिंग ( अथवा स्त्रीलिंग ) देखे क्रिपा का अनुक्त कर्ता कारक, तृतीया 


विभक्ति । 
CC-O. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


२४४ माध्यमिक व्याकरण एवं रचना 


(३) सैकडों--विशेषण, संख्यावाचक, अनिश्‍चित बहुत्व सूचक, बहुवचन, 
उभयपु लिंग, विशेष्य गाँव तथा बाजार को विशेषित कर रहा है । 

(४) देखे--देखना क्रिया, सकमक, मौलिक, सामान्य भूत, i पुरुष, 
बहुवचन, कर्मंप्रधान कतृ वाच्य, कम गाँव थोर बाजार से अन्वित, नियन्त्रित । 

(५) और--योजक, सजातीय, युक्त पद गाँव तथा बाजार । 


(६) वहाँ--क्रिया विशेषण, स्थानवाचक, 'देखे' क्रिया से अन्वित । 


वाक्य विश्लेषण ( Analysis ) 


रचना या गठन की दृष्टि से वाक्य के तीत भेद होते हैं :-- 


(१) एकात्मक अथवा सरल वाक्य :—जिस में प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष एक 
ही समापिका क्रिया होती है, उसे एकात्मक अथवा सरल (साधारण) बाकूय कहते हैं । 
जसे; राम खाता है। जाओ हाँ। नहीं। भव । राम ने सीता के उद्धार के 
लिये दडकवन से लंका में जाकर सुग्रीव की सेना की सहायता से रावण को मारा। 


(२) अनैकात्मक वाक्य उसे कहते हैं, जिसमें एक से अधिक एकात्मक या 
खण्ड वाक्य होते हैं, जो प्रे महावाक्य के उपवाक्य कहे जाते हैं। अनेकात्मक 
वाक्य के तीन भेद हैं :-- 

[क] संयुक्त--जिसमें एक से अधिक परस्पर स्वतन्त्र उपवाक्य किसी' 

योजक से जुड़े हों, उसे संयुक्त कहते हैं; जेसे--भारत एक विशाल 
देश है, भौर उस को संस्कृति बहुत पुरानी है । 


[ख] मिश्र-जिसमें एक से अधिक सरल/उपवाक्य हों और उनमें एक ही 
मुख्य या प्रधान उपवाक्य हो, शेष सब उसके अंग या गौण उपवाक्य, 
उसे मिश्र कहते हैं, जसे, भारत वास्तव में भाज भी एक महान्‌ देश 
है, क्योंकि इस को संस्कृति बहुत पुरानी है । 


[ग] संसृष्ट या संकोणं--जिसमेँ (क) एक से अधिक मिश्र उपवाक्य, 
(ख) अथवा एक संयुक्त के साथ एक मिश्र उपवाक्य, (ग) अथवा 
एक मिश्च के साथ एक सरल उपवाक्य हो, उसे संसृष्ट या संकोणे 
कहते हे । जसे, भारत, जिसकी पुरानी आथिक और नैतिक 
समृद्धि नष्टप्राय हो चुकी है, क्योंकि वह हजारों वर्षो से निरन्तर 


पराधीन रहा, आज भी र जीन सक 
CC-O. Dr. Ramdev Tripathi So RS वत, झपनी विश्न की सबसे मीह) मसि 


यद एवं वाक्य का विश्लेषण २४५ 


को अक्षूण्ण रखे हुए हैं, और संसार के समृद्धतम देशों के लिए 
भी आध्यात्मिक तथा सांस्कृतिक प्रगति की आशा का केन्द्र बना 
हुआ है । 
अंग, गौण, अप्रधान या आश्रित उपवाक्य तीन प्रकार के हो सकते हैं :- 
[१] संज्ञा उपवाक्य--यह मुख्य उपवाक्य की क्रिया के कर्ता, कर्म या 
पूरक का, या उसके समानाधिकरण का कार्य करता है; जसे, मोहन जानता है कि 
मैं यहाँ हं। यहाँ' मैं यहाँ हू” यह गोण उपवाक्य मुख्य उपवाक्य 'मोहन जानता हे' 


° 


की सकमक क्रिया 'जानता है” का कर्म होकर आ रहा है। 


1२] विशेषण उपवाक्य-यह मुख्य उपवाक्य की किसी संज्ञा या सवनाम 
को विशेषित करता है; जेसे--'जो सोता है, वह खोता है 'में' “जो सोता है” यह 
गौण उपवाक्य “वह खोता है' इस मुख्य उपवाक्य के सवेनाम' वह को विशेषित 
करता है । 

[३] क्रिया-विशेषण उपवाक्य-जो गौण उपवाक्य मुख्य उपवाक्य के 
क्रियाविशेषण का कार्य करता है, उसे क्रियाविशेषण उपवाक्य कहते हैं। यह 


स्थान, काल, कारण, रीति भादि प्रकट करता है; जैसे 

'आप जब चाहे, प्रसन्नता से आयें! में गौण उपवाक्य 'जब चाहें मुख्य 
उपवाक्य भाप प्रसन्नता से आएँ” का काल निर्दिष्ट करता है । 

प्रत्येक प्रकार के वाकय के विश्लेषण का एक-एक उदाहरण-- 
[क] सरल वाक्य [१] आज पटना विश्वविद्यालय के कुलपति ने स्नातकोत्तर 


कक्षा के छात्रों को विविध उदाहरणों से अपनी शिक्षा 


विषयक नीति का संक्षिप्त परिचय व्यि है । 


[२] पुराने जमाते में वसुदेव के पुत्र कृष्ण ने अत्याचारी कंस को 
मारकर उस की जगह उसके पिता उग्रसेन को यादवों 
का राजा बनाया ॥ | 


CC-O. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


माध्यमिक व्याकरण एवं रचना 


“२४६ 


। (bp 182०७) 12112 (६ 2191: 55 11119 eb १ 


७७४ [2 (६) | (122]) 
०४} ०७] %££ (०) कि जक — thle 2721 पल lk 
122/29% 2५ ‘RE (७) 
दि सना > ०३३ JE 221) न्य 10 11220) ° 
( wth ) ॥2)2 ‘ek क 115 1222) A 
(४117) ‘>t (1०७1४१:|५०६]11:£212 
(1240528) 012] ५९ ५11९ ना न्य न 312. 1५ 1219115 28) 1४.४ bla 
~ जाए वि हनन बकर lek दको 128 ४ 
( > bl 1५२ 11012 ) एट. को 
४ ९1७७ > (1:) (kkk) 1५ 102 
"(>9) 31115 1७9 (७) 1% 1२>1)2 (2) (100122) 1५० 
*>५>1॥ | 139४९] 1५ ble 1२५२) dns, ४४ 38) ह 
[७ he 1811212 (५) 1129] Khe (%| 1012 | ४४ 22७? | 10108 | ७ ७ ७४५४७ | ४७ 1005 “४ 
। 191121 >1502--1५२ [219 (1) 
५२>1५२ I> 
bebrbhb}-ltlb? 103122) । 1२०12] (9) (७॥४९]) 1५ 
(४ [॥७० 2128 132] ९) (७) 1५ BJF (२०25, ०३22) 2 
०१] ०५९] ५०४७] ९1२1 ७>-०1 12५) ४४1१७2] 11818 1०७१९ (४) ण ५४३] | ह 103) | ok] ०४] 12259 | ॥9)७७७ ७ 
ट्ट १ rr 
>112>2)] tb} 2112212] 1५२ ५२२) 112 he ५४७४ | hh (1०४६) 171312]| 2112212] 1५4: 125 3 128 38 
फर 3 2 1? उँउ £] bbb] 
७ 13 ९| 129 38 


CC-O. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


पंद एवं वाक्य का विश्लेषण | २४७ 


[ख] संयुक्त वाक्य-[१] घण्टी बजी और सभी छात्र व्यायाम के लिये दौड, । 


ह एक संयुक्त वाक्य हे [अ] घण्टी बजी, मुख्य उपवाक्य [आ] सभी 
छात्र व्यायाम के लिये दौड़ अ' का सजातीय, मुख्य उपवाक्य 
[इ] संयोजक 'और' दोनों सजातीय मुख्य वाक्यो को जोड़ रहा है । 
दोनों सरल वाक्रयो का फिर ऊपर की भाँति विश्लेषण होगा । 


[२] दो टुकड़ियाँ दो तरफ से सामने लड़ रही थीं, और एक टुकड़ी पीछे 
से सूरज टेकड़ी पर चढ़ने की कोशिश कर रही थी । 
यह एक संयुक्त वाक्य है (अ) दो दुकड़ियां दो तरफ से सामने लड़ 
रही थीं, मुख्य उपवाक्य । (आ) एक ट्कडी पीछे से सरज टेकडी पर 
चढ़ने की कोशिश कर रही थी, 'अ' का सजातीय उपवाक्य, मुख्य ही । 
(इ) संयोजक-ओऔर । इन दोनों सरल वाक्यों का फिर ऊपर के 
एकात्मक सरल वाक्य को 'भाँति विश्लेषण किया जा सकता है । 


[ग] मिश्र वाक्य--(१) जब ढिल्ला जी वहाँ पहुंचा, तो उसे कोई नजर नहीं 
आया । यह मिश्र वाक्य है--(भ) उसे कोई नजर नहीं आया, मुख्य 
उपवाक्य (आ) ढिल्ला जी वहाँ पहुंचा, 'अ' का आश्रित, क्रिया विशेषण 
उपवाक्य, उसको 'पहुचना' क्रिया का काल बता रहा है (इ) 'जब-तो' 
नित्य-संबंधो योजक । 


[२] “मोहन ने कहा--अभी लाता हु? यह एक मिश्र वाक्य है (अ) मोहन 
ने कहा-- मुख्य वाक्य । (आ) अभी लाता हाँ, अ! का आश्रित संज्ञा 
वाक्य, उसको 'कहा' क्रिया का कर्म । (इ) योजक 'कि' लुप्त । 


[३] जो आदमी यह संदेश लाया था, वह सुवह से लापता है। यह एक 
मिश्र वाक्य है (अ) वह सुवह से ही लापता है, मुख्य उपवाक्य । 


(आ) जो आदमी यह संदेश लाया था, 'अ' का आश्रित विशेषण, उप- 
वाक्य, 'अ' के 'वह को विशेषित कर रहा है । (इ) योजक जो वह, 
नित्य संवन्धी, युग्म । 

(घ) स'कोर्ण वाक्य-प्राण घातक गोली लगने के बाद यदि कुछ देर जीवित रह 
कर गांधीजी अपनी राजनीति और अहिसा धर्म पर कुछ प्रकाश डाल 
जाते, तो संसार का बहुत उपकार हुआ होता; पर उस सांघातिक प्रहार 
क्र वाद उन्होंने केवल हे राम” कहा-और शीघ्र ही प्राण त्याग दिये । 


CC-O. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


२४८ माध्यमिक व्याकरण एवं रचना 
यह एक संसृष्ट बाक्य है-- 
(अ) संसार का बहुत उपकार हुआ होता- मुख्य उपवाक्य 


(भा) प्राणघातक गोली लगने के बाद”  ' प्रकाश डाल जाते-“भ' का क्रिया 
विशेषण उपवाक्य, शत्त बताने वाला। 


संयोजक--यदि-तो; £ त्य संबंधी युग्म, विजातीय। यह एक मिश्र वावय है । 
[इ] उस सांघातिक प्रहार के वाद 7 '** “कहा, मुख्य उपवावय 
[ई] और शीघ्र ही प्राण त्याग दिये--इ' का सजातीय मुख्य उपवाक्य। 
संयोजक--भौर, सजातीय । 
यह एक सयुक्त वाक्य हे । 
ये दोनों वाक्य संयोजक 'पर' से मिल कर एक संसृष्ट वाक्य बना रहे हैं । 


एक आशय किसी सरल वाक्य से भी व्यक्त किया जा सकता है, और किसी 
संयुवत अथवा मिश्र बावय से भी । यह वक्ता की क्रमशः समास तथा व्यास शेली 
पर निर्भर करता है : जसे, 


एक वाक्य मिश्र वाक्य 
१. मेने उसी दिन अति व्यस्तता मेने उसी दिन यह स्पष्ट कर दिया 
के कारण इस सभा का था कि मैं इस सभा का सभापतित्व 
सभापतित्व करने में अपनी नहीं कर सकता, क्‍योंकि में अति 
असमर्थता प्रकट कर दी थी। व्यस्त हू । 


अनेक बाकय-मैं अति व्यस्त हूँ । मैं इस सभा क्रा सभापतित्व नहीं 
कर सकता । यह मैंने उसी दिन स्पष्ट कर दिया था । 


एक वाक्य संयुक्त वाक्य 
२. मैंने स्त्रयं वहाँ जाकर, एक-एक से में वहाँ स्वयं गया, एक-एक से पूछ 
पूछ कर उन्हें एक पूण संतोष और उन्हें एक स्पष्ट प्रतिवेदन भेजा, 
` देने वाला स्पष्ट प्रतिवेदन भेजा । अतः उन्हें पूर्ण संतोष हो गया। 


अनेक वाक्य- मैं स्वयं वहां गया । वहां मैंने एक-एक से पूछा । 
उसके बाद मैंने उन्हं एक स्पष्ट प्रतिवेदन भेजा । 
उससे, उन्हें पुणं संतोष हो गया । 
CC-O. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


“पद एवं वाख्य का विश्लेषण २४९ 


इसी प्रकार कोई कथ्य समास शैली में एक ही सार बात के द्वारा समाप्त 
किया जा सकता है, अथवा व्यास शैली में उस के कुछ अधिक व्योरे दिये जा 
सकते हैं । 


जसे, समास शेली - गंगा में भीषण बाढ़ आई थी । 


व्यास शैली--गंगा का दश्य उस समय देखने योग्य था। पटना से 
हाजीपुर तक का सारा प्रदेश गंगा के गर्भ में समाया हुआ था। बीच में कहाँ 
भी कोई भी टीला या पेड़ दृष्टिगोचर नहीं हो रहा था। न जाने कितनी 
झोपड़ियां, कितने पेड़ उस के उच्छुखल प्रवाह में बहे जा रहे थे। मछए 
अपनी नावे किनारे लगा लहरों के थपेड़ों से उन्हें बचाने को कोशिश में लगे थे। 
-स्टीमर का आना जाना बन्द हो गया था । दिन भर बाढ़ के दर्शनार्थी किनारे खड 
हो कर गंगा की यह भीषण मृत्ति आश्चर्य से निहार रहे थे । कहीं कहीं बहती 
हुई लाशों पर कौऐ झपट-झञषट कर निर्भीक मांसास्वादन कर रहे थे। कुपित 
'गंगा सारे पाटलिपुत्र शहर को ही न कवलित कर ले इस भय से तस्त नरनारी 
म्लानमुख हो रहे थे । कई इजीनियर प्रतिक्षण नाप तौल कर रहे थे कि पानी की 
गति केसी है, बढ रही है, स्थिर है, या घट रही है। 

अभ्यास 

१. निम्नलिखित वाक्यो तथा उनके पदों का विश्लेषण करो-- 

पवित्र नामों की कुछ ऐसी महिमा है कि उनके साथ पवित्र विभूतियों का 
स्मरण होता है, उनका चरित्र सामने आ जाता है और उपी में से अपने उद्धार 
का मार्ग भी निकल पडता है । भक्तों की रक्षा और दुष्टों के नाश के लिए 
भगवान्‌ ने अपने हाथ में चक्र धारण किया है इसका सदा स्मरण रहे, इसलिए 
"भानुदास ने अपने पुत्र का नाम चक्रपाणि रख'। 

२, इन वाक्यों के पदों का पद-निदेश करें-- 

(क) संसार में पहला ऐतिहासिक प्रमाण यदि कोई है, तो वह वेद है । 
(ख) यदि संसार में चार दिन रहना है, तो राम का गुलाम बतकर 
हने में ही मुझे आनन्द है--एऐसा तुलसीदास कहते हैं । 
रे, इनका वातय विश्लेषण भी करे । 


CC-O. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


अध्याय : १७ 
७ न्य ० 
पत्र एवं निबंध 
पत्र 
पत्र लेखन 

जिस प्रकार पद्य वा विभाजन विभिन्न छन्दों (518128) और और गद्य 
का अनुच्छेदो में क्या जाता है, उरी प्रकार पत्र का भी विभिन्न खंडो' में। 
इसके निम्नलिखित अंग होते हैं :-- 

१, सब के शीर्ष पर इष्ट देवता का उल्लेख मात्र रहता है। कार्यालयीय 
पत्रो में तो यह नहीं ही रहता, आजकल निजोपत्नो में भी यह 
छटता जा रहा है । 

२. सम्बोधन--इष्ट देवता स्मरण के बाद नीचे बाएं कोने में सम्बोधन 
रहता हे । प्रषक के प्रषिती के नाते के अनुसार इसकी चार श्र णियां 
रह सकती हैं :-- 

(क) अत्यन्त आदरणीय के लिए- प्रात.स्मरणीय गुरुदेव; श्रद्धेय, पुज्य 
पिताजी, भैया; पुजनीया माँ, परम पूज्य आदि । 

(ख) सामान्य आदरणीय के लिए- परम आदरणीय चाचाजी, माताजी, 
पंडितजी आदि । 

(ग) समकोटिक--प्रिय मिल्ला सुहृद; बन्धु, महोदय आदि । 

(घ) अपने से छोटे के लिए--चिरंजीवी, आयुष्मान्‌, सुरेश, पप्पू आदि । 

३. अभिवादन--यह सम्बोधन से एक-दो पषितयाँ नीचे उसके कुछ दा 
हटकर लिखा जाता है । इसरें उपयु कत के अनुसार चार श्र णियाँ हैं :- 
(क) साष्टांग प्रणिपात, सभकित, सविनय चरणस्पशे आदि । 

(ख) सविनय, सादर प्रणाम भादि। 
(ग) सप्रेम नमस्कार, आलिगन, नमस्ते आदि । 
(घ) शुभ आशीर्वाद, हादिक शुभकामना आदि । 
कायल यीय पक्षों आवेदनो में उपयु दत (२) तथा (३) की जगह निम्न- 
वस्तुएं रहती हैं :-- 
२. प्र षक :- अपना पूरा नाम, पदनाम, पता 1 
CC-O. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


पढ़ा एव निबन्ध २५१ 


३. सेवा में :--प्र षिती का नाम, पदनाम, स्थान, पता । 


४. इसकी दाई ओर प्रायः सामने, या निजी प्न में कुछ ऊपर और 
कायलियीय पत्र में थोड़ा नीचे निम्नलिखित दो वस्तुएं रहती हैं :--- 


(क) पत्र या आवेदन किस स्थान से प्रेषित किया जा रहा हे तथा 
(ख) किस तिथि को। (क) में भावश्यव तानुसार अपना पूरा पता देते है, 
या संकेत मात्र। (ख) में तिथि पूरी दी जाती है; तारीख, भास त्था वर्ष ॥ 
५. पत्र या आवेदन का मुख्य भाग, विषयवस्तु। यह भी आवश्यकतानुसार 
कई अनुच्छेदो में बेटा रहता है । 
६. समापन, उपसंहार । इसके भी तीन खंड होते हैं :-- 


(क) जहां पढ़ा भेजा जा रहा है, वहां के शेष बड़े-छोटे सम्वर्धियों 
को भी प्रणाम तथा आशीर्वाद; उनका स्मरण, उनका कुशल-प्रश्‍न 
भादि। यह आवेदन में नही रहता । 

(ख) आत्म-निवेदन, जसे (अ) आपका चरण सेवक, भाशीर्वादभाजन, . 
प्यारा बेटा, सेवक आदि | 

(आ) आपका कृपाकांक्षी, स्नेहभाजन, आपका बन्धु । 

आवेदन में केवल भवदीय या “आपका विश्‍वासभाजन । 

(इ) तुम्हारा बन्धु, तुम्हारा जीजाजी, तुम्हारा अपना ही । 

(ई) तुम्हारा शुभेचन्छु, हितंषी, मंगलेप्सु आदि । 

(ग) भपना नाम या नाता । 

(अ) पूरा पता कभी-कभी यहां भी दिया जाता है । 
(आ) कार्यालयीय पद्म या आवेदन में केवल आवेदक का नाम रहता हे!) 
नीचे कुछ नमूने दिए जा. रहे हैं । 


१. वो” पो० द्वारा पुस्तक भेनने के लिए प्रकाशक को पत्र । 


४, लखनऊ रोड, 
व्यवस्थापक महोदय, दिल्ली 
वाणी मंदिर (पब्लिशर्स ऐण्ड डिस्ट्रोव्यूटस) ६-४-०० 


गोविन्द मित्र रोड,पटना । 


कुपया निम्नलिखित पुस्तकों की एव-एक प्रति वी० पी० द्वारा भेजने का 
कष्ट करे :--- 


१. इंटर रसायन (भाग १, २)-सिह एवं सिंहा । 


CC-O. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


-२श्र माध्यमिक व्याकरण एवं रचना? 


२. मूलभूत भौतिकी (भाग १, २, ३)-शर्मा, सिंह, प्रसाद । 


:३. ए न्यू मेथड फौर वौलूमेटिक कैलकुलेशन-भट्टाचायं । 
आपके कथनानुसार १५-०० रुपये अग्रिम मनीआडंर से भेज रहा हू । 
भवदीय, 
राजीव कुमार त्रिवेदी 


२, विद्यालय-शुल्क देने से मक्त करने के लिए आवेदन पत्र । 
सेवा में :- 
प्रधानाध्यापक, 
जिला स्कूल, जमशेदपुर । 
"महोदय, 
मैं आपके विद्यालय की आठवीं श्रेणी का छात्र हूं परिवार के भरण- 


पोषण के लिए अपेक्षित व्यय की तुलना में पिताजी की आय अत्यल्प हे। एक 
मामूली नौकरी के अलावा उनके पास आय का और कोई साधन नहीं है। कमाने 
वाले एक वे ही हैं, व्यय करने वाले अधिक । दो बड़ भाइयों की पढ़ाई का खच 
अलग है । ऐसी स्थिति में मरे भी विद्यालय शुल्क का वहत करना सचमुच हो 


“पिताजी के लिए असंभव है । 


साथ ही, पिछली परीक्षा में मैंने सर्वप्रथम स्थान प्राप्त किया हे । मे 
विद्यालय खेलकूद प्रतियोगिता का कप्तान हू, वाद-विवाद परिषद्‌ का मद्री हू । 
यदि मैं विद्यालय शुल्क से मुवत नहीं किया गया, तो मुझे विवश होकर पढ़ाई छोड़ 


देनी होंगी, मेरी प्रतिभा कु ठित हो जायगी । 


भतः श्रीमान्‌ से करबद्ध प्रार्थना हे कि विद्यालय-शुल्क देने से मुक्त कर 
मुझ निधन छात्र को भी अध्ययन का एक अवसर दे। इसके लिए मैं श्रीमान्‌ 
`का आजीवन आभारी रहूंगा । 


आपका आज्ञाकारी छात्र 
संजीव कुमार 
[ अष्टमे 'अ' 
CC-O. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


~ 


पत्न एवं निबंध 


३. निस्त्रण-पञ्न । 


प्रिय श्री मिश्रजौ, ६-४-८४ 


मेरे पुत चि० मनोहर का शुभ विवाह बलिया निवासी डा० रामानन्द 
द्विवेदी की पुत्री कुमारी आशा से २०-४-८४ को होना निश्चित हुआ है । 


आपसे साग्रह अनुरोध है कि उक्त अवसर पर वारात में सम्मिलित हो 
वर-घध को आशीर्वाद देकर इस यज्ञ की शोभा बढ़ाने की कृपा करे । 


दशनाभिलाषी, 
राजकुमार 
कार्यक्रम 
१९-४-८४ मुसल्लहपुर, वारीपथ स्थित आवास से बारात ६-०० बजे 
पूर्वाहण में बलिया के लिए प्रस्थान करेगी; 
२०-४-८४ शाम को ६ बजे द्वार पूजा; 
२०5४-८४ रात के ९ बजे विवाह संस्कार, 
२१-४-८४ पुर्वाहू ण € बजे बारात विदा । 
४, शोक-पत्र 
छपरा 
२-३-१६८४ 
प्रिय रमेश, 
सप्रम नमस्ते । 


मुझ तुम्हारे पिताजी की आकस्मिक मृत्यु के समाचार से मार्मिक चोट 
पहुंची । हमें क्या पता था कि वे एक सप्ताह बाद ही हमलोगों को छोड 
परलोक सिधार जायेंगे । मृत्यु के निर्मम हाथों ने उन्हे हमलोगों से छीन लिया 
मेरी समझ में नहीं आता है कि मे तुम्हें किस तरह सात्त्वता दूँ। इस दुःखद 
घटना ने अवश्य ही पूरे परिवार के सदस्यों को शोक-संतप्त कर दिया होगा । कितुः 
क्या किया जाय, मृत्यु पर तो हम मानवों का वश नहीं चलता। वही होता है, 
जो नियति चाहती है। अब तो मित्र, अतीत को भूल जाओ और आने वाले कल 


को सुनहरा बनाने की चेष्टा करो, क्योंकि तुम्हें अभी बहुत मंजिलें तय करनी है। 
CC-O. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


0100 माध्यमिक व्याकरंण एबं रचनां 


मै ईश्वर से प्रार्थना करता हू कि वह दिवंगत आत्मा को शांति और शोक 
संतप्त परिवार को यह मर्मान्तक आघात सहने को शक्ति प्रदान करे । 

मां को धीरज बंधाते रहना । मैं भी समय मिलते ही था रहा हू । 
तुम्हारा बन्धु, 


श्री रमेश चन्द्र 
३३१, सरस्वती सदन NS 
करमटोली, रांची 
पू, परीक्षा मे प्राण्त सफलता पर बधाई 
मोतीहारी, 
५-३-१६८४ 
प्रिय अमृतेश, 
सप्र म नमस्ते । 


अभी तुरंत देनिक आर्यावर्त लेकर पढ़ने बठा ही था कि दुसरे पृष्ठ पर 
न्तुम्हारा फोटो उन लड़कों में देखा, जिन्होंने इस बार ग्रामीण छात्रवृत्ति परीक्षा में 
प्रथम दस स्थान प्राप्त किये हैं। मेरे हषे का पारावार न रहा । मैंने तुरंत अपने 
साथियों को तुम्हारा फोटो दिखलाया। सबों ने तुम्हारी सफलता पर तुम्हें 
जधाइयां दी हैं। सचमुच मित्र, सच्चा परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाता है। मुझे 
“पुर्ण विश्वास है कि तुम भविष्य में और शानदार सफनता प्राप्त करोगे तथा मैं 
'थुनः तुम्हें बधाई भेजू गा । 


हादिक शुभकामनाओं सहित, 
तुम्हारा, 
आशुतोष मधुकर 


६, अनुज के नाम परामग पत्र 


आरा 
ऑचि० गोरीश, ८-४-८४ 
शुभ आशीष । 
सुनने में आया है कि तुमने पिछली परीक्षा मै सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया 
हैं। इस सफलता पर तुम्हें मेरी हादिक बधाई । आगे भी इस स्थात को बरकरार 
CFA कोको शि, क bibction at Sarai(CSDS). Digitized By Siddhanta eGangotriGyaan Kosha 


मत्र एव निबंध २५५ 


कितु मुझ पता चला है कि तुम खैलकूद में बिल्कुल भाग नहीं लेते हो, 
यहाँ तक कि प्रतियोगित्राओं को देखने की भी तुम्हारी इच्छा नहीं होती। सचमच 
ह दुःखद बात हे । सिफ पुस्तक एवं अध्ययन जीवन के सब पहलुओं को समृद्ध 
गहीं वना सकते। सदा पुस्तकों से चिपके रहनेवाला छात्र सरस जीवन का 
आनन्द नहीं ले पाता है। यदि तुम विश्व के ताजा समाचारों की ओर से आंखें 
मूद लो, तो तुम्हारा दृष्टिकोण संकुचित हो जायगा, जीवन का दायरा सीमित हो 
जायगा, जीवन की उन्मुक्त उड़ान का मजा नहीं पाभोगे । खेलों से हमें दलीय 
मावना, अनुशासन, सहिष्णुता की शिक्षा मिलती है। खेल-कृद शरीर को स्वस्थ, 
मजबूत एवं सक्रिय बनाती है। कालिदास ने भी कहा है: शरीरमाद्यं खलु धर्म- 
साधनम्‌ । तुम्हारा शरीर यदि स्वस्थ रहेगा, तभी तुम देश की सहायता कर सकते 
हो, अन्यथा देश के लिए तुम बोझ बन जाओगे । तुम देश के बोझ को अपने कंधे 
पर नहीं लोगे, बल्कि देश को ही तुम्हारा बोझा ढोना पड़गा। अतः पुस्तकों के 
साथ खेलों में भी दिलचपी लो एवं स्वस्थ नागरिक बाकर अपना तथा देश का 
सर्वा गीण विकाप्त करो । 


मां बाबूजी तुम्हें शुभाशीर्वाद लिखा रहे हैं । 
प्रम एवं शुभकामनाओं सहित, 


तुम्हारा अग्रज, 
अमृतेश प्रियदर्शी 


9, उपदेशात्मक-पत्र 
ही मुजफ्फपुर 
प्रिय विभाकर, ४-४-१६०० 


शुभाशीष। 


तुमने माध्यमिक विद्यालय कौ शिक्षा प्राप्त कर उच्च विद्यालय में प्रवेश 
लिया हे । यह तुम्हारे लिए एक नया जीवन है। अब तक तुम माता-पिता की 
देख-रेख में पले थे, किन्तु अब तुम्हें गपनी देख-रेख स्वयं करनी होगी । अब तक 
तुम गांव में रहे हो एवं शहरी जीवन से पूर्णतः अपरिचित रहे हो। शहर की 
चमक-दमक देखकर बहुत से लोगों को आंखें चौंधियां जाती हैं। शहर में मन 
को बरबस अपनी ओर खींच लेनेवाले अनेक प्रलोभन मिलते हैं। उन मृग» 


CC-O. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


॒ व्य ए । 
२५६ माध्यमिक व्याकरण एव रचना 


मरीचिकाओं में फंसने से बचना, क्योंकि वे मकड के जाल की तरह हैं, जिनमें 
फसते ही जाओगे एवं कभी बाहर नहीं निकल सकोगे । भोग-पिपासा को उत्तरोत्तर 
बढानेवाली वस्तुओं के पीछे पड़कर अपने भविष्य को अन्धकारमय मत बना लेना) 
ज छात्र हो, छात्र-धमं को ध्यान में रखकर प्रगति-पथ पर अग्रसर होते जाना, 
ताकि भविष्य सुनहरा हो सके। 


तुम्हारा शुभाकांक्षी 


श्री अनिल कुमार मिश्च 
दिवाकर 


नयी गोदाम, गया 


८, साइकिल के लिए अनुरोध 
रांची 


पूज्य पिताजी, ७-४-१६०० 


सादर चरण-स्पशे । 

आप जानते ही होंगे कि मुझे विद्यालय जाने-आने में नित्य पांच मील पंदल 
चलना पड़ता है । इसमें क।फो समय या शक्ति नष्ट हो जाती है। पाठशाला से 
लौटने पर अधिक थकावट के कारण पढ़ाई बिल्कुल नहीं हो पाती हे । छात्रावास 
नथा विद्यालय के छात्रों में काफी प्रतिस्पद्ध ! प्रतियोगिता है। हर छात दूसरे से 
भागे बढ़ता चाहता है। ऐसी स्थिति में अध्ययन में दिन-रात एक करना होगा, तभी 


मुझे उत्तम सफलता मिल सकती है । 


अतः मेरी प्रार्थना है कि आप मेरे लिए एक साधारण साइकिल खरीद कर 
भेजने का कष्ट करे। इससे समय की भी बचत होगी, साथ-साथ थकावट की 
मात्रा भी कम हो जायगो। मैं आपको विश्‍वास दिलाता हू कि साइकिल की 
व्यवस्था हो जाने पर मैं अधिकतम समय अध्ययन में दुंगा एवं वाषिक परीक्षा में 
सर्वोत्तम परीक्षाफल लाने की चेष्टा करूगा । पूजनीया माताजी को मेरा प्रणाम 


कहेंगे और रश्मि को हार्दिक प्यार । 
| आपका वात्सल्यभाजत, 


CC-O. Dr. Ramdev Tripathi Collection ध Sarai(CSDS). Digitized By Siddhanta हे&वा ळत Gyaan Kosha 


पत्र एवं निबरध २५७ 


निबन्ध 
( Essay ) 


जिस रचना में किसी भी विषय पर विभिन्न तथ्य एक जगह समेट कर 
लिखित रूप में एक आकार में बाँध दिए जाते हैं, उसे ही निबन्ध कहते हैं। इसी 
अथे में लेख शब्द भी प्रचलित हो गया है। यही तथ्य-समूह जव बोला जाता है, 
तव पूर्वापर का तारतम्य प्रत्यक्ष नहीं रहने से उतका आकार इग तरह नहीं बंध 
पाता कि उप आकृति में आरम्भ, मध्य, अन्त का शरीर के प्रत्येक अंग की भाँति 
उपयुक्त अनुपात हो, भनुच्छेद-विभाजन हो। वह भाषण कहलाता है। इसके 
अतिरिक्त भाषण का श्रोता प्रत्यक्ष, मध्यमपुरुष में रहता है, और लेख का पाठक 
परोक्ष, अन्यपुरुष में। इसलिए भाषण की भाषा से निबन्ध को भाषा में अधिक 
व्यवस्था, परिष्कृतता, चूस्ती रहती है। भाषण में श्रोत।ओं की प्रतिक्रिया के 
अनुसार कुछ शेथिल्य आ जाता है, जो निबन्ध में बिलकुल नहीं रहता । 


विषय तथा शेली की दृष्टि से निबन्ध निम्नलिखित प्रकार के होते हैं :-- 


(१) वर्णनात्मक ( 085८7/01//2 ) -स्थिर और स्थूल वस्तु का वर्णन, 
जसे - भारत, हिमालय, गाय, रेल गाड़ी, जन्माष्टमी, गणतन्त्र दिवस, रिक्शा 
आदि । इसकी शली है; यह ऐसा है, ऐसा होता है । 


(२) विवरणात्मक या कथात्मक ( /॥/8//8///९ ) कालक्रम से घटित वस्तु, 
घटना का विवरण, कथा; जैसे, पारितोषिक वितरण, नौका बिहार, कन्दुक प्रति- 
यो गित।, ध्जोत्तोलन, वनश्रमण, स्वतन्त्रता संग्राम, सरस्वती पुजा आदि । इसकी 
शैली है; तव यह हुआ, तब यह हुआ । 


(३) विवेचनात्मक ( A81//8८///2 ) प्रायः अभूत्तं वस्तु का निरूपण, 
विश्लेषण; जैसे, सत्संगति, असा, सत्य, अनुशासन, क्रोध, युद्ध, समाज-कल्याण, 
देशभक्ति, राष्ट्रभाषा, भणुशक्ति। इसकी शेली है, ऐसा करना चाहिये, यह उचित 
है, कत्तव्य है। इस में तर्कात्मकता तथा उपदेशात्मकता आ जाती हे । 


(४) भावात्मक ( £10/072/ )~ इसमें वक्ता या लेखक किसी वस्तु के 
संदर्भ में अपनी कल्पनाभों की उड़ाने भरता है; अपनी प्रतिक्रियाएं, मनोभाव, व्यक्त 
करता है; जेसे चांदनी, उषाकाल, सूर्योदय, सूर्यास्त, वसन्त, झरना आदि । इसकी 
शैली है; ऐसा लगता हे, दिखता है, प्रतीत होता है, मानो“ यह काव्यात्मक 
तथा कल्पना-प्रधान होता है । ` 


CC-O. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


२५ भाध््रमिक व्याकरण एवं रचना 


किसी भी निबन्ध तथा विषय में प्रायः एक से अधिक प्रकारों का मिश्रण 
रहता ही है। फिर भी जिसकी प्रधानता रहती है, उसी के अनुसार उस का 
वर्गीकरण किया जाता हे । 

(५) उपयु वत सभी प्रकार के निबन्ध दो रीतियों से लिखे जाते हैं; (क) 
एक तो विषय वस्तु को केस बताकर; उमे वस्तुनि७ ( 0/2८12 ) कहते हँ 
(ख) दूसरे वस्तु के परिप्रक्ष्य में अपने को केन्द्र बताकर, इसे व्प्रकि।निष्ठ या 
आत्मनिष्ठ ( 5///६८///8 ) व हृते हैं। यही वैयक्तिक ( /75008/ ) निवन्ध्र 
कहलाता हे । इत में किसी व्यक्ति या वस्तु की स्मृति, कल्पना प्रत्यक्ष आदि से जो 
दिवास्वप्नधारा सी चिन्तवधारा चलने लगती है, उसा चित्रण होता. है|. यह 
शुद्ध चिन्तनात्मक होता है । 


(६) जो निबन्ध छोटा रहता है, जिस में बहुत ब्यौरा नहीं, किसी 
एक विषय-बिन्दु पर सारा ध्यान केन्द्रित रहता है. व लबु नित्र-ध कहलाता है । 
जो अन्तर नाटक ओर एकांकी, उपन्यास और कहानी, काव्य और सुक्क में है, 
प्रायः वही निबन्ध और लघु निबन्ध में । 

प्र्येक छात्र अपनी रूचि तथा क्षमा के अनुकूल दिशा में ही अपनी लेखनी 
दोडा पाता है, इसी लिए प्रश्‍न पत्र में अनेक प्रकारों की ऐच्छिकता रखी जाती हे । 

नित्रन्ध-छेखन में भी बिचार-त्रिन्दुओं के अनुसार अनुच्छेर-विभाजन का 
ध्यान अवश्य रखना चाहिए । पुरे लेख या निबन्ध को प्राय: तीन खडों में बाँट लेना 
चाहिए । (क) पहले अनुच्छेर में विषय का प्रवेश, आरम्भ या भमिक्रा रहनी 
चाहिए । निवन्ध का भारम्भ कहानी वी भाँति बीच से नहीं हो जाता ॥ (ख) अल 
अनुच्छे में उपसंहार, अपना मन्तव्य, निर्णय देना चाहिए । | (५) बीच के अनुच्छेदों 
यन वर्णन, 2 दृष्टान्त, उद्धरण भादि इस क्रम से सजाना आट 

! शख का पुरा शरोर सिर, धड, पाँव आदि की भां टं 
भारोह- हा. वाला बन य F - 0 डा कय भाची है? तारी 
[स कर क्लिष्ट नहीं 


जञा ड ए । बचाना 


कुछ सरल [sant के उदाहरण मात्र प्रस्तुत किए जा रहे हैं। 


छात्र और राजनीति 


(2, छात्-जीवन, जीवत का सबसे मठत्त्वपर्ण भाग है। वह हर व्यक्ति के 
जीबत्ूऊमें ऐवा बिन्दु है, जहाँ से उपक 573. SN 
१६1२३) १ रर ) जड र ५ त व्य क्तः ज पृ At शु न 
त 3 ह, जट. से उपके व्यक्तिगत जीवेत ही शुहआत होती है। 


छात्र-जीवन तपस्या और साधना का जीवन ह है, उडे हु 
CC-O. Dr. Ramdev Tripathi Collection at ऽ ततव होत, छक्का विदया 65875 छुक Kosha 


यत्न एबं निबंध २५६ 


श्खनेवाले को एक कष्ट-सहिष्णु, कठोर और दृढ़संकल्प साधक की तरह तपना 
पड़ता है। तपस्या की इस दाहक अग्नि का सुकन जीवन के उन मधुर वर्षों में 
मिलता है, जव व्यक्ति अपना एक अस्तित्व बना लेता है। दधरी तत्फ राजनीति 
वह भगदड़ हे, जहां किसी को दुसरे की ओर देखने का न अवकाश है, न रुचि; 
सव स्वाथ के पुतले होते हें । थाज की राजनीति धर्म रहित होने के कारण उस 
लाश को सी वदबूदार हो गई है, जो महीनों से सड़ चुकी है। राजनीति को द्यूतः 
कोड़ा भी कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं, क्योंकि इसमें सत्य-अतत्य, अच्छा-चुरा के 
प्रति व्यक्ति आंखें मूद लेता 


स्पष्टतः छात्रों के कोमल मस्तिष्क को आज की राजनीति की गंदी गलियों 
में भटकने लिए छोड़ देना बहुत ही चिन्तनीय विषय है। यह दु:स्थित राष्र के 


भविष्य के लिए भी उतनी ही बुरी 
वस्तुत: इस समय छात्रों को राजनीति से कोई सीधा सम्वन्ध भी नहीं 


किन्तु देश के कुछ पदलोलुप स्वार्थी नेता अपने स्वार्थ के लिए राष्ट का गला घोंट 
देने में नहीं हिचकते । वे राष्ट्र के भावी कर्णधार छात्र समुदाय को माग भ्रष्ट बनाए 
जा रहे हैं । छात्र संगठन कोई क्रियात्मक संस्थात न रहकर समाज का सिरदद 
घन गया हे । आज कल छात्र-हड़ताल विश्वविद्यालयों की आम घटना बन गई है । 
परीक्षाओं की तारीख बढ़वाने, उनका बहिष्कार करने से उन्हीं को अधिक क्षति पह"च 
रहो है। इस से जौ के साथ घुन की भाँति विद्याव्यसनी छात्र भी पिस जाते हैं। 
यह बहुत हौ खेदजनक हैं। देश के भविष्य-निर्मातागण अनिश्‍चवितताओं के 
भुलावे में इधर-उधर भटक, यह ठीक नहीं। किन्तु वस्तु-स्थिति को देखने से 
यह बात भी पूर्णतया स्पष्ट हो जाती है कि यह युग छात्रों से राज गीति के प्रति पूर्ण 


उदासीनता की अपेक्षा भी नहीं करता। व मान युग छात्रों की सवेतनता की कामना 
करता है, क्योंकि विश्‍त्र की वढ़ती जटिलताओं का अध्ययन उनके लिए बहुत जरूती 


है । ऐसी स्थिति में ऐसा किया जा सकता है कि छात्रों का राजनीति से प्रत्यक्षत: 
कोई सम्बन्ध न हो, राजनीति उनके जीवन का पेशा न बते, किन्तु वह शिक्षा 
का एक विषय बन जाय। राजनीति का यह स्वरूप छाव्नों के लिए लाभप्रद और 
समाज के लिए भी मंगलकारी हो सकता है । 
जातिवाद: एक अभिशाप 

वर्णवर्ण में छिड़ा इन्द्र है, जाति-जाति से जूझ रही है 

स्वाथ किये हैं व्यग्र सभी को, सुमति, सुति कब सुझ रही है ? 

जातिवाद एक सामाजिक अभिशाप है, जिघही आड़ में छि कर समा ह 
कै चन्द प्रभावशाली स्वार्थी व्यक्ति गरीयो, दलितों का र 1-चूपग कर रहे हूँ । 


CC-O. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


२६० माध्यमिक ब्याकरण एवं रचन? 


झाज जनजीवन के कोने-कोने में जातिवाद का बोलवाला है। इस ने समाज को 
खंडित कर दिया हैं, देश की अक्षुण्ण एकता नष्ट कर दी है। आज एक जाति 
में भी कई प्रजातियां हैं। ऊची जाति के कहलानेवाले लोग नीची कहलानेवाली 
जाति के गरीब लोगों का स्पशे भी सहन करने को तैयार नहीं। कितना 
दुःखद दृश्य हैं यह | ब्रह्मा ने तो सृष्टि करते समय हर मानव मूति का 
निर्माण एक ही मिट्टी और पानी से किया है, किन्तु मानव अपने क्षद्र स्वार्थो के 
कारण परस्पर अलगाव भोर घृणा बढ़ाता जा रहा है। 


जातिवाद को इस गहरी भावना ने समाज को युग युगान्तर से जो हानि 
पहुचाई है, उसको क्षतिपूर्ति कभी नहीं हो सकती । जाति-भेद से मनुष्य की 
प्रतिभा क्षीण हुई है, उतकी क्षमता का ह्लास हुआ है। बेईमानी और भ्रष्टा- 
चरि का कुप्रभाव सारे समाज को प्रस चूका है। भाज देश में जातिवाद के साथ 
हर वषं कितने क्षगड़ होते हें । जातिवाद ने मानव की सामाजिकता पर बहुत 
गहरी चोट को है, उसने मानव की मानवता को संकुचित कर दिया है । उसे 
अपंग बना दिया है । 


प्रत्येक राष्ट्र का स्वरूप राष्ट्र के प्रत्येक व्यक्ति के सहयोग से निर्मित होता 
है। परन्तु यदि राष्ट्र की आबादी का कोई बहुत बड़ा भाग दबा रह गया, उसे सर 
उठाने का अवसर न मिला, तो राष्ट्र के सुमतों का संतुलित विकास कभी 
नहीं हो पायगा। जो राष्ट्र अपनी प्रोन्नति और प्रगति चाहता है, उसे जातिवाद- 
उन्मूलन की हर नीति का अनुसरण करना ही होगा । अत: सरकार को कानन के 
द्वारा झस्पृश्यता-उन्मूलन करने के लिए घाध्य होना पड़ा है । ई 


जातिबाद भाज किसी समाज-विशेष, राष्ट्र-विशेष की नहीं, अपितु समूचे 
विश्ब की समस्या है। आज भी गोरे कालों से, अमेरिकन लोग निग्रो लोगों मे ; 
भंग्रज लोग फ़च लोगों से, मुसलमान ईसाइथों से, हिन्दू मुसलमानों से, द्विज 
शूद्र से भौर बड़ पेशेवाले छोटे पेशेबाले से घृणा करत हैं। यह जातिवाद समूचे 
विश्व के नाम पर कलंक है, काला धब्बा है । 


भारतीय समाज तो जातिवाद की भयानक व्याधि से बहुत पुराने समय से 
पीड़ित रहा है। भाज का समय राष्ट्र के हर व्यक्ति को यह अशोभनीय लबादा 


उतार फंकने को प्र रित करता है । वस्तुतः जातिवाद के कारण समूचे देश काही 
अध्तित्व खतरे में पड़ गया है । 


सच तो यह हे कि हम सब एक मानव जाति के, मानव परिवार के 
सदस्य हैं । | 
CC-0. Dr. Ramdev Tripathft Collection at Sarai(CSDS). Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


% 


यत्र एवं निवस्ध २६१ 


साक्षरता समस्या ओर हमारे कत ब्य 

निरक्षरता किसी भी देश के वर्तमान भौर भविष्य दोनों के लिए भभिशाप 
है। जहाँ निरक्षरता है, वहां अंधकार हैं, रूढ़ियां है। हमारी आखों में एक 
सपना झूल रहा था कि हम जब स्वतंत्र होंगे, तो हमारी स्थिति बिल्कुल बदल 
जायेगी । परन्तु आज स्थिति ज्यों की त्यों है । वस्तुतः जनता की निरक्षरता ही 
इसके लिए उत्तरदायी है । 

आज जितने स्कूल खुले हैं, उनकी संख्या कम नहीं है। दुःख इस बात 
का है कि जितने शिक्षण संस्थान अब तक खोले गये हैं, उनका उपयोग ठीक से नहीं 
हो रहा है। दूसरी बात यह है कि स्त्री शिक्षा की ओर ठीक से ध्यान नहीं दिया 
जा रहा ह । स्त्रियां पारिवारिक जीवन की रीढ़ होने के साथ-साथ राष्ट्र की 
विधात्री भी हँ । अगर वे अशिक्षित, निष्क्रिय, बेकार होंगी, तो यह निश्चित है 
कि देश का एक महत्त्वपूर्ण अंग भी बेकार ही रहेगा । 

साक्षरता अभियान के संबंध में चर्चा करते समय हमें वियतनामी सरकार 
और वहां की जनता से कुछ सीख लेनी चाहिए। वे निश्चय ही श्लाध्य हैं। भाज 
घिएतनाम के क्षेत्र में व्यक्ति-व्यक्ति साक्षर बनाया जा चूका है । स्त्री समाज के 
साथ-साथ वर्तमान भपढ़ नवयुवक समाज को भी साक्षर करना बहुत जरूरी है । 
अगर वतमान नवयुवक पीढ़ी में साक्षरता आ जायेगी, तो हमारी समस्याएँ स्वयं 
हल हो जाएंगी । 

साक्षरता भभियान की सफलता के लिए एक विस्तृत योजना की 
आवश्यकता है, जो देश के कोने-कोने को साक्षरता इकाइयों में बांटे और हर इकाई 
को पूर्ण रूप से साक्षर करे) इस योजना में सरकार का ही नहीं, अपितु जनता 
का भी पूर्ण सहयोग होना चाहिए। इसके लिए: ईच वन टीच वन: का नारा 
राष्ट्रव्यापी र्तर पर गजना चाहिए। निरक्षरता प्रगतिशील भारत की बिकट 
समस्या है, उसकी भौतिक और आध्यात्मिक प्रगति के लिए दुर्गम रुकावट है । 
जब तक देश का हर नागरिक मानसिक रूप से जागरित नहीं होगा, हर मनुष्य 
की बौद्धिक क्षमता विकसित नहीं होगी, तब तक हमारा प्रजातंत्र स्वप्न 
ही बनकर रहेगा । 

बड़ती जनसंख्या ओर इसके समाधान 


प्रगतिशील भारत जिन समस्याओं से घिरा है, उनमें जनसंख्या-बृद्धि की 
समस्या सबसे महत्त्वपूर्ण हवे । स्वतंत्रता-प्राप्ति के बाद शिक्षा के विकास, 
कांश गो :-9 न-भभियान ओर स्वास्थ्य सम्बन्धी सुविधाओं मै 


(८-0. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


२६२ माध्यमिक व्याकरण एवं रचन 


घृद्धि के कारण जनसंख्या में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। जनसंख्या की इस बाढ़ ने देश 
को दीन बना दिपा है। देश को उन्नत और सम्पन्न बनाने के लिए जनसंख्या की 
यृद्धि को रोकता सबसे जरूरी है । 

परिवार नियोजन विभाग की स्थापना इस दिशा में सबसे महत्त्वपूर्ण कदम 
है। इस विभाग द्वारा विभिन्न स्थलों पर परिवार नियोजन केन्द्र खोले गये हें । 
इन केन्द्रों में मुफ्त में लोगों को नसबंदी की सुविधा प्रदान की गई है। इसी कारण 
झाज देश में लगभग १० प्रतिशत जनसंख्या की नसबंदी हो चुकी हैं। परन्तु 
परिवार नियोजन की सफलता तभी संभव है, जव सामान्य जनता इसकी महत्ता से 
परिचित हो। इसके लिए काफी काम करना बाकी है। सरकार की जनसंख्या 
नीति को भी तभी सफलता प्राप्त होगी, जब हर नागरिक इसकी महत्ता से 
परिचित हो, क्योंकि इस समय अधिकांश जनता, जनसंख्य़ा-नीति क्या है, इसे भी 
महीं जानती हे । पंजाब सरकार ने परिवार नियोजन को अनिवार्य कर दिया ठे 
भौर यह घोषणा भी की है कि जो लोग योजना में निश्चित की गई संख्या से 
भधिक बच्चा पेदा करेगे, उन्हे कर देता होगा वर्तमान सरकार ने इस सम्बन्ध 
में अपनी प्रतिक्रिया भी व्यक्त की है कि इतने कठोर कदम नहीं बनाए जायेंगे । 

वस्तुत: परिवार नियोजन नए भारत की नई मांग है। आज जब स्वतंत्रता 
प्राप्ति को ३९ वर्ष हो चूके हैं, तब भी हम विश्व के उन इने-गिने राष्ट्रों में नहीं 
भा पावे हैं, जो सम्पन्न और समृद्ध स्वीकार किये जाते हैं। अतः आवश्यकता इस 
बात की है कि हर व्यक्ति इसकी महत्ता को स्वीकार करे । 

अगर कुछ वर्षो के लिए परिवार नियोजन को अनिवार्य बना दिया जाय, 
तो शायद जनसंख्या की यह विध्वंसक, विनाशक बाढ़ रुक सकेगी । जनसंख्या 
विस्फोट की यातनाओं से, उसके प्रकोपों से वचने का और कोई उपाय भी नजर 
नहीं आता | इस भूत को शीघ्रातिशीघ्र भारत से भगाना जरूरी है, अन्यथा हमारी 
भाथिक स्थिति और बिगडती चली जायगी । 


सन १९७० का चुनाव 

हुल प्रजातांल्विक शासन पद्धति का मूल प्राण है, क्‍योंकि यही वह माध्यम 

है, अथस जन्ता अपने प्रशासनिक यंत्र को स्वेच्छानुसार परिवर्तित एवं परिवद्वित 
रती है । इस प्रकार चनाव सामान्य ज 

करता हं । इस प्रकार चुनाव सामान्य जनत। के अस्तित्व के महत्त्व का प्रतीक है । 

15४० का चुनाव इसी वात का सूचक है कि जनता ने अपनी इच्छा के 


भुसार शासन व्यवस्था एक नये वर्ग को सौंप दी। १९६६ से १९७७ तक 


क्रप्रस की सरकार ने अपनी नीतियों कै »नुसार देश का मागे दशन किया, उसके 
CC-O. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosh 


j 


पत्र एव निबंध २६१ 
घतंमान को संवारने और भविष्य को उज्ज्बल स्वरूप प्रदान करने का यत्न 
किया । उस सरकार की सफलताओं भौर असफलताओं पर विचार करते 


हुए जनता ने इस चुनाव में नई करवट ली और शासन जनता पार्टी क्षे हाथों में 


सौग दिया । 

लकिन इस चुनाव की महत्ता इस तथ्य में है कि इस चनाव ने जनतंत्र 
का नई दिशा प्रदान की। कांग्रेस ने रवतत्रता दिलाई थी । अत: वह यह 
समझती थी फि केवल इसके सहारे वह बहुत दिनों तक सत्तारूढ़ रह सकेगी । 


र 
कितु इस चनाव के परिणामों से यह स्पष्ट हो गया कि 


भारताय प्रजातब न 
नई मोड़ ली है । 


इन सब चीजों के अलावा जो सबसे महत्त्वपूर्ण वात सामन आई हू, वह यह 
कि भारत में भी दविदलीय प्रजातंत्र की भावना जोर पकड़ रही है। इससे 
शायद देश का भविष्य उन्नति के पथ पर अग्रसर हो सफेगा । साथ ही इस चुनाव 
से यह भी स्पष्ट हो गया कि भारतीय जनता भपना निर्णय लेना भी जानती हे । 

हर चुनाव की अपनी उपलब्धियां होती है। इस चुनाव के परिणामों 
से बहुत ही उच्चकोटि की उपलब्धियों की आशाएँ नहीं को गई थी । देखना यह था 
कि भविष्य कया बोलता है। क्या भारतीय जन-जीवन नई जिदगी प्राप्त करने में 
सफल हो सकता है, या नहीं ? 


पंडित नेहरू ने कहा था कि चुनाव जनता को राजनीतिक शिक्षा देते का 
विश्वविद्यालय हे । इस परिप्रेक्ष्य में निश्चय ही इस चुनाव का महत्त्व बहुत 
भधिक हैं। वस्तुतः चुनाव युद्ध नहीं, एक तीथं है, जहां हर व्यक्ति की महत्ता 
पूजित भोर स्वीकृत होती हे । 
अभ्यास 
(१) अपनी मां को एक पत्र लिखकर सूचित करे कि आप पूर्ण स्वस्थ हैं, चिन्ता 
की कोई बात नहीं, परीक्षा की तयारी में लगे र, इसी लिए कभी-कभी 
ना भूल जाते 6 । 
(२) इन पर निवन्ध लिखें--शरद्‌ ऋतु, समाचार पत्र, राजीव गांधी, १५ 
अगस्त, सरस्वती पूजा, देशाटन । 
(३) इन पर लघु निवन्ध लिखें--जहां चाह वहां राह, स्वास्थ्य, सांच बराबर 
तप नहीं, अन्धेर नगरी चौपट राजा । 


CC-O. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


अध्टप : १८ 


STN 
संक्षेपणा 


( Precis ) 

सक्षपण का अर्थ है संक्षिप्त करना, अर्थात्‌ जो बात कहीं विस्तर से, व्यास 
शेली से कही गई है, उसे यहां उंक्षप्त कर, संक्षेप में, कहनां। यह समास शैली 
का ही एक प्रकार है । 

संक्षेपण में इतनी बातों का ध्यान रखा जाता है :-- 

(१) मंक्षेपित रचना में मूल रचना से प्रायः एक तिहाई शब्द ही रखे जाते 
हैं, अधिक या कम नहीं। भतः पहले मूल रचना की शब्द गणना कर लेनी चाहिए । 

(२) इसके लिए ऐसा किया जाता है कि मूल रचना को एकाधिक वार 
पढ़कर उसके मुख्य विचार-बिन्दुओं को रेखांकित कर लेते हैं, ताकि संक्षेपण में वे 
न छूटे, दुसरे न घु, अर्थात्‌ “सार सार को गहि रहे, थोथा देय उड़ाय”। इस 
हेतु दो काम करते हैं (क) यदि कथन पद्यात्मक या कथोपकदनात्मक है, तो उसे 
भन में ही साधारण गद्यात्मक (निवन्धात्मक) कर लते हैं, (ख) विसी तथ्य की 
व्याख्या के लिए जो उपमा आदि अलंकारो, कहावतों, दृष्टान्तों, उदाहरणों का 
सहारा लिया गया है, विस्तार से ब्यौरा दिया जाता है, उसका मोह यथासंभव 
छोड़वर शुद्ध तथ्य ले लेते हैं । 

(३) कहीं-कहीं व्यस्त शब्दों को समास या प्रत्यय से एकात्मक बना लिया 
जाता है; जसे, भारत के नागरिक = भारतीय, उपन्यास लिखने वाले -- उपन्यास- 
कार आदि । 

(४) ऐसा कर के कहीं अलग एक प्रारूप बना कर शब्द-गणना कर देख लिया 
जाता हे । यदि अब भी शब्द संख्या तिहाई से अधिक है, तो दुबारा छेटनी करनी 
पड़ती है, कम है तो छांटे गए तथ्यों में से किसी अपेक्षाकृत महत्त्वपूर्ण को फिर ले 
लिया जाता है, क्योंकि संक्षेपण तिहाई से एक ही दो शब्द अधिक या कम रहता है। 

(५) गणना में विभक्ति-चिल् पृथक नहीं गिने जाते; जैसे “अन्धकार में' 
एक शब्द है, किन्तु--'भन्धकार के समय? या 'अन्धकार के कारण! दो । 


(६) यथासंभव मूल भाषा, मूल शब्दों को बने रहने देना चाहिए । प्रत्येक 


पर्याय में अथं की छाया की कुछ भिन्नता अवश्य रहती है। भतः मूल वक्ता या 
CC-O. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


'पत्र एवं निबन्ध ३९३ 


छे ब्दं ® ९ 
अके दवारा प्रयुक्त भाषा थोर शब्दों को रहने देने से उनका तात्पयं थधिकतम 


सुरक्षित रह जाता है । यह याद रखना चाहिए कि तात्पर्याथ से संक्षेपण एक 
भिन्न वस्तु है । 


(७) इतना कर लेने के वाद सोच कर इस रचना के विषय का ऊपर एक 
स क्षिप्त शीषेक दे देना चाहिए । 
(८) तब इसके शब्रों की गणना कर नीचे दाहिनी भोर कोष्ठ में इसकी 
पथा मूल रचना को, दोनों, संख्याएँ दे देनी चाहिए, जैसे-- 
( मूल शब्द १००, संक्षेपित संख्या ३४ ) 
नीचे एक उदाहरण से इसे दिखाया जा रहा है-- 
अनुच्छेद 
क विना आत्मशुद्धि के पाणिमाड के साथ एकता का अनुभव नहीं किया जा 
सकता ओर आत्मशुद्धि के अभाव में ऑआहस। धर्म का पालन करना भी हर तरह 
नामुमकिन है। चूंकि अशुद्धात्मा परमात्मा के दर्शन करने में असमर्थ रहता है, 
इसलिए जीवन-रथ के सारे क्षत्रों में शुद्धि की जरूरत रहती है। इस तरह की 
शुद्धि सध्य है, क्योंकि व्यष्टि और समग्डि के बीच इतना निकट का संबन्ध है कि 
एक की शुद्धि अनेक की शुद्ध का कारण वन जाती दै और व्यक्तिगत कोशिश करने 
की ताकत तो सत्यनारायण ने सव किसी को जन्म हो से दी है। 
प्रःका--प्राणिमात्न के साथ एकता का अनुभव, परमात्मा का दर्शन और 
अहिसा धम का पालन आत्मशुद्धि के बिना नामुमकिन है । सत्यनारायण ने सबको 
व्यक्तिगत कोशिश की ताकत दी हे । अतः यह साध्य है । 
अन्तिम रूप--आत्मशुद्धि के बिना प्राणिमात्र के साथ एकता का अनुभव, 
परमात्मा के दर्शन और अहिसा धर्म का पालत नामुमकिन है । सत्यनारायण ने . 
सबको व्यक्तिगत कोशिश की ताकत दी है । वह साध्य हे । 
(मूल रचना मैं प्रायः ७२ शब्द, संक्षयण में प्राय: २४) 


अन्यातस--- 
निम्नादझित का संक्षेपण करें -- 


सकाम भक्ति अथवा गंवार मनुष्य की भावना का बड़ा महत्त्व है । 
अन्त में इससे महान्‌ सामथ्यं पदा होती है। जीवधारी कोई भी और कंसा ही 
हो, वह जब एक बार परमेश्वर के दरबार में आ जाता रे, तो फिर मान्य है? 
जाता हे। भाग में किसी लकड़ी को डालिए, वह जल ही उठेगी। परमेश्वर 
को भक्ति एक अपूर्व साधना है। परमेश्वर सकाम भक्ति की भी कद्र करेगा । 
बाद में वह भक्ति निष्कामता और पुणंता की ओर चली जायगी । 
छळ 


CC-O. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


परीक्षा के 
बिहार विद्यालय परीक्षा समिति 
१९८४ वाषिक 
१. “3! ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? ,(क) कण्ठ, (ख) मूर्धा, (ग) तालु, 
(घ) ओष्ठ । 
२. 'सूर्योदय’ का संधि-विच्छेद क्या है ? 
(क) सूर्यो +- दय, (ख) सूर्यः + उदय, (ग) सूया +- उदय, (घ) सूर्य + उदय । 
३. नायक का सही स्त्री लग रूप क्या है ? 
(क) नायीका, (ख) नायका, (ग) नायिका, (घ) नयिका । 
४, वह जन्म का भिखारी है'~ इस वाक्य में 'का' क्रिस कारक की विभक्ति 
है? (क) सम्बन्ध, (ख) अधिकरण, (ग) संम्:दान, (घ) करण । 
५, वह, जो अभी आया था, मेरा भाई है । --इस वाक्य में 'जो अभी आया था 
क्या है ? 
६ एक पंथ दो काज” मुहावरे का सही अर्थ क्या है? 
(क) एक काय के लिए दो रास्ते पर चलना, (ख) अनेक कार्य करना, 
(ग) किक व्यबिमूढ़ होना, (घ) एक साथ दो काम करना | 
७. “नाचे न जाने शाँगन टेढ़' लोहोबित का सही अर्थ क्या है ? 
(क) नाचने का ज्ञान न होना, (ख) अपने को नाच में कुशल मानना, 
(ग) अपना ऐव न दैखकर दूसरों में ऐब देखना, (घ) आँगन का कारीगर। 
८, निम्नलिखित शब्दों में कौन-सा शब्द 'योगरूढ़' है ? 
(क) विद्यालय, (ख) लम्बोदर, (ग) स्वर्ण, (घ) नीतिथात्‌ । 
६, निम्नलिखित ध्वनियों को मिलाकर एक शब्द वनावे --- 
न्‌+अञ-द्‌ +-ई+-श्‌ +अ | 
१०, 'प्रेरणार्थक क्रिया' किसे कहते हैं ? 
११, “पन प्रत्यय के योग से एक शब्द बनावे । 
१२. 'लड़का रोटी खाता है !!--इसे कमंवाचक वाक्य में बद ते । 
१३. जो आाँख से सुनता है ।'~-इस वाक्य के लिए एक शब्द दे । 
१४, 'दशानन' का सविग्रह समास बताबे । 


१५. तिम्तलिखित शब्दों में भो शुद्ध है, उसे लिख्ं-परिस्थिति, परिस्थिती । 
CC-O. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


परीक्षा कै प्रश्न २६७ 


१६. 'ब्योम' का एक समानार्थी शब्द लिखें । 
१७. “रावण शब्द से भाववाचक संज्ञा बनाकर वाक्य में प्रयुक्त करे । 
१८. वावव-प्रथाय द्वारा 'तरणि'--'तरणी' का अथ-भेद स्पष्ट करे । 


१६. निम्नांकित वाक्यौं में मोटे (काले) शब्दों का विपरीतार्थक शव्द लिखकर 
वाक्य पुरा कर -- 


(क) संसार में सभ्य और दोनों प्रकार के प्राणी होते है । 
(ख) वतमान भारत की र भ्यता प्राचीन भर... का मिश्रण है । 


२०, (क) प्रीतिभाज के निमंत्रण वी अस्वीकृति एक व!का में दी जए | 
(क) पत्र लिखते समय बड़ी बहन को आप कार संबोधित करगे? 


२१. निम्नलिखित विशेषणो से संज्ञा बनाकर वाक्यों में प्रयुक्त करें-- 
(क) काला, (ख) अच्छा 


२८, उपयक्त शीषक देकर निम्नः खत का सक्षपण ~ 
इस संसार में आनन्द प्राप्ति के लिए मनुष्य भटऽता रहत! है; यह इस 
वात का परिचायक है कि शाश्‍वत सुख की अनुभूति उसके जीवन की 
सर्वोपरि आवश्यकता है। इसत पुति के लिए कभी वह एक तरह का 
माध्यम ढुढ़ता है तो कभी दसरे प्रकार का। व्यक्षित के सुख का केन्द्र 
सदा बदलता रहता हे । शशव काल माँ की गोद में, वाल्यावस्था खिलौने में, 
छात्र औवन पुस्तक में, यौवन पत्नी और धन-संचत में गट्स्थाश्रम पुत्रमाह 
में, यश प्राप्ति मे नियोजित रहता गम्भोरता से विचार करने पर पता 
चलता है कि जिन भौतिक चीजों से आनन्द प्राप्त करने का प्रयत्न किया जाता 
हैं, वे वस्तुतः आनन्द से रहित हैं। यदि आनन्द होता तो मन सदा 
उनमें लीन रहता, पर आनन्द प्राप्ति के केन्द्र का सतत बदलते रहना इस बात 
का प्रमाण है कि यह विशेषतः उन भौतिक वस्तुओं में नहीं है । 

३१. निम्नलिखित विषयों में बिसी एक पर लगभग ३०० शब्दों में निबन्ध 
लिखें :- (क) रामचरित मानस, (ख) शरद्‌ पूणिमा, (ग) देशभक्ति, 
(घ) खेल जगत में क्रिकेट का स्थान, (ङ) चन्द्रशेखर आजाद । 

३२. निम्नलिखित उक्तियों भें से किसी एक पर अपना विचार लघ निबन्ध के 
रूप में लगभग २०० शब्दों में लिखें :-- (क) बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय । 
(ख) पर उपदेश कुशल बहुतेरे । (ग) सत्यमेव जयते । (घ) मुखी मीन जह 

नीर अगाधा । 
१९८५ (वापिक) 
१. मैं इस महीने के अन्त तक अपने पद से त्याग पत्र दे दंगा ।--इस वाक्य में. 
“इस महीने के अरत तक” कया हे? निम्नलिखित में से चून कर लिखें :-- 
(क) पद बन्ध, (ख) समस्त पद,: (ग) पद, (घ) उप वाक्य । 


CC-O. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


२६५ माध्यमिक व्याकरण एबं रचना 


२, “फ” का उच्चारण स्थान क्या है? 

(क) कंठ, (ख) ओष्ठ, (ग) तालु, (घ) मूर्द्धा । 
३. नारायण” का सही सन्धि-विच्छेद क्या है ? 

(क) नर +-थभायण, (ख) नार + आयन, (ग) नार-|- अयन, (घ) नार -|- भयण । 
४, निम्नाँकित शब्शों में कौन-सा शब्द तद्भव है ? 

(क) पुत्र, (ख) लोटा, (ग) कीमत, (घ) पलंग । 


५, निम्नांकित शब्दों में कौन-सा योगरूढ है ? 
(क) रात्रि, (ख) मिट, (ग) चन्द्रशेखर, (घ) छल-छन्द । 
दि. 'झठ मत बोलो ।--इस वाक्य में “मत” कौन-सा निपात है? 
(क) विस्मयादिबोधक, (ख) सीमाबोधक, (ग) प्रश्‍नवोधक, (घ ' निषेधबोधक । 


७ आग म घी डालना” मुहाबरे के चार अर्थ दिये गये हैं। सही अथ कोन है? 
(क) आग प्रज्वलित करना, (ख) क्रोध भड़काना, (ग) घी को नष्ट करना, 
(घ) हवन करना । 
८, निम्नलिखितों में कौन-सा मिश्र वाक्य है? 
(क) उसने अपना सब धन लुटा दिया । (ख) क्या उसने अपना धन लुटा 
दिया? (ग) उसके पास जो कुछ धन था उसे उसने लुटा दिया। 
(घ) उसके पास धन था और उसने लुटा दिया । 
९, प्र रणाथक क्रिया किसे कहते हैं? 
१०, निम्नलिखित ध्वनियों को मिलाकर एक शब्द बनावे :-- 
पृ+अ-+-र२+ई-+क--ष्‌-- आ । 
११. बलाघात किसे कहते हैं ? 
१२, आायुष्मान्‌ का स्टोलिंग रूप क्या है । 
१३. विस्मयादिबोधक वाक्य का एक उदाहरण लिखें । 
१४, 'लोहा से विशेषण बनाये । 
१५. “ती” प्रत्यय के योग से एक कृदन्त शब्द बनावे । 
१६. “नराधम” कौन समास हे ? 
१७, “गाड़ी स्टेशन पर पहुंची और यात्रीगण डब्बे से बाहर निकलने लगे । 
प्रस्तुत वाक्य को सरल वाक्य में परिवर्तित करे । 
“१८. 'मानव' का विपरीतार्थक शब्द लिखे । 
१६, सवनाम किसे कहते हैं । 
२०. निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध कर : -- 
(क) हमारे शिक्षक प्रश्‍न किया है । (क) श्रीकृष्ण के अनेकों नाम हैं । 
२१, नीचे लिखे वाक्यो के सामने कोष्ठक में दिये गये शब्दों से भाववाचक संज्ञा 


वनाकर रिक्त स्थानों बी पति करे - 
CC-O. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


~ 


परीक्षा के प्रश्न 


२६& 

(क) पिछले अ;म--में काँग्रेस की अभूतपूर्व जीत हुई । [ चुनना ] 

(ख) भाज भाई-भाई में क्यों----हो रही है ? [लड़ना] 

२२. नीचे लिखे शब्दों का अलग-अलग वाक्य-:योग द्वारा अर्थान्तर स्पष्ट करें :_-. 


मद्य, मध्य । 


~ 


२३. निम्नांकित उद्धरण का संक्षेपण वरे एवं उपयुग्त शीर्षक दें :- 
प्र मचंद को वेचती इसलिए थी छि वे चाहते थे कि जीवन-दीप का प्रकाश 


दूर-दूर तक फले, वक्‍त पर फंसे, अच्छी तरह फेले। वे अपनी सारी किताबें, 
अपना सारा साहित्य अपने प्रेस में ही छपवाकर समूचे देश में फैला देना चाहते 
थे। किसानों, मजदरों यु 1, विद्यार्थियों, स्त्रियों अ ठतो की ददनाक जिन्दगी 
को आधार बनाकर जो कोई भी लिखे, सभी पकर जनता को सजग सचेत 
बना देने का संकल्प प्र मचरद दे हाथा। अधिक-से-अधिक 
लिखते जाना, अधिक-से-अधिक छापते जाना, अधिक-से-अधिक लोगों को जागरूक 
बनाते जाना--शोषण, गुलामी, ढोग, दंभ, रवार्थ, रूढ़ि, अन्याय, अत्याचार इन 
सब की जड़ें खोद डालना भौर धरती को नई मानवता के लायक बनाना--यही 
प्रमचन्द का उद्दश्य था । 

३३. निम्तांकित विषयों में से किसी एक पर लगभग ३०० इब्दों में. एक निबम्ध 
लिखें :--[क] आपका जीवन लक्ष्य, [ख] रिक्शाचालक, [ग] दीवाली, 
[घ] भारतीय कृषि की समस्या । (ङ) राष्ट्रकवि दिनकर । 

२४, निम्नांकेत उक्तियों में से किसी एक पर लगभग २०० ₹ददों में अपना 
विचार लघु निबन्ध के रूप में लिखें :- [क] जो तो को कांटा बुए, ताहि 
बोय तू फूल। [ख| जिन दूढा तिन पाइयाँ, गहरे पानी पठ । [ग] बिनु 
सत्संग विवेक न होई। [घ] घर का जोगी जोगड़ा, भान गाँव का सिद्ध । 


बिहार्‌ इन्टरमिडियट कांसिल परीक्षा 
राष्ट्रभाषा [हिन्दी भाषी] कला, १९८४ 
२. निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर निबन्ध लिखिए --- 


\ 


(क) परीक्षा में कदाचार, (ख) आपके प्रिय कवि, 
(ग) आपके जीवन की कोई स्मरणीय घटना, (घ) राष्ट्रीय एकता । 


>>> 


४५, अपने जिला-आपुर्ति पदाधिकारी के नाम क्षेत्र के आवश्यक सामानों को 
जन-वितरण-प्रणाली के अन्तर्गत विक्रेता के विस्द्ध अनियमितता सम्बन्धी भावेदन- 
पत्र लिखिए । 

६, किग्ही दो के उत्तर दीजिए-- 

(क) वाक्य-प्रयोग द्वारा किन्हीं पाँच के अर्थ स्पष्ट की जिए-- 
आँख लगना, सिर मुड़ाते ओले पड़ना, मुँह फुलाना, सिर धुतना, हाथ 
पर हाथ धरना, पीठ दिखाना, तीन तेरह होना । 
(ख) किन्हीं पाँच शब्द-युग्मों के अर्थ-भेद स्पष्ट कीजिए--- 
नारी-नाड़ी, वेर-बेर, अंस-भंश, सित-रीत, रज-रज्जु, तरणि-तरणी । 


CC-O. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


२७० माध्यमिक व्याकरण एवं रचना 
(ग) वाक्य-प्रयोग द्वारा किन्ही पाँच के लिग-निर्णय कीजिए -- 
चौकी, गिलास, जी, जू, नाखून, नारंगी । 
७. निम्नलिखित संदर्भ का संक्षपण कीजिए-- . 
देशभक्त अपनी मातृभूमि को सच्चे हृदय से प्रम करता है । यइ एक 
ओर इसे अतीत के गौरव पर गव है, तो दूसरी ओर वह अपने भविष्य को भी 


उज्ज्वल बनाता है । वह सदेव समाज में क्रांति चाहता है, किन्तु बह क्रांति जो न 


क्रांति करता है, जो देश की उन्नति के पथ की बाधायें हैं। लोगों में एकता, 
प्रम और सहानुभूति उत्पन्त करना, उनकी राष्ट्रीय, सामाजिक एवं नेतिक चेतना 
जागृत करना, उन्ह कर्ताव्यपरायण और अध्यसायी बने रहने के लिए प्रोत्साहन 
देना ही देशभक्ति है। 
राष्ट्रभाषा [अहिन्दी भाषी] कला, १६८४ 
१. निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर निबन्ध लिखिए-- 
(क) जड की रात, (ख) राष्ट्रीय एकता, (ग) गाँव का मेला, (घ) पुस्तकालय । 
२, एक-तिहाई शब्दों में संक्षपण कीजिए 
साहित्य में अपनी ही आत्मा पर विश्वास रखने के केवल उपदेश ह 
नहीं, किप्तु जीवनियाँ भी अनेक लिखी हुई हैं। इस कोटि में स्त्री और पुरुष, 
दोनों को बरावर जगह मिली है । पार्वती तपस्या में दुढ़निष्ठ है । वह महादेव 
को पति रूप से प्राप्त करना चाहती हैं। उनकी तपस्या की परीक्षा करने, उनके 
मनोबल को तोलने के इरादे से ऋषि उनसे कहते हैं, तुम क्यों व्यर्थ ही शिव-जैसे 
पागल के पीछ पड़ी हो ? इससे तो अच्छा है कि विष्णू की कामता करो। बह 
सुन्दर हैं और सव तरह से महादेव से श्रष्ठ हैं। यह सुनकर पार्वती का उत्तर 
नम्र होकर भी दृढ होता हैँ । वह अपनी प्रतिज्ञा पर अटल रहती हे । 
3. किन्हीं दो के उत्तर दीजिए-- 
(क) वाक्य-प्रयोग हरा किग्हीं पाँच के अर्थ स्पष्ट वी जिए--- 
तलवा चाटन, दाँत खट्टे करना, नाक काटना, पसीने-पसीने होना, 
पाँव तले वी मिट्टी खिसकना, पीठ फेरना, सिर उठाना । 
(ख) वाक्य-प्रयोग द्वारा किन्ही पाँच के लिग-निर्णय कीजिए-- 
लालच, घास, जेब, खाट, खटमल, चादर, घमण्ड । 
(ग) किन्हीं पाँच के विपरीतार्थक शब्द लिखिए -- 
आस्तिक, लौकिक, सध, पंडित, सहल, राजा, उत्थान । 


राष्ट्रभाषा [हिन्दी भाी] कला, १६८५ 
१. किसी एक विषय पर निब.ध लिखिए :--- 
(क) मातृभूमि, (ख) आतंकवाद की राजनीति, (ग) विज्ञान और जीवन, 


a न तोकी ¢ जता 
a) She Tat इ) त gam SNE dGangotr Gyaan Kosha 


परीक्षा के प्रश्‍न २७ 


२. संपादक के नाम एक पत्र लिखें जिसमें यह उल्लेख करें कि किन-किन 
प्रयत्नो से भारत की गरीबी दूर हो सकती है । 
३. किन्हीं दो के उत्तर दीजिए :--- 
(क) किन्हीं पाँच के अथ स्पष्ट कीजिए :--- 
0 हाथ पकड़ना, मुह चराता, सिर फिरना, छ-मंतर होना, अँगठा 
दिखाना, पाँव मारना, साथा पकड़ना । कु 
(ख) किन्ही पाँच के वाक्य-प्रयोग से लिंग निर्दिष्ट कीजिए :--- 
मेल, पूणिमा, चील, नेह, मेघ, ब्रह्मपुत्र, जहाज, गोष्ठी । 
(ग) किन्ही पाँच के विपरीताथक शब्द दीजिए : - 
आविर्भाव, आदि. आशा, रात्रि, पात, प्रकाश, धरती, जल । 
४, निम्तःलखित गद्य-खंड का संक्षेपण कीजिए : -- 
यदि भारत तलवार की नीति अपनाए तो वह क्षण-स्थायी विजय पा 
सकता हे, ले.कन तब भारत मेरे गवे का विषय नहीं रहेगा । मैं भारत की भक्ति 
करता हु, क्योंकि मेरे पास जो कुछ भी है, वह सब उसी का दिया हुआ है। भेरा 
विश्वास है कि उसके णास सारी दुनिया के लिए एक संदेश है। मैं भारत से उसी 
तरह बंधा हु जिस तरह कोई बालक अपनी माँ की छाती से लिपटा रहता है, 
क्योंकि अनुभव करता हू कि वह मुझे मेरा आवश्यक आध्यात्मिक पोषण देता है । 
राष्ट्रभाषा [हिन्दी भाषी] विज्ञान एवं वाणिज्य, १६८७ | 
१. निम्नांकित विषयों में से किसी एक पर निबन्ध निखिए-- 
(क) वेका की समस्या, (ख) आपके प्रिय कहानीफार, (ग) बिना 
ट्किट रेल यात्रा, (घ) राष्ट्रीय त्योहार । 
२. जिलाधिकारी के नाम लेखापाल के पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र दीजिए | 
३. किन्हीं दो के उत्तर दीजिए -- 
(क) वाक्य-प्रयोग द्वारा किन्हीं पाँच के अर्थ स्पष्ट कीजिए -- 
आँख दिखाना, हथेली पर वाल जमाना, नाक का बाल होना, कान 
-काटना, नौ दो ग्यारह होना, नाको चने चवाना, दिन में तारे दिखाई देना । 
(ख) निम्नलिखित शब्द-युग्मो में से किन्ही पाँच के अर्थ-भेद स्पष्ट कीजिए-_ 
असन-आसन, सूर-श्र, चिर-चीर, कुल-कूल, बदन-बदन, सत-शत । 
(ग) वाक्य प्रयोग द्वारा किन्हीं पाँच के लिग-निर्णय कीजिए-_ 
बुलबुल, मोती, पक्षी, हार, कमीज, टेबुल । 
४, निम्नलिखित अवतरण का संक्षेपण एक-तिहाई शब्दों में कीजए - 
मनुष्य सुख की खोज आदिकाल से कर रहा है । इसी की प्राप्ति उसके जीवन 
“का मुख्य उद्देश्य रहा है। दुख से वह इतना घबड़ाता है कि इस जीवन में. ही नहीं । 


CC-O. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


२७२ माध्यमिक व्याकरण एवं रचना: 


राष्ट्रभाषा [अहिन्दी भाषी] विज्ञान एवं वाणिज्य, १९८४ 
१. निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर निबन्ध लिखिए-- 
क) चाँदनी रात, (ख) साइकिल की सवारी, [ग] गृह-उद्योग, 
(घ) रिक्शावाला । 
२. एक-तिहाई शब्दों में संक्षपण कीजिए -- 
किसी राष्ट्र या जाति में संजीवनी शक्ति भरनेवाला साहित्व ही है। इसलिए 
यह सर्वतोभावेन संरक्षणीय है। सब कुछ खोकर भी यदि हम उसे बचाये 
सवे बो” १0१०२० त 
३. किन्हीं दो के उत्तर दीजिए-- 
(क) वाक्य-प्रयोग द्वारा किन्हीं पांच के अथ स्पष्ट की जिए--- 
हाथा पाई होना, मुह में लगाम न होना, पेठ-पीठ एक होना, बाल-बाल 
बचना, मन मारकर बेठना, मुट्ठी गरम करना, मुह की खाना। 
(ख) वाक्य-प्रयोग द्वारा किन्हीं पाँच शब्दों के लिंग-निर्णय कीजिए 
दही, जीरा, इलायची, नशा, पहरा, म्‌ छ, नाच । 
(ग) किन्ही पाँच के विपरीतार्थक शब्द लिखिए 
अन्त, शान्त, आकाश, गरीब, सीधा देव, निरामिप । 
राष्ट्रभाषा [हिन्दी भाषी] विज्ञान एवं वाणिज्य, १६८५ 
१, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर निबन्ध लिखिए-- 
(क) छात्र और राजनीति, (ख) दहेज प्रथा, (ग) विज्ञान के वरदान, 
(घ) बर्षा की एक रात । 
२. भपने गाव या मुहल्ले की समस्याओं का उल्लेख करते हुए किसी दैनिक 
पत्र के संपादक के नाम पत्र लिखिए । 
३. किन्ही दो के उत्तर दीजिए-- 
(क) वाक्य में प्रयोग द्वारा किन्हीं पाँच के अर्थ स्पष्ट कीजिये 
छक्के छ्ड़ाना, कलेजा मुह को आना, जले पर नमक छिड़कता, आसमान 
के तारे तोड़ना, अधेर मचना. लोहा लेना, सिर धुनना, खाक छानता, थाली का 
बेगन होना, आठ-आठ आँसू रोना । 
(ख) वाकय में प्रयोग द्वारा किन्हीं पाँच शब्दों का लिग-निर्णय की जिए-- 
बालू, समीर, पोशाक, नयन, ताबीज, पीतल, तरंग, सलिल, राह, 
लोमडी, चिन्तन, एकांकी । 
(ग) किन्हीं पाँच शब्दों के दो-दो पर्याय लिखिए 
पानी, वायु, पृथ्वी, पर्वत, लहर, भाबाश, फूल, पुस्तक, उजला, सूर्य । 
४, निम्तलिखित अवतरण का संक्षेपण एक-तिहाई शब्दों भें कीजिए । 
किसी राष्ट्र या जाति में संजीवनी शक्ति भरनेवाला साहित्य ही है । इसलिए 
यह सवंतोभावेन संरक्षणीय है। सब कुछ खोकर मी यदि हम इसे बचाये रहेगे, 
तो फिर इसके द्वारा हम सब कुछ पा भी सकते हैं। इसे खोकर यदि बहुत ठु पा 
भी लेंगे, तो भी फिर इसे कभी न पा सकंगे। कारण, है कि यह हमारे पूर्वजों का चिर 
संचित ज्ञान-वंभव ही साहित्य है। अन्यान्य लौकिक वैभव नश्वर हैं। यह अविनाशी है। 
CC-O. हप्तल्लिए इसका को (प्रन्‍द्च।मछह 5 7 हेर (वि/अिआर, रहबता14118 eGangotri Gyaan Kosha 


